कृष्णदास संस्कृत सीरीज 
०२ 


सचित्र- 


मानसागरी 


are हिन्दी MERA समकङकृता 


सम्पादकोऽनुवाद कश्च 


डा०रामचन्द्रपाण्डेयः 
रीडर, उ्योतिषविभाग 
प्राय्यविद्या घर्मेविज्ञान संकाय 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी 


कृष्णदास अकादमी, वाराणसी-२२ १००१. 


` १९८२ 


प्रकाशक : कृष्णदास अकादमी, वाराणसी 

मुद्रक : चोखम्बा प्रेस, वाराणसी 

संस्करण ! प्रथम, बि० Fo २०४० 

मुल्य Ko VAG p 500 | 
है 4127 00 


© इष्णदासअकादमी 
Glo बा० ११८ 
चौक, ( चित्रा सिनेमा बिल्डिंग ), वाराणसी-२२१००१ 
( भारत ) 


अपर च प्रातिस्थातम्‌ 


चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस 
के० १३७/९९, गोपाळ मन्दिर छेन 
पो० बा० ८, बाराणखी-२२१००१ ( भारत ) 
फोन : ६३१३५ 


KRISHNADAS SANSKRIT SERIES 
43 


Sachitra- 


MANASAGARI 


[ AN ASTROLOGICAL TEXT 
WITH 
MANORAMA HINDI COMMENTARY ] 
Edited and Translated 
by 
Dr. Ramchandra Pandey 
Reader in Jyotish 
Faculty of Oriental Learning and Theology 
Banaras Hiodu University 
VARANASI 


KRISHNADAS ACADEMY 


VARANASI-221001 
1983 


© KRISHNADAS ACADEMY 
©riental Publishers & Distributors 
Post Box No. 118 
Chowk, ( Chitra Cinema Building ), Varanasi-221001 
( INDIA) 


First Edition 


Price Rs. 4B-00 
Re £0 ” 00 


Also can be had from 
Chowkhamba Sanskrit Series Office 
K. 37/99, Gopal Mandir Lane 
POST BOX 8 
Varanasi-221001 ( India ) 

Phone : 63145 


भमिका 


आकाशीय ज्योतिहिपण्डों का विवेचन भारतीय ज्यौतिषशास्त्र में विविध प्रकार 
से किया गया है। ग्रहों का स्वरूप, कक्षा, परिभ्रमणकाल, उदय-अस्त आदि विषयों 
का गणितदास्त्रीय विश्लेषण आज मो अपना विशिष्ट स्थान रखता है । विना 
किसी यन्त्र या उपकरण के अभीष्ट समय मे समस्त ग्रहों को स्थिति ज्ञात करने 
की क्षमता केवल भारतीय ज्योतिष शास्त्र में है। यद्यपि ग्रहों के सम्बन्ध में भौतिक 


एवं सैद्धान्तिक शान हेतु आघु!'नक विज्ञान मी सतत प्रयत्नशील है; परन्तु इनका 
समस्त प्रयास यन्त्राधीन होन के कारण सर्वजन सुलभ नहीं है । भारतीय ज्योतिष- 


शास्त्र की दूसरी तथा महस्वपुण विशेषता है इन आकाशोय पिण्डो का पृथ्वी अथवा 
पृथ्वी वासियों पर पड़ने वाले प्रभाव का तलस्पर्शी विवेचन । भारतीय ज्योतिष 
शास्त्र की यही विशेषता इसकी लोकप्रियता का हेतु है एव इसे जन-मानस से 
जोइती है । करोड़ों मील दूर स्थित ग्रहों का हमसे कितना निकटतम सम्बन्ध है 
तथा हम उनसे कितने अधिक प्रमावित हैं इस गूढ़ ग्रन्थि को सुलझाने का श्रय 
भारतीय ज्योतिष को है । 
अनन्त आकाश में बिखरे हुये तारों के बोच हमारे सौर मण्डल के ब्रह भी 
रात्रि में टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं! उन्हीं में हमारी पृथ्वी मी प्रकाशित ग्रह के 
रूप में अन्य ग्रह पिण्हों से देखी जा सकती है। Ta अन्य ग्रहपिण्डों की रचना हुई 
है लगमग उन्हीं तत्वों से पृथ्वी की रचना हुई है तथा geal मी सूयं की परिक्रमा 
उसी प्रकार करती है जसे अन्य प्रह पिण्ड। इस सौर परिवार की रचना के 
सम्बन्ध में भगवान मास्क, ने सूर्य सिद्धान्त में लिखा है — 
अग्निसोमो भानुचन्द्री ततस्त्वङ्गारकादयः | 
तेजो मुखाम्बुरातेम्यः क्रमशः पञ्च जज्ञिरे ॥ सू. सि. १२।२४ । 
अभिप्राय यह कि सूर्य पूणं रूप से तेजस है क्योंकि इसकी उत्पत्ति अग्मि 
तत्त्व से हुई है। आधुनिक अनुसन्धानों से मो ज्ञात होता है कि सूर्य हीलियम 
नामक दाहक गेत का समूह है! सूयं मण्डल के चारों तरफ लाखों मील लम्बी- 


लम्बी ज्वालायें निकलती रहती है तथा विम्ब के मध्य में मो ज्वालाओं का तूफान 
उठता रहा है । 


चन्द्रमा सोमात्मक है । सोम शब्द का प्रयोग वैदिक" साहित्य में कई अर्था 
में किया गया है। सोम एक प्रकार का रस भी होता है । यहां रसात्मक सोम 
ही अभीष्ट है। चन्द्रमा ही रसोत्पादक है । वनस्पतियों का विकास, पुर्यो का 


विकसित होना आदि प्राकृतिक प्रमाय चन्द्रमा का mamas होना सिड 
करता है। 


१. Y. {०।८५।३,६।८७।६ 


( ६) 


भौमादि पाँच तारा ग्रहों की उत्पत्ति भी कम से अग्नि, भू, आकाश, अल 


और बायु तत्वों से हुई हैं । an cone ck तों का मिश्रण है । 
सभी तत्वों के सम्मिश्रण से हो भौतिक पिण्डों की रचना हुई है परम्तु मौम में 
अग्नि तस्व को प्रधानता या आधिक्य होने से उसे अग्नि तस्व से उत्पन्न कहा 


war है! इसी प्रकार बुध में पृथ्वी तत्त्व की, गुरु में आकाश तत्त्व की, शुक्र में 
जल तत्त्व तथा शनि में बाबु तत्व की प्रधानता है । 


इनके अतिरिक्त दो ग्रह राहु और केतु नाम से विख्यात है जितका मोतिक 
मस्तित्व आकाश में नहीं है। ये दोनों ही आकाश मण्डल में > निश्चित स्थानों 
के सूचक है । चन्द्र विमण्डल ( कक्षा ) और सूर्य कक्षा ( क्रान्ति , आधुनिक 
मतानुसार मृञ्रमण मार्गे ) के दोनों सम्पातों को राहु और केतु कहा जाता है । 
यही कारण है कि राहु से केतु की दूरी निरन्तर ६ राशि (३०)८६०१८०* अंश) 
तुल्य होती है । इन्हें तमो ग्रह भी कहा जाता है। आकाश में पिण्ड के रूप में न 
होने से वराह मिहिर प्रमृति कुछ आधार्यों ने इन दोनों ग्रहों को ग्रह कोटि में 
स्वीकार नहीं किया है | 

इस प्रकार नवग्रहों को चार कोटि में विभक्त कर आचायोँ ने यह व्यक्त कर 
दिया कि qa और चन्द्रमा का पृथक्‌-पृथक्‌ qua और अस्तित्व है। पाँच 
तारा ग्रह ( भौम, बुध. गुरु, शुक्र, शनि ) एक कोटि में गिने गये हैं इनका भौतिक 
और आकाशीय लक्षणों के आधार पर पृथक्‌ वर्गीकरण क्या है। राहु और केतु 
दोनों पात ग्रह हैं । ग्रहण काल में इनका विशेष महत्त्व होता है । सूर्य या चन्द्र 
ग्रहण इन्हीं राहु और केतु नामक पात स्थानों में ही होता है। ग्रह गणित की 
दृष्टि से इन पातस्थानों का अपना महत्त्व है अतः इन पात स्थानों की भी गणना 
ग्रहों की ही तरह की जाती है । तथा इन पात स्थानों से ग्रहों पर पड़ने वाले 
Taal का चो अध्ययन कर भारतीय मनीषियों ने इन्हें भी ग्रह का स्थान दिया है। 


आधुनिक मतानुसार सूर्य को तारा, चन्द्रमा को उपग्रह, मंगल, पृथ्वी, बुध, 
डुरु, शुक्र, शनि, ¿da ( यूरेनस ), नेपच्यून और प्लूटो को ग्रह, राहु और केतु 
को पात ग्रह माना जाता है । 

पुराणों ने भी सूयं का अस्तित्व ग्रहों से भिन्न माना है। पुराणों के अनुसार 
सभी प्रह सु से ही उत्पन्न हुये हैं।* तथा सूयं की विभिन्न किरणें पृथक्‌-पृथक्‌ 
ग्रहों को प्रकाशित करती है । सूर्य की प्रत्येक राशिका नाम, गुण ओर धमं 
पृथक्‌-पृथक्‌ है । प्रत्येक ग्रह पिण्ड से परावतित होकर जब वे रश्मियाँ पृथ्वी पर 
आती हैं तब उनमे तत्तद्‌ ग्रहों के मी गुण धर्म मिश्रित हो जाते हैं। कमं 
gua? के आधार पर सूर्य रश्मियाँ तथा उनसे पोषित ग्रहो के नाम इस प्रकार हैं । 


१. नक्षत्र प्रह सोमानां प्रतिष्ठा यानि रेव च । 
TEEN ग्रहा सर्वे विज्ञेया सुर्यं सम्भवा ॥ मत्स्य पु. १२७.२९ 


२. क्‌. पु. १,४१.३-७ 


सूर्ये रदिम प्रकाशित ग्रह 
१. 7 चन्द्रमा 
२. हरिकेन नसन 
३. विश्वकर्मा zu 
४. विश्वव्यचा शुक्र 
५. dagg भौम 
६. अर्वावसु बृहस्पति 
७, सुराट शनि 


मानब शरीर मी पाञ्चभौतिक हो है। रचना में भेद है । अस्थि-मांस-रक्त- 
स्नायु-चमं प्रभृति शारीरिक द्रब्यों से निमित शरीर पर सभी ग्रहों का समान रूप 


से प्रभाव नहीं पड़ता है अपितु प्रत्येक ग्रह किसी अवयव विशिष्ट से सम्बन्धित 


होते हैं तथा उन ग्रहों के शुमाशुभ प्रभाव उनसे सम्बन्धित अवयर्वो पर विशेष 
रूप से पहते हैं। यथा-- 


ग्रह प्रभावित अंग 

qu विश, afer एवं केश 

चन्द्रमा कफ, वायु, रुधिर और, वाणी, 
मंगल पित्त, रक्त और मज्जा 
बुध जिधातु, चमं, स्नायु और वाणी 
गुरु कफ, माँस, afer और बुद्धि, 
शुक्र कफ, वायु, शुक्र तथ। केश 
शनि वायु, स्नायु, नख, दाँत, और रोम 


राहु तथा केतु वायु, दाँत ओर ओष्ठ, 
इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि ये दूरस्थ ग्रह हमारे अत्यन्त समीपस्थ है । 


ग्रहों का सम्बन्ध मात्र शारीरिक अवयवों से संक्षेप में दर्शाया गया है इस सम्बन्ध 
में विस्तृत ज्ञान अन्य ग्रन्थों से किया जा सकता है। इन ग्रहों का प्रभाव विभिन्न 


राशियों के संसग से तथा जन्म लग्न के सम्बन्ध से प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक्‌- 
पृथक्‌ रूप से दृष्टिगत होता है इनका समुचित ज्ञान ग्रन्थों के अवलोकन 
तथा जन्म पत्रों के अभ्यास से ही सम्भव है । 

जन्मचक्त--जन्मचक्र या जन्माङ्गचक्र आकाश का मानचित्र होता है। 
अन्म समय में आकाश के किस भाग में कौन सी राशिथो तथा किन-किन 
राशियों से किन ग्रहों का सम्बन्ध था इस मान चित्र से ज्ञात हो जाता है । 
जम्म लग्न आकाशीय राशिचक्र (क्रान्ति वत्त) का वह भाग होता है जो जन्म 
काल में स्थानीय क्षितिज को स्पर्श करता है। क्षितिज पर जो राशि होती है 
उसी को लग्न तथा मध्य आकाश में जो राशि होती है उसे दशम भाव या दशम 
लग्न तथा नीचे आकाश मध्य में जो राशि होती है उसे चतुर्थ भाव तथा अस्त 
क्षितिज पर जो राशि होती है उसे सप्तम भाव कहते हैं। इन्हीं चारों स्थानों 
की केन्द्र संज्ञा होती है! इस चक्र के निर्माण की विधि इसी ग्रस्थ में देखे । 


(=) 


उपयोगिता--इस शास्त्र के माध्यम से मनुष्य अपनी शारीरिक एवं मानसिक 
हास-बद्धि का समयानुसार ज्ञान कर सकता है। इतना ही नहीं मनुष्य जीवन के 
हर क्षेत्र में जातक शास्त्र का सहयोग प्राप्त कर सकता है। बराह मिहिर' ने 
लिखा है कि मनुष्य gaara के शुभाशुभ कर्मों का परिणाम किस प्रकार इस जन्म 
में प्राप्त करेगा इसे ज्योतिष शास्त्र उसी प्रकार प्रकट कर देता है जैसे अन्धकार म 
पड़ी हुई वस्तु को प्रकाश । 
कहने का अभिप्राय यह कि मनुष्य का जन्म अपने पुवंजन्म के कर्मानुसार 
शुमाशुम योगो में होता है। मनुष्य का मविष्य अन्धकार मे होता है। आगे आन 
वाले क्षणों को कोई नहीं जानता । मनुष्य अज्ञात एवं अन्धकार पूण मार्गे म 
भटकता है यदि उसे प्रकाश की एक रेखा मिल जाय तो वह अपना गन्तव्य स्थल 
और गन्तव्य मार्गे ज्ञात कर लेता है तथा सरलता पुर्वक पहुंचने का प्रयास करता 
हैं । यह प्रकाश ज्योतिषशास्त्र के होरा माग से प्राप्त होता है। भास्कराचार्य 
“न कहा है-- 
“ज्यौति:शास्त्रफलं पुराणगणकरादेश इत्युच्यते’ * 
प्राचोन देवज्ञों ने ज्योतिषशास्त्र के फल को आदेश कहा है। अर्थात्‌ उन्हे 
इसकी प्रामाणिकता पर रञ्चमात्र मी सन्देह नहीं था । 
मानसागरी--ज्योतिष शास्त्र के होरा स्कन्ध का एक संग्रह ग्रन्थ है । 
मानसागरी ग्रन्थ अपनी विशेषताओं के कारण अब तक पर्याप्त लोकप्रिय एवं 
प्रसिद्ध हो चुका है। जन्म-पत्र निर्माण विधि, लेखन विधि, एवं फलादेश विधि से 
सम्पन्न यह ग्रन्थ ज्योतिषानुरागी व्यक्तियों के लिए कल्पद्रुम सदृश हैं। ग्रन्थ कर्त्ता ने 
इस ग्रन्थ में विभिन्न मानक ग्रन्थों से आवश्यक विषयों का संकलन कर संग्रहीत 
किया है । यद्यपि विषयों का संकलन कई ग्रन्थों से किया गया है फिर भी 
बृहत्पाराशर होराशास्त्र का इसपर सर्वाधिक प्रमाव है। बहुत से स्थलों पर तो 
बृहत्पाराशरहोरा ग्रन्थ के इलोक ही यथावत उद्धृत Fi इसके अतिरिक्त 
बुहज्जातक, नीलकण्ठी, ग्रहुलाधुव प्रमृति ग्रन्थों के मी श्लोक मिलते हैं । 
इस ग्रन्थ के प्रायः सभी संस्करणों में अत्यधिक अशुद्धियाँ हँ । इस संस्करण में 
आशुद्धियों को निकालने का पूणं प्रयास किया गया है। साथ ही इस बात पर भी 
ध्यान दिया गया है कि ग्रन्थ की मौलिकता नष्ट न हो । कहीं कही पर असंगत पाठ 
होने पर मैंने भी श्लोक बदल कर सम्बन्धित ग्रन्थ बूहत्पाराशर होरा या बृहज्जातक 
का इलोक रख दिया है । अधिकांश अशुद्धियां लेखन और मुद्रणकाल में प्रमाद से 
ही उत्पन्न प्रतीत होती हैं। अस्तु प्रस्तुत संस्करण यथासम्भव संशोधनो द्वारा नये 
परिवेश में प्रस्तुत किया आ रहा है । 


१. यदुपचितमन्यजन्मनि शुमाश्शुमं तस्य कर्मणः पक्तिम्‌ । 
व्यञ्जर्यात शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रब्याणि दीप इव ।। 
( लघुआतक श्लो. ३ ) 
२. सिद्धान्तशिरोभणि मोलाध्यायः ६ 


( १ ) 


रखताकाल -:स प्रस्थ के सम्बन्ध में यथपि कोई समुचित संकेत नहीं 
मिलता हे जिसके आधार पर ग्रन्थ रचना काल और ग्रन्थकर्ता के सम्बन्ध में कोई 
पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत किया जा सके । ग्रहलाघव, नीलकण्ठी, सारावली आदि ग्रन्थों 
का मानसामरी में उद्धरण प्राप्त होने से इतना तो सुनिश्चित है कि इसका संग्रह 
इन ग्रन्थों के बाद ही हुआ है । 

संवत्सर ज्ञान के प्रसङ्ग में ग्रन्थकर्ता ने लिखा है-- 


झाक रामाक्षि संयोज्य षष्टि मागेन हारयेत्‌ । 
शेषं संवत्सरं Ft लब्धं तत्‌ परिवत्तकम्‌ ॥। 
इस पद्य की उपपत्ति) में प. श्री अनूप मिश्र ने दिखलाया है कि शक १७६५ 
को आधार मान कर उक्त प्रक्रिया संवत्सर ज्ञान हेतु सिद्ध होती है । अतः ग्रन्थ 
रखना काल में शकाब्द १७६५ ही रहा होगा यह अनुमान किया जा सकता है । 
ग्रन्थारम्भ में लेखक ने कई धर्मों के अनुरूप मंगलाचरण प्रस्तुत किया है । 


सर्वप्रथम जेन धर्म सम्मत तथा अन्त में एक मङ्गलाचरण यवन धरम के अनुरूप 


an mare ru | 


पैगम्बर रहमान की प्रशस्ति में किया गया है-- 
- u: ५श्चिमाभिमुखसंस्थित विद्यमानो; 
ह्यव्पक्तमृत्ति परिवर्तित विश्वमोगः । 
दुरलक्षयविक्रमततिः कृतकर्म लक्ष्या, 
राजश्रियं दिक्षतु वो रहमाण एषः ॥ 
| इस मङ्गला चरण के आधार पर यह अनुमान किया जाता है कि ग्रन्थकर्ता 
कसी यवनशासक का दरबारी पण्डित रहा होगा । १७६५ शकाब्द के आसन्न 
भारत में यावर्नो का ही शासन काल था | 
सन्‌ १८३७ से १८५७ तक द्वितीय बहादुर शाह के शासन कालका प्रमाण 
मिलता है । अतः इस ग्रन्थ की रचना बहादुर शाह के शासन काल में सन्‌ १८४२३ 
( शकाब्द १७६५ ) में हुई होगी । => 
१. पं. श्री अनुपमिश्र कृता उपपत्ति :— 
२२ इ.श. + ४२६१ 
१८७% 
अत्र हितीयश्षण्डस्य व्यक्तीक रणप्रयास्न इष्टशकस्थाने १७६५ ग्रहणात्‌, 
ट्ठ. खं. = २२% १७६१+ ४२९१ ४२१२१ _ ४३१२१४४ 
* १८७१५ १८७५ १८७५ 
४३१२५ ४ _-3_ ४ 
१८७५ २१८७५ १८७५ 


इह ऋण।|श्मकखण्डमतीवाल्‍्पल्वास्यक्तं तडा हितीय खण्हं»२३ Ä 
अतः उत्थापनात्‌ os क्ष + २३ फलमिदं सेक तदा बतेमान॑ | 
-स्पादिस्यनेन -पशचनिर्वाही आयते । इत्यं प्रस्यविरथनकालः १७६५ am 
शकाब्दः । | 


प्रथमप्रकारेणागत गतवत्सरस्वरूपमू-ह T+ 


( to) 


ग्रन्थकर्ता--सम्पूर्ण ग्रन्थ में ग्रन्यकर्ताने अपना परिचय कहीँ भी नहीं 
दिया है । ग्रन्थ के अन्त में लिखा है-- 


आसीद्‌ गुजेरमण्डले द्विजवरः शाण्डिस्यगोत्रोद्भवः- 
श्रीमद्याजिकवदमण्डनमणिज्योतिविदामग्रणीः । 

श्रौतस्मार्तरतो जनादन इति ख्यातः स्वकी यैर्गुणे- 
स्तस्सूनुहेँ रजी दशां स्फुटतरां चक्रे परां योगिनीम्‌ ॥ 


इस पद्य में ( गुजरात ) देश वास्तव्य शाण्डिल्य गोत्रोत्पन्न जनादन पुत्र हरजी 
का नाम आया है परन्तु इसमें यह भी लिखा है-हर जी ने योगिनी दक्षा को 
स्पष्ट रूप से यहाँ संग्रहीत किया । अतः हरजी ने सम्पूर्ण मानसागरी की रचना 
की हो यह सम्भव नहीं है । परन्तु हरजी के पिता जनादन दैवज्ञ ने इसकी रचना 
की हो यह माना जा सकता है । 


कुछ विद्वानों का मत है कि 'मानसागरी' नाम ग्रन्थ कर्ता ने अपने नाम पर 
किया होगा । इसके आधार पर ग्रन्थकर्ता का नाम 'मानसागर”' हो सकता है । 
साथ-साथ यह भी कल्पना की जाती है कि मानसिह के आश्रित रह कर किसी 
दैवज्ञ ने राजा की प्रशस्ति अथवा स्मृति में 'मानसागरी' नाम से संग्रह ग्रन्थ की 
रचना की । इस प्रकार साक्ष्य के अभाव में केवल कल्पना के आधार पर ग्रन्थ 
कर्ता का नाम 'मानसागर” ही माना जाता है। 


प्रतिपाद्यविषय--इस ग्रन्थ के माध्यम से लेखक ने जन्मपत्र विषयक व्याव- 
हारिक ज्ञान से जनसाधारण को परिचित कराने का प्रयास किया है । प्रारम्भ में 
जन्मपत्र-निर्माण एवं लेखन विधि दी गई है पश्चात्‌ जन्मपत्र के लगमग सभी 
पहलुओं का फल निर्देश किया गया है । इस प्रकार यह ग्रन्थ अपने आप में पूर्ण 
ग्रन्थ है । यद्यपि ज्योतिष अत्यन्त गहन और विस्तृत है कि समस्त विषयों का समावेश 
एक ही लघुकाय ग्रन्थ में सम्भव नहीं है फिर मी व्यवहारोपयोगी विषयों का 
एकत्र सग्रह इस ग्रन्थ में किया गया है । 

जन्मकालिक ग्रहस्थिति के अनुसार नवजातशिशु के शारीरिक एवं मानसिक 
विकास एवं हास को समय से पूर्व जाना जा सकता है तथा विकास में बाधक 
हेतुओं के निराकरण का प्रयास भी किया जा सकता है इसके लिए अरिष्टादि बहुत 
सी fafeat दी गई है। कहा मो है-सव प्रथम जातक के आयु का ज्ञान करना 
चाहिये । यदि आयु ( जीवन ) ही नहीं रहेगी तो राअयोगादि gal का उपभोग 
कौन करेगा ?१ 

अरिष्टान हेतु जन्मचक्र में स्थित ग्रहों का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन करना 
धाहिये। यदि शरीर में कष्ट के योग हैं तो कष्ट किस प्रकार का होगा इसका 
भी अन्वेषण करना चाहिये । यथा--किसी शिशु का जन्म मेष लग्न में हुआ । 

IT मंगल es भाव में, चन्द्रमा अष्टम भाव में तथा चतुर्थ भाव में शनि स्थित 


१. पश्वस्वरा ६,७ 


( ११ ) 


हो तो ऐसी स्थिति में नवजात शिशु को परिचर्या बहुत सावधानी से करनी होगी 


अन्यथा शिशु ज्वर-अतिसार और वमन से पीड़ित होकर पोलियो जसी गम्भीर 
बीमारियों का शिकार हो सकता हैं । 


इसी प्रकार अन्य योगों में भी इस प्रकार की बीमारियों का भय उत्पन्न हो 


सकता है। यथा--शुक्र से शनि युत हो गुरु से रवि युत हो तथा इनको शुभग्रह 
देखते हों तो पर से लंगडा हो सकता है ।* 


यदि लग्नेश पापाक्रान्त हो सूयं से सप्तस्थ चन्द्रमा राहु अथवा कतु से युक्त हो 


तो शारीरिक दृष्टि से ठीक होते हुये भी जातक का मानसिक विकास अवरुद्ध 
हो सकता है 


इस प्रकार हम विभिन्न ग्रहस्थितियों के कारण जातक को शारीरिक 
अवस्थाओं को जानकर उनके निराकरण का यथासम्भव प्रयास शास्त्रीय विधि से 
तथा आधुनिक चिकित्साःविश्ञान के सहयोग से कर सकते हैं । 


इतना ही नहीं जातक को शिक्षा, ब्यवसाय एवं यात्रा आदि के सम्बन्ध में भी 
जन्मपत्र का सहयोग मिलता है। हम किसी मी विवादास्पद स्थिति में अपनी 
जन्मपत्री के सहयोग से भी निर्णय ले सकते हैं । 


इन विषयों के ज्ञान हेतु कई प्रकार के योगों का वर्णन इस ग्रन्थ में सम्रटीत है । 
योगों के अतिरिक्त शुमाशुभ समय के ज्ञान हेतु सभी ग्रहों की दशाओं एवं अन्तर 


आदि सूक्ष्म दशाओं का भी विस्तृत विवेचन किया गया है। इनके आधार पर 
समयानुसार कार्ये करने का निर्णय लिया जा सकता है । 


दीघ कालिक यात्रा, युद्ध, अथवा दीघक़ालिक बीमारियों के ज्ञान हेतु नक्षत्र 
पुरुष, सूयं कालानल आदि विविध प्रकार के चक्रों का निर्माण किया गया है। 
इनके उपयोग से यात्रा के लिए उपयुक्त समय, युद्ध के लिए उपयुक्त काल एवं 
दिशा का निर्णय, अस्वस्थ व्यक्ति के लिए चिकित्सा सम्बन्धी निर्णय लिया जा 
सकता है । इन समी चक्रों का वर्णन इस ग्रन्थ में सचित्र एवं सोदाहरण किया 


गया है । इन चक्रों में से अइवचक्र, गजचक्र तथा कालद्रंष्ट्रा चक्रों के सम्बन्ध में 
परम्परागत पद्धति के अतिरिक्त पुनविचार को आवश्यकता प्रतीत होती है । 


मातङ्जनायक (गज) चक्र के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में लिखा हे (द्र. ४.५६३-६६) 

कि मुख, शुण्डाग्र, नेत्र आदि अंगों में २-२ नक्षत्र तथा पृष्ठ और उदर में ४-४ 
नक्षत्रों का स्थापन करना चाहिये । इस क्रम मे दो-दो नक्षत्रों को स्थापना करने 
के बाद अन्तिम आठ नक्षत्रों का स्थापना गज के पृष्ठ और पेट पर होता है। 
परन्तु मेरी दृष्टि में अङ्गोंके कमसे दो दो नक्षत्रों की स्थापना करते हुये पृष्ठ 
पर चार नक्षत्र पुनः पुच्छादि अंगों में दो-दो नक्षत्र स्थापित कर उदर में ४ नक्षत्र 


१. कविना सहितो मन्दो गुरुणा सहितः रबि। । 
शुमम्रहाः न पद्यन्ति पादखड्यो AAT: | मा. AT. ४।१२४ 


( १२ ) 


तथा अग्रपाद में दो-दो नक्षत्र स्थापित कर गज चक्र का निर्माण करना चाहिये 
स्पष्टार्थं मातङ्ग नायक चक देखें - 


आएले-म- 


इसी प्रकार अश्च चक्र" में भी अद्भों के ऋमानुमार नक्षत्रों का क्रम से स्थ।पन 
अञ्च चक्र 


१, मानसामरी ४ ५७१-७२ 


( १३ ) 


करते हुए मुख, नेत्र, कणे में दो-दो नक्षत्र, पृष्ठ पर ५ नक्षत्र, पुच्छ, पिछले पैरों 
पर २-२ नक्षत्र, उदर पर ५ नक्षत्र तथा अगले पैरों पर दो-दो नक्षत्रों का स्थापन 
कर अश्चचक्र का निर्माण करमा चाहिए । (ह. अइवचक्र ) 
कालपुरष एवं नक्षत्रपुरुष" का निर्माण भी इसी क्रम से हुआ है! ग्रहों के 
पुर्वाकार चक्र में भी orgie क्रम का ध्यान रखा गया है। कुछ ही अन्तरों के 


साथ लगभग सभी ग्रहों के पुरुष चक्रों का निर्माण किया मया है । अतः MART 
और अश्वचक्र में भी उसी परम्परा का अनुभमन उपयुक्त होगा ! 


कालदष्ट्रा चक्र, के निर्माण में भी मैंने कुछ आवश्यक संशोधन किया है | 
प्राचीन पुस्तकों में काल दंष्ट्रा चक्र के निर्माण में पूर्ण सपं का चित्र बनाकर उसके 
अङ्भों में नक्षत्रों का न्यास किया गया है। परन्तु सपं के सम्पूर्ण शरीर में नक्षत्रों 
का भ्यास करने से श्लोकोक्त विधि घटित नहीं होती है। सपं का दाँत सप के पीठ 
पर कल्पना कर दंष्ट्रा स्थित नक्षत्रों का न्यास किया गया है जो ater अनुपयुक्त 
है। बहुत प्रयत्नों के बाद मैंने ग्रन्बोक रीति से उचित स्थानों में नक्षत्र स्थापन 
करने में सफलता प्राप्त कर ली। कालदष्ट्रा चक्र केवल सर्प का फण है। केवल 
फण में निर्दिष्ट विधि के अनुसार नक्षत्रों का न्यास करने से सपं के दाँतों एवं मुख 
में स्थित नक्षत्र स्वयमेव इन स्थानों में आ जाते हैं। तथा जिन नक्षत्रों का 
परित्याग करना होता है बे स्वतः नाडी से बाहर स्थित हो जाते हैं ।९ 

सर्पाकार जिनाडी चक्र ( अ. ४ इलो. ६०३२ ) में भी मैंने परम्परागत चक्र को 
छोडकर नये ढङ्ज au का निर्माण किया है । सपं के शरीर में मुख से पुच्छ तक 
तीन नाडी बनाकर अद्रा से आरम्भ कर मृगशिरा पर्यन्त २७ नक्षत्रों को क्रम से 


प्रत्येक Ni में स्थापित करने से “मध्ये मूलं प्रतिष्ठितम्‌” स्वयमेब faz हो 
जाता है । 


इस प्रकार कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन कर मूल ग्रन्थ के वास्तविक अभिप्राय को 
प्रकट करने का प्रयास किया गया है । चन्द्र साधन एवं अन्तदशा साधन में कुछ 
आधुनिकता लाने का भी प्रयास किया मया है जो अत्यन्त सुगम है । 

प्रस्तुत संस्करण--मानसागरी के इस संस्करण के सम्पादन में मानसागरी के 
उपलब्ध संस्करणों का सहयोग लिया गया है। तथा विषयवस्तु को शुद्ध और 
सरल By प्रस्तुत करने के लिए बृहत्पाराशरहोरा, बृहज्जातक, ग्रहलाधव, FRA 
चिम्ता मणि, नरपतिजयचर्या एवं मुकुन्दविजय प्रमृति ग्रन्थों का भी सहयोग लिया 


१. बृहत्संहिता १०४.१-५ 

२. म'नसागरी ४५६८-६०२ 
३. (am पू. ३४५) 1 

४, (ब्र. पृ. ३४६ ) । 


( १४ ) 


बया है। मूल ग्रन्थ की रचना में मी इन ग्रन्थों का उपयोग किया गया है इसका 
आभास बहुत से स्थलों पर सरलता पूर्वक हो जाता है। अतएव इन्हीं ग्रन्थों के 
सहयोग से यथासम्मव शुद्ध पाठ प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है । 

आधुनिक सम्पादन प्रक्रिया के अनुसार इलोक संख्या के क्रम को बीच-बीच 
में न तोड़ कर प्रत्येक अध्याय में क्रमानुसार संख्या कर दी गई है। इस प्रक्रिया 
से इलोको के अन्वेषण में, उद्धरण देने में अथवा उद्धत संख्या के आधार पर इलोकों 
को ढुढने में अत्यन्त सरलता हो जाती है । 

ग्रन्थ को सरल बनाने की दृष्टि से स्थान-स्थान पर तालिका एवं उदाहरण 
दिये गये हैं। गढ़ ग्रन्थियों को सुलझाने के लिए टिप्पणियाँ दी गई हैं। जिनके 
सहयोग से पाठक गण को कहीं भी अवरोध नहीं प्रतीत होगा । 

इस ग्रन्थ में कुल पाँच अध्याय है । प्रथम अध्याय में ३३६ हलोक, द्वितीय 
अध्याय में २७५ इलोक, तृतीय अध्याय में ४६३ इलोक, चतुर्थ अध्याय में ७२४ 
इलोक तथा पञ्चम अध्याय में ४४७ इलोक Fi समस्त इलोकों की संख्या 
२२४५ है । 

ग्रन्थ के अन्त में एक aq परिशिष्ट है। जिसमें जन्मपत्र निर्माण सम्बन्धी 
प्रारम्भिक एवं आवश्यक विषयों का दिग्दशन कराया गया है । 

इन संवद्धतो के साथ मानसागरी नये कलेवर एवं नवीन सीली में पाठकों के 
समक्ष उपस्थित हो रही है । आशा है पाठक गण इससे लाभान्वित होगें । 

ग्रन्थ सम्पादन का श्रेय चौखम्ब। परिवार के वरिष्ठ सदस्य श्री विठ्ठलदास 
गुप्त जी को है जिनकी प्रेरणा से मैंने इस ग्रन्थ के सम्पादन एवं हिन्दी भावानुवाद 
का कार्य अपने हाथ में लिया । श्री गुप्ता जी के सतत प्रयत्न एवं निष्ठा के कारण 
इस ग्रन्य का प्रकाशन अति शीघ्र सम्मव हो सका। मेरे अनन्य मित्र sre 
सुधाकर मालवीय जी विशेष धन्यवादाहे है, इनके सतत प्रोत्साहन से ही अत्यन्त 
ब्यस्तता के क्षणों में भो मैं इस कार्य को पूर्ण कर पाया । 

मेरे प्रयासों की सफलता विद्वज्जनों की सन्तुष्टि पर निर्मर करती है । कहा 
भी है “आपरितोषाद विदुषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । १ 


गमादशह रा रामचन्द्रपाण्डय 
२०८४० वाराणसी 


१. अभमिश्ञानशाकुस्तलम (५. २. २.) 


बिषय पृष्ठ संख्या 
प्रथम अध्याय १-८० 
मंगल इलोक १ 
जन्मपत्र लेक्षन विधि ६ 
संबत्‌-शक ज्ञान ७ 
युगसाधन, कलियुग फल ७ 
सवत्सर्रो के नाम ८ 
संवत्सर साधनविधि € 
सवत्सरों के फल {० 
पञ्चसंवत्सरात्मक युगानयन २१ 
युगों का फल २२ 
अयन, अयन फल २४ 
मोल, गोल फल २४ 
ऋतु एवं ऋतु फल २५ 
मास फल २६ 
अधिमास फल २० 
पक्षफल २८ 
तिथि फल २६ 
तिथियों की नन्दादि de ३१ 
नम्दादि तिथियों का फल ३२ 
वारफल ३३ 
दिवस फल ३४ 
रात्रि फल 3% 
नक्षत्र फल AY 
याग फल ३६ 
करण साधन vr 
करण फल ४६ 
गण साधन ४ 
गणों का फल ve 
योनि शात ve 
योनि फल ५७ 
वार से आयु ज्ञात ५२ 
जम्म लग्न का फल ५३ 


विषय पृष्ठ संख्या 
नवाश फल ५६ 
लग्न चन्द्र का प्रयोजन ५७ 
चन्द्र राशि फल ५८ 
अन्द्रकुण्डली स्थित- 
ग्रहों के फल ६१-७२ 
सूयं फल ६१ 
भौम फल 4? 
बुध फल ६५ 
गुरु फल ६६ 
शुक्र फल ६८ 
शनि फल ७० 
राहु फल vt 
राशिर्यो के चरणानुसार फल ७२ 
लग्न से आयु ज्ञान ८० 
द्वितीय अध्याय ८१-१४६ 
ग्रहस्फूटीक रण का प्रयोजन Ge 
गतकलि साधन ८१ 
पलभा तथा चरखण्ड साधन Gt 
qa कोटि साधन ८२ 
अयनाँश साधन GR 


चरपल-दिनमान-मिश्रमान साधन ८रे 
प्रकारान्तर से दिनमान साधन ८५ 


इष्टकालिक ग्रहसाषन ८६ 
स्पव्टचन्द्र साधन ce 
श्रीपतिकृत मंगलाचरण ९१ 


फलादेश हेतु आवश्यक निर्देश €? 
TET द्वारा स्बदेशोदय साधन ९२ 


लग्न साधन &3 
नतकाल साधन €: 
दशमलग्न साधन ee 
दशमलस्त साथन मे विशेष १०० 


ससन्धि द्वादस भाव साथन १०० 


( १६ ) 


विषय पृष्ठ संख्या 
विशोपक बल साधन १०२ 
दादश भाव विचार १०३ 
दादश भाव गत- 
ग्रहों के फल १०५-१२८ 
रविफल १०५ 
चन्द्रफल १०८ 
भौमफल १११ 
बुषफल ११५ 
गुरुफल ११७ 
शुक्रफल ११६ 
शनिफल १२१ 
राहुफल १२३ 
केतुफल १२५ 
दो wel का युति फल १२८ 
तीन ग्रहों का युति फल १३१ 
चार ग्रहों का बुति फल १३७ 
पाँच ग्रहों का युति फल १४३ 
धः ग्रहों का युति फल १६६ 
सात ग्रहों का बुति फल ११४८ 
केन्द्रायु साधन १४८ 
तृतीय अध्याय १५०-२३७ 
मगलाचरण १५० 
दादक्षमावगत May फल १५० 
हादशभावगत हितीयेश फल १५२ 
ढ्ादशभावगत ततीयेश फल १५४ 
दवादशमावगत चतुर्थेशफल १५६ 
'हादशमावगत पड्चमेदा फल १५८ 
टादशभावयत वष्ठेश फल १६० 
ढादशभाक्गत CAÑA फल १६२ 
दादक्षमावगत अध्टमेश फल २१६४ 
हाददभावगत नवमेक्ष फल १६६ 
दादशभावनत दशमेश फल १६८ 
CARITA एकादेश क्ल १७० 
दादश भाववत हादशेश कश २१७२ 


eee > 


विषय पष्ठ सख्या 

नीचस्थ ग्रह फल ADA 
उच्चराशिषत ग्रहों का फल १७६ 

मूलत्रिकोण गत प्रहों का फल १७७ 

स्वक्षत्री ग्रहों का फल १७८ 

मित्रराशिगत wet का फल tes 

शत्रराशिगत ग्रहों का फल १७६ 
टादशसावगत लग्न का फल १७६ 
धनभावगत राशियों का फल १८१ 

तृतीय मावगत राक्षियों फा फल १८४ 

खतुथं मावगत राशियों का फल १८६ 

पञ्चम भावगत राशियों का फल १८८ 

बव्ठभावगत राशियों का फल १९० 

सप्तम मावगत राशियों का फल १९२ 

अष्टम भावगत राशियों का फल १९४ 
नवम भावगत राशियों का फल १९६ 

दशम मावगत राशियों का फल tes 

एकादश भावगत राशियों का फल २०० 
द्वादश भावगत राशियों का फल २०२ 

द्वादश राशिगत- 


ग्रहों के फल २०५-२१९ 
सूर्य फ़ल २०५ 
चन्द्र फल २०७ 
मौम फल २०९ 
बुध फल २११ 
गुरु फल २१२ 
शुक्र फल २१५ 
शनि फल २१७ 
ग्रह मैत्री प्रयोजन २१९ 
नैसर्गिक एवं तात्कालिक ग्रहमैत्री २१९ 
una २२१ 
Wert से विचारणीय विषय २२२ 
erat प्रशंसा २२२ 


होरा साधन २२३ 


विषय ` पृष्ठ संख्या 
देष्काण साथन २२४ 
सप्तभांश साधन २२५ 
नवमांश साधन २२६ 
दादशांश साधन २२७ 
त्रिशांश साधन २२८ 
होरा फल २२६ 
द्रेष्काण फल २३१ 
सप्तमांश फल २३२ 
नवमांश फल २३३ 
नवांश चक्र में पक्वम भावस्थ- चक्र में पक्वम भावस्थ- 

ग्रहों का फल २३४ 
द्वादशांश फल २३५ 
त्रिशाश फल २२७ 
चतुथ अध्याय २३८-३५० 
मंगलाचरण २३५ 
पञ्चमहापुरष लक्षण ३३८५ 
रुचक योग का फल २३५ 
मद्र योग का फल २२६ 
ga योग का फल २४० 
मालब्य योग का फल २४१ 
शश योग का फल २४१ 
पश्चमहापुरुष AY योग २४२ 
अनफा-सुनफा दुरुषरा योब २४२ 
सुनफा फल २४२ 
अनफा फल २४२ 
दुरुध रा फल २४४ 
HAYA योग का फल २४६ 
केमद्रुम मङ्गयोग २४७ 
वोक्षि-बेशि-उसयचरी योग २४८ 
वोक्षि योग का फल २४८ 
afer योग का फल २४६ 
उमयचरी योग का फल २४९ 
सिहासन योग २५० 


१७ 


) 

विषय पृष्ठ संख्या 
ध्वज योग २५० 
हंसयोग २५० 
कारिका योग २५० 
एकावली योग २५१ 
चतुः सागर योग २५१ 
अमर योग २५१ 
चाप योग २५२ 
दण्डयोग २५२ 
हंसयोग २५२ 
वापीयोग २५२ 
यप-क्षर-शक्ति-दण्ड योगलक्षण २५२ 
ag योग का फल २५३ 
शर योग का फल २५३ 
शक्ति योग का फल २५३ 
दण्ड योग का फल २५४ 
नौ-कूट-छत्र-चाप अद्धंचन्द्र- 

योग लक्षण २५४ 
नौका योगफल २५४ 
कूट योग का फल २५४ 
छत्रयोग का फल २५५ 
चापयोग का फल २५५ 
AE चन्द्र योग फल २५५ 
चक्र समुद्र योग 22% 
चक्र योग का फल २१५ 
समुद्र योग का फल २५६ 
गोल आदि योगों के लक्षण २५६ 
गोल योग का फल २५६ 
युग-योग का फल २५६ 
शल योग का फल २५७ 
केदार योग २५७ 
पाशयोग २५७ 
दामयोग २१७ 
वोणा योग २१७ 


विषय 


चम्हयोग का फल 
कारक योग 


कारक योग का फल 
Saz योग 

नन्दा योग 

दाता योग 

राजहंस योग 

ag पुच्छ योग 
लालाटिक योग 
लालाटिक योग का फल 
महापातक योग 


वषम से घात योग 
आत्महत्या योग 


aa से मृत्यु योग 
नासाण्छद योग 
RASS योग 

लंगण ( खंज ) योग 
सपंदंध योग 

zug से बात योग 
असिधात योग 
aaa योग 
ब्रह्महत्या योग 
सन्तान हानि योग 
दोलायोग 

केन्द्रस्थ गुरु का फल 
पद विच्छेद योग 
इच्छित मृत्युयोग 
वर्षान्त में मृत्यु योग 
राजयोग 

अआरष्ट योग 


लग्नमाव विचार 
धनभाव विचार 
सहजभाव विचार 


gama विचार 


२६४ 
२६४ 
२६४ 
९६४ 
२६४ 
२६४ 
२६५ 
२६५ 
२६५ 
२८२ 
«ez 


२६७ 
२६५ 


२९६ 


१८ 


विषय पृष्ठ संख्या 
सुत भाव विचार ३०२ 
शत्रुमाव बिचार ३०५ 
सप्तम भाव विचार ३०५ 
आयु एवं अरिध्ट बिचार ३०७ 
भाग्य भाव विचार ३१५ 
एकादश भाव विचार ३२२ 
व्यय भाव विचार ३२२ 
राजयोग ३२४ 
उच्चामिलाषी ग्रह के लक्षण २२४ 
बली ग्रह का लक्षण ३२४ 
सबल माव लक्षण ३२५ 
दृष्टि विचार ३२५ 
अन्ध ग्रह ३२५ 
जन्म पत्र के नाम ३२५ 
जन्म पत्र के नाम का फल ३२६ 
शब्द ज्ञान ३२६ 
नालवेष्टित लक्षण ३२६ 
सिर-वर से जन्म ज्ञान ३२७ 
यमल योग ३२७ 
मूक योग ३२७ 
राजयोग ३२७ 
नवग्रहों के पुरुषा का र चक्र २२८-२३२े 

सूयपुरुष चक्र ३२८ 

चन्द्रपुरुष चक्र ३३० 

मौमपुरुष चक्र ३३० 

बुधपुरुष चक्र ३३१ 

गुरुपुरुष चक्र ३३१ 

मगुपुदष चक्र ३३१ 

मार्गी शनिपुरुष चक्र ३३२ 

वक्री शनिपुरुष चक्र ३३२ 

राहुपुरुष चक्र ३३३ 

केतुपुरुष चक्र ३३३ 
ग्रहों की अवस्था ३३४ 


( १९ ) 


विषय पृष्ठ संख्या विषय पृष्ठ संख्या 
मातङ्ग नायक चक ३३५ अध्टक वर ३६८ 
अश्व चक्र ३३८ रेखा एवं विन्दुफल ३७१ 
झतपद चक्र ३३८ सर्वाष्टकवगं में रेखा फल ३७४ 
शूर्यकालनल चक ३४१ आयुविच।र ३७६ 
जम्द्रकालानल TH ३४३ दीर्षायु पुरुष लक्षण ३७८ 
यमदंष्ट्रा श ३४४ dafer आयु ३३८ 
त्रिनाडी चक्र ३४६ अंशाबु साधन ३७८ 
सबतो भद्र यक ३४७ ग्रह-आयु साधन ३७९ 
पञ्चस्वर चक्र ३४८ लग्नायु साधन ३८० 
स्वर साधम ३८९ Tay अध्याय _३८५१-४६६.. 
अहरहिम साधन ३५१ मंगलाचरण ३८१ 
रहिम संस्कार ३५२ युगानुसार दशा ३८१ 
रदिम फल ३५३ विशोत्तरी दशा वर्ष प्रमाण २८१ 
बलविवेचन ३५६ जन्म समय से दशा ज्ञान ३८२ 
स्थान बल ३५६ HALT! साधन ३८४ 
उच्चबल ३५७ उपदशा साधन ३८५ 
मूलत्रिकोणादि बल ३५८ फलदशा साधन २८५ 
विग्बल ३५९ क्शोस री दशा कालनिर्णय ३८६ 
ANAT बल ३६० नक्षत्रायु साधन ३८६ 
पक्षबल ३६० HAE से दशा साधन ३६ 
दिनरात्रि बल ३६१ अष्टोत्त री दशा साधन ३९८ 
वर्षेश साधन ३६१ नक्षत्र द्वारा दशा पति साधन २९८ 
मासपति साधन ३६२ अष्टो री दशा क्रम एवं प्रमाण ३६६ 
ज्या लण्ड ३६२ अन्तर्देशा साधन ३६६ 
आयन-चेष्टाबल ३६४ दशाकाल निर्ण ४०१ 
भौमादि ग्रहो के चेष्टाबल ३६५ A ४१० 
नेसगिक बल ३६५ नक्षत्रायु साधन ४१० 
दृष्टिबल ३६६ दशाका TATE साधन ४१० 
दृष्टिसाधन ३६६ सन्ध्यादशा साधन ४११ 

पाचकदशा ४१२ 


मावबल ३६७ दशा वाहन ४१४ 


( २० ) 


विषय . पृष्ठ संख्या 
वाहन फल ४१४ 
famad महादशा- 
PACU फल ४१६-४३३ 
सुर्यदशाफल ४१६ 
न्द्र दशाफल ४१५ 
मंगल दशाफल ४२० 
राहुदशाफल ४२१ 
गुरुदशाफल ४२३ 
शनिदशाफल ४२५ 
बुधदक्षा फल ४२७ 
केतु दशाफल ४२९ 
शुक्र दशाफल ४३१ 
अष्टोस री दशा-अन्तदशाफल ४२२ 
सूयं दशाफल ४३३ 
चन्द्र दशा फल ४३५ 
मोम दशाफल ४३७ 
बुघ दशाफल ४३५ 
शनि दशाफल ४४० 
गुरु दशाफल ४४२ 
राहु दक्षाफल ४४४ 
शुक्र दशाफल ४४५ 
सर्वग्रह दशाफल ४४७ 
उपदशा फल १४४८ 
सुर्यान्तर में उपदशा फल ४४८ 
चन्द्रान्तर में उपदशा फल ४४९ 
भौमान्तर में उपदशा फल ४५१ 
राह्वन्तर में उपदशा फल ४५३ 
गुवेन्तर में उपदशाफल ४५४ 


i nn eo ee ae en 


faz 

शन्यम्तर में उपदश। फल 
बुधान्तर में उपदशा फल 
केटबन्तर में उपदशा फल 
शुक्रान्तर मे उपदशा फल 
सन्ध्या दशा फल 

सुयंदशा मे पाचकदशाफल 
चन्द्रदशा A पाचकदश फल 
भोमदशा में पाचकदशा फन 
बुधदशा A पाचकंदशा फल 
FEIT! मे पाचकदशा फल 
शुक्रदशा मं पाचकदशा फल 
शनिदश्चा A पाचकदशा फल 
यागिनो दशा साधन 

दशा वष-अन्त्दशा साधन 
योगिनी महादशा फल 
मङ्गला अन्तर्दशा फल 
पिङ्गला अन्ददशा फल 
धान्या अन्तदंशा फल 
भ्रामरी अन्तदंशा फल 
भद्रिका अन्तर्दशा फल 


उल्का अन्तर्दशा फल 
सिद्धा भन्तदेशा फल 
संकटा अन्तश! फल 
योगिनीदक्षा के स्वामी 
योगिनियों से ग्रहोत्पत्ति 
ग्रहों के बलानुसार फल 
वर्षप्रवेश वारादि साधन 


Sire 


पृष्ठ संख्या 


४५६ 

४१८ 

४६० 

४११ 

४६३ 
४६७ 
VRS 
४६६ 
४७१ 
४७२ 
४७३ 
C94 
४७६ 
699 
vso 
४८२ 
४०८४ 
४५५ 
vay 
४८८ 
४९० 
४९१ 
४९३ 
४९५ 
४९५ 
४९५ 
४९६ 


॥ श्री: ।। 


मानसागरा 


'मनोरमा” हिन्दोव्यारुयोपेता 
Lat FO 
जन्म-पत्र हेतु मङ्गल श्लोक-- 


स्वस्ति श्रीसौख्यधात्री सुतजयजननी तुप्र्पुष्टिप्रदात्री 
माङ्गल्योत्साहकर्त्री गतभवसदसत्कमंगां व्यञ्जयित्री । 
नानासम्पद्वि धात्री घनकुलयशसामापुपाँ वद्ध यित्री । 
दुष्टापद्विघ्नहत्नी गुणगणवर्सर्तालंख्यते जन्मपत्री ॥ १ ॥ 
टोकाकारकृत्‌ HEART 
प्रशस्य पंविन्मणिमेदुराश्चला लसत्तरद्धा सुघियो$धिमानसम्‌ | 
दिगन्तरालोकनदो(तिदीधितिविमासताँ सम्प्रति मानसागरी ॥ 


कल्याण समृद्धि एवं सुख को देनवाली, पुत्र तथा विजय प्राप्त कराने वाली, सन्तोष 
एवं संवर्धन करने वाली, मङ्गल कार्यों म उत्साह बढ़ाने वाली, भूत एवं मविष्य के 
शुमाशुम कर्मा को प्रकट करने वाली, विविध प्रकार की सम्पत्तियों को देनेवाली, 
धन, कुल (परिवार), सम्मान तथा आयु को बड़ाने वाली, दुष्ट जन (शत्र), विपत्ति 


मानसागरी ३ 


श्रीमान्‌ सूर्यं, चन्द्रमा, मङ्गल, बुघ, गुरु, शुक्र शनि राहु तथा केतु, ( नवग्रहों 
का समूह ) एवं गणेश, ब्रह्मा, शिव तथा लक्ष्मीधर विष्णु सभी उसकी सदेव रक्षा 
करें जिसकी यह दोषरहित जन्म-पत्री लिखी जा रही है ॥| ८ ॥ 
कृतं मया नोदकयन्त्रसाधनं न भेक्षणं चापि न शडकुघारणम्‌ | 
परोपदेशात्समयावबोघकं विलिख्यते जन्मफलं नराणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
[ शुद्ध समय ज्ञान हेतु ] मैने घटीयन्त्र का साधन नहीं किया, नक्षत्रों का बेध 
सथा शंकु ( छाया द्वारा समय बोधक यन्त्र ) का भी उपयोग नहीं किया, दूसरों 
द्वारा बताये गये समय के आधार पर जातक का जन्म फल लिख रहा हे ॥ ६ ॥ 
ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठीदिने याऽक्षरमालिका च । 
तां जन्मपत्री प्रकटीं विघत्ते दीपो यथा वस्तु घनान्धकारे ॥ १०॥ 
ष ( छठी, जन्म से छठवें दिए ) के दिन ब्रह्मा ने ललाट रूपी og पर जो 
अक्षरमाला लिख दी, उसी (शुमाणुम कर्म फल ) को जन्म-पत्री प्रकट करती है । 
जैसे घने अन्धक्रार में पडी हुई वस्तु क दीपक प्रत्यक्ष कराता है॥ १०॥ 
यावन्मेरु्घरापीठे यावच्चन्द्र दिवाकरी | 
तावन्नन्दतु बालोऽयं यस्यषा जन्मपत्रिका ॥ ११ ।। 
जब तक पृथ्वीपर मेरु पर्वत है तथा जबतक सूर्य और चन्द्रमा हैं तब तक यह 
बालक आनन्द पूर्वक रहे जिसकी यर? जन्म-पत्रिका है ।। ११॥ 
यस्य नास्ति किल जन्मपत्रिका या शुभाऽशुभफलप्रदर्शिनी । 
aan भवति तस्य जीवितं दीपहीर्नामव मन्दिरं नाश ॥ १२॥ 
शुम/शुम प्रकट करने वाली जन्म-पत्री जिसके पास नरीं है उसका जीवन उसी 
प्रकार अन्धकारमय है जैसे रात्रि मे विना दीपक का गृह ।। १२ ॥। 
वंशो विस्तरतां यातु कोतिर्यात्‌ दिगन्तरम्‌ । 
आयुविपुलतां यात्‌ यस्यंषा जन्मपत्रिका ॥ १३॥ 
जिस व्यक्ति की यह जन्म पत्री है उसके वश का बिस्तार हो, दिगन्तर ( दुर" 
दूर ) तक करीति व्याप्त हो तथा आयु ती वृद्धि हो।। १३ ॥ 
यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधान पुरुषं तथान्ये । 
विश्वोद्गतेः कारणमीश्वरं वा तस्म नमो विघ्नविनाशनाय ॥ १४॥ 
जिसको वेदान्ती लोग ब्रह्म क, ते है अन्य ( सांरू. शस्र ) लोग प्रधान पुरुष 
कहते हैं तथा जिसे संसार की उत्पत्ति का कारण स्वरूप ईश्वर मानते हैं उन 
{ परब्रह्म ) को मैं विघ्नों के विनाश हेतु प्रणाम कन्ता हूँ! १४॥ 
आदित्याद्या ग्रहाः सर्वे सनक्षत्रा: सराशयः | 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्येषा अन्मपात्रका ॥ १५॥ 


Y 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


सूर्य आदि añ नव ग्रह समस्त नक्षत्रों एवं राशियों सहित उसकी सभी काम- 
नाओं की पूति करें जिसकी यह जन्मपत्रिका है ॥ १५॥ 
जननी जन्मसौख्यानां वधिनी कुलसम्पदाम्‌ | 
पदवी पूर्वपुण्यानां लिख्यते जन्मपत्रिका ॥ १६॥। 
जन्म-सम्बन्धी सुखों को उत्पन्न करने वाली, कुल-सम्पदा को बढ़ाने बाली पूर्वे 
पुण्यों की आधार भूत जन्म पत्री को लिख रहा हूँ ।। १६ ॥ 
एकदन्तो महाबुद्धिः सवंज्ञो गणनायकः | 
सर्वसिद्धिकरो देवो गौरीपुत्रो विनायकः 1 १७ ।। 
एक दाँत वाले अत्यन्त बुद्धिमान्‌ aan ( सनो शास्त्रों को जानने वाले) गणा के 
नायक, गौरीपुत्र विनायक सभी प्रकार से शिद्धिरारक हों ॥ १5 ॥ 
ब्रह्मा करोतु दीर्घायुर्विष्णुः कुर्याच्च सम्पदम्‌ | 
हरो रक्षतु गात्राणि यस्यंषा जन्मपत्रिका ।। १८ 1 
जिसकी यह जन्म पत्री है उसे ब्रह्मा दीर्घायु io, विष्ण्‌ सम्पत्ति प्रदान करें तथा 
शिव उसके शरीर की रक्षा करे ।! १5 || 
गणाधिपो ग्रहाश्‍्चंव गोत्रजा मातरो ग्रहा: | 
सर्वे कल्याणमिच्छन्तु यस्यंघा जन्मपत्रिका ।। १६ ॥। 
गणपति, सभी ग्रह. गोत्रज ( अपन कुल म उत्पन्न ) लोग, तथा माता 
( मातृपक्ष के लोग ) समी लोग उसके कल्याण की तमना कर जिसकी यह जन्म- 
पत्रिका है ॥ १६ ॥ 
कल्याणानि दिवार्माणः सुर्लालतां कीतिं कलानां fata- 
लक्ष्मो क्ष्मातनयो बुधश्च बुधतां जीवांश्चरञजीविताम्‌ | 
साम्राज्यं wisn विजयतां राहुबलात्कषंतां 
केतुर्यच्छतु तस्य वाञ्च्छिर्तामयं पत्री यदीयोत्तमा ॥ २० ॥ 
सूर्य कल्याण, चन्द्रमा मनोहर कान्ति, मङ्गल धन सम्पत्ति, बुध विद्वत्ता, गुरु 
दीर्घायुष्य, शुक्र साम्राज्य, शनि विजय, राहु बल का उत्कर्ष, तथा केतु, इच्छित फल 
उसे प्रदान करे जिसकी यह उत्तम जन्म-पत्री है ॥ २० ॥ 
श्रीजन्मपत्री शुभदीपकेन व्यक्तं भवेद्भावि फलं समग्रम्‌ । 
क्षपाप्रदीपेन यथा गृहस्थघटादिजातं प्रकटत्वमेति॥ २१॥ 
श्री जन्मपत्री रूपी शुम दीपक द्वारा समस्त भविष्य, फल उसी प्रकार प्रकट 
होता है जैसे रात्रि में गृह गें स्थित घट आदि वस्तु दीपक के प्रकाश से प्रकट 
( दृश्य ) होती है ॥ २१॥ 


मानसागरी 4 


ये कुर्वन्ति शुभाशुभानि जगतां यच्छन्ति ते सम्पदो 
ये पूजात्रलिरानहोमविधिमिर्निच्नन्ति विघ्नानि च। 
ये संयोगवियोगजीवितकृतः सर्वेश्वरा: खेचरा- 
स्ते तिगर्माशुपुरोगमा ग्रहगणाः शान्ति प्रयच्छन्तु व: ॥ २२ ॥ 
जो संसार का शु भ-अशुम करते हैं, जो सम्पत्ति प्रदान करते हैं, जो पूजा, बलिदान 
होम आदि विधियों से विघ्नों का विनाश करते हैं तथा जिनसे मंयोग-वियोग 
का क्रम चल रहा है ऐसे समो के स्वामी आकाश म संचरण करने वाले सूर्यादि 
ग्रहगण तुम्हें शान्ति प्रदान करं ॥ २२ ।। 
येनोत्पाटध समूलमन्दरगिरिश्छत्रीकृतो गोकुले 
राहुर्यन महाबली सुररिपुः कायाद्घंशीर्षीकृतः | 
कृत्वा त्रीणि पदानि येन वसुधां बद्धो बलिर्लीलया 
स त्वां पातु युगे युगे युगपतिस्त्रेलोक्यनाथो हरि: ।। २३॥ 
जिसने जड से मन्दर गिरि at sats कर गोकुल में छत्र की तरह धारण 
किया, देवताओं के शत्रु महावली राहु का जिसने अर्थशरीर किया, जिसने पृथ्वी का 
तीन पग म माप कर लीला (छल ) से बलि को बाँध लिया वहो gat के स्वामी 
त्रिलोकी नाथ विष्णु युग-युग तुम्हारी रक्षा करे ॥ २३ ॥ 
पूषा पुष्टि दिशतु सततं सन्तति शीतरोचि- 
भामो भाग्यं सितकरमुतः शान्तिमाङ्गल्यमेवम्‌ । 
जीवो राज्यं चिरशुभगतां भागवा भूमिमार्की 
राहुः सौख्यं शिखिन इति ते कीतिमब्ञ्र लिहं च ॥ २४ ॥ 
सूर्य मदैव gig, चन्द्रमा सन्तति, मङ्गल भाग्य, बुध शान्ति और मङ्गल 
(qa), गुरु राज्य, शुक्र चिरसौमाग्य, शनि भूमि, राहु और केतु सुख प्रदान करें 
तथा समी ( ग्रह ) आकाश पर्यन्त ( देशदेशान्तर तक ) कीति दें ॥ २४॥ 
ग्रहा राज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहा राज्यं हरन्ति च । 
ग्रहर्याप्तिमिदं सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ ॥ २५। 
ग्रह राज्य प्रदान करते है तथा ग्रह राज्यका हरण करते हैं। ग्रहों के द्वारा 
स्थावर जंगम सहित यह समस्त त्रैलोक्य व्याप्त है ॥ २५॥ 
उमा गौरी शिवा दुर्गा भद्रा भगवती तथा । 
कुलदेव्यथ चामुण्डा रक्षन्तां बालकं सदा ॥ २६॥ 


उमा ( पावती ), गौरी, शिवा, दुर्गा, भद्रा, मगवती, कुलदेवी तथा चामुण्डा ये 
देवियाँ सदेव बालक ( जातक ) की रक्षा करें ॥ २६॥ 


६ 'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


अविरलमदजलनिवहं भूमरकुलानीकसेवितकपोलम्‌ । 
अभिमतफलदातारं कामेशं गणपति वन्दे ॥ २७॥। 

निरन्तर-मदजल राशि एवं भ्रमरकुलो से सेवित ( अच्छादित ) कपोलबाले, 
अभीष्ट फल को देने वाले, कामनाओं के अधिपति गणपति (गणेश जी) की वन्दना 
करता हूँ ॥ २७॥ 

रहमान ( यवनों के ईश्वर खुदा ) की प्रशस्ति 

यः पश्चिमाभिमुखसंस्थितविद्यमानो ह्व्यक्तमूतिपरिवर्तितविश्वभोगः | 
दुलंक्ष्यवक्रमर्गात: कृतकमंलक्ष्यो राज्यांश्रयं दिशतु वो रहमाण एषः ।॥ २८ ॥ 

जो पश्चिम की ओर मुखकर आराधना करने वालों ( मुसलमानों ) के लिए 
विद्यमान है तथा विश्व के tag को परिवर्तित कर अव्यक्त ( निराकार ) रूप है 
जिसके पराक्रम की gala ( ब.ठिनाई से समझने योग्य ) गति उनके द्वारा किये 
गये कर्मों से ही लक्षित होती है ऐसे वे 'रहमान' तुम्हें राज्यश्री प्रदान FT ॥ २८॥ 

“अथ श्रीमन्नृपविक्रमार्क राज्यादमुकसंवत्सरेऽमुकशाके करणगताब्दाधि- 
कमासावमदिनाहगंणामुकायनामुकगोलगते श्रीसूर्यऽमुक ऋतावमुकमासेऽमुक- 
पक्षेऽमुकतिथावमुकवासरे घटीपलामुकनक्षत्रे धटीपलामुकयोगे घटीपलामुक- 
करणेऽत्र दिने सूर्योदयादिनगतघटीपलामुकराशिस्थिते श्रीसूय अमुकराशिस्थिल्े 
चन्द्र, अमुकरार्शस्थते भौमे, ga गुरी YH शनौ राहौ Fat वा अमुकराश- 
नवांशेऽमुकलग्नाधपतावमुकराश्य।घपतौ, एवं पूर्ण्यातथी पञ्चाङ्गशुद्धौ शुभग्रह्‌- 
निरीक्षतकल्याणवत्यां वेलायां तात्कालिकामुव लग्नोदये संक्रान्तिगतांशघटी- 
पलायनांशा: घटीपलमिश्रप्रमागघटीपलदिनाघप्रमागघटीपलाक्षरनिशाघंप्रमाण- 
घटीपलाक्षरदिनप्रमाणघटीपलरात्रिप्रमाणघटीपल मंमीलनेऽहोरात्रप्रमाणघटीपल- 
रविभोग्यलङ्कोदयाद्‌ गतघटीपल उन्नतघटीपलसूयपुरुषाकारनक्षत्रं अमुकस्थाने 
पतितं तत्र कलासगिरिशिखर उमामहेशवरसंवादविशोत्तरीदशाप्रमाणनादाव- 
मुकदशामध्ये जन्मामुकसंघ्यायाममुकयामकेऽमुकवंशो-द्रवग ङ्गानीरपवित्रोपमा- 
मुकान्वयेऽमुकगोत्रेऽमुकपुत्र, अमकगृहे भार्याऽमुकनाम्नी पुत्ररत्नमजीजनत्‌ | 
अत्र होराशास्त्रप्रमाणेनामुकनक्षत्रेऽमुकचरणेऽम्‌ काक्षरेऽमुकयोनावमुकनाडधाम- 
मुकगणेऽमुकवणऽमृकवर्गऽमु कयुंजायां तस्य चिरञ्जीवामुकनाम प्रतिष्ठितं स च 
जिनतप्रसादादीर्घायुभंवतु इति । 

जन्मपत्र की विषयानुक्रमणी-- 

अथजन्मकुण्डली-कलियुगफलं संवत्सरफलायनफलगोलफल-ऋतुफलमास- 
फलपक्षफलतिथिवारफलदिनजातफल-योगफलकरणफलगणफलयोनिफलवारायु- 
लंग्नफलांशफलानामग्रो चन्द्रकुण्डलिकाचङ्रं चन्द्रकुण्डलीफलम्‌ । चन्द्रात्फल- 


मानसागरी ७ 


राश्यायुर्भावसाधनाथथ सूर्यादिकमध्य मसूर्यादिकस्ट्रसूर्यादिकतात्कालिकभावचक्र- 
विधिफलद्दादशभवने नवग्रहाणां द्वादशभवननिरीक्षणविधिद्वादशभवने नव- 
ग्रहाणां फलं द्वादशभवनेशफलं द्वादशभवने द्वादशलग्नफलं द्वादशलग्नानां 
स्वामिफलं षड्वगंमंत्रीचक्र षड्वर्गकुण्डलीचक्र पञ्चमहापुरुषयोगफलं सुनफा- 
$नफादुरुघराकेमद्रुमवोसिवेश्युभयचरीयोगिनी-फलराजयोगद्वादशायुगंतिनवग्रह- 
फलदीप्तस्वस्थनवप्रकारग्रहफलम्‌, अरिष्टमङ्गराजयोगचक्रम्‌, अश्वचक्रम्‌, शतपद- 
IFA, सूर्येकालानलचन्द्रकालानलयमर्द्रेट्रात्रिनाडियन्त्रसर्वतोभद्रचक्रम्‌, चन्द्रा- 
वस्थाचक्रं रश्मिचक्र रश्मिफलं चतुविध वलाट्टवर्गाष्ट्रव्गंफलं सर्वाष्टिकवगं- 
चक्र मंत्रीचक्र महादशाफलं विशोत्तर्यष्टोत्तरीसंध्यापचकचक्रमन्तर्देशाफलमृपदशा- 
चक्रमृपदशाफलम्‌ ।'' 
संतत से शक ज्ञान-- 
विक्रमादित्यराज्यान्दात्‌ पञ्चत्रिशोत्तरं शतम्‌ । 
पातयित्वा भवेच्छाकं चेत्रार्द्धात्तिययः स्मृताः ॥ १॥ 
विक्रम मवत्‌ से १३५ (एक सौ पैतिस) घटाने पर शकाब्द होता है। चेत्र मास के 
आधे ( चेत्र शुक्ल प्रतिपदा ) से तिथियों की गणन; आरम्म होती है 11 १ ॥ 
उदाहरण त्रि० संवत्‌ २०३७ इमम म १३५ घटाया २०३४-१३५ १६०२ 
शेष ररा यही शकाब्द हुअ! । 
तदनन्तरं करणगताब्दाधकमासाऽहगंणाद्या यस्मिन्‌ | 
ग्रन्थमते ज्ञायन्ते तस्मिन्नेव ग्रन्थे विलोक्य लेख्याः ।। 
युग Turn 
ढात्रिशच्च सहस्त्राणि कलौ लक्षचतुष्टयम्‌ । 
वेदाग्निनेत्रर्गुण्यं हि कृतं त्रेता च द्वापरम्‌ ॥ २ ॥ 
कलियुग का मान ४३२००० सौर वर्ष है। इस ( कलियुग ) के मान को ४ a 
गुणा करने पर कृत ( सत्य ) ya. रे से गुणा करन पर त्रेता युग तथा २ से गुणा 
करने पर द्वापर का मान सौ वर्षों में होता है॥ २ ॥। 


४२२००० %५ १ = ४३२००० गौर वष कलियुग 
४३२००० > २०८ ८६४००२ + द्वापर 
४३२००० २ = ६२६६००० „ त्रेता 
४२१२००० X ४ = १७२८००० 1 कृतयुग 
४३२५००० » एक महायुग 
कलियुग का फल 


पापात्मा दु:खसंयुक्तो धनहीनोऽयशा नरः । 
दुष्टबुद्धिर्दराचारो जायते च कलौ युगे ॥ ३॥ 


कलियुग म पापात्मा, दु खी, निर्धन, अपयशी, दुए-बुद्धि एवं दुराचारी पुरुष 
( प्राणी ) उत्पन्न होते हैं ॥ ३ ॥ हि 


द “मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


प्रभवादि साठ संवत्सर के arq— 


प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः । 
अङ्गिराः श्रीमुखो भावो युवा धाता तथव च ॥ ४ ।। 


ईश्वरा बहुधान्यश्च प्रमाथी विक्रमो वृषः। 
चित्रभानुः सुभानुश्च तारणः पार्थिवो व्ययः ॥ ५ ॥ 


सवंजित्‌ सर्वंधारी च विरोधी विकृतिः खरः । 

नन्दनो विजयश्चंव जयो मन्मथदुर्मखौ ॥ ६ ॥ 

हेमलम्बी विलम्बी च विकारी शार्वरी प्लवः । 

शुभकृत्‌ शोभकृत्‌ क्रोधी विश्वावसुपराभवौ ॥ ७ ti 

प्लवङ्ग: कीलकः सौम्यः साघारण-विरोघकृत्‌ | 

परिधावी प्रमादी च, आनन्दो राक्षसो नल: ॥ ८ ॥ 

पिङ्गलः कालयुक्तश्च सिद्धार्थो रोद्रदुमती । 

दुन्दुभी रुधिरोद्गारी रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ ६ ॥ 

[ इन साठ संवत्सरों के नाम सारणी म सरलता के लिए क्रमस दिए गए हैं । 

प्रथम से बीसवें संवत्सर तक ब्रह्म विशतिका २१ वें से ४० वें तक विष्णु विशतिका 
तथा ४१ से ६० वें संवत्सर तक रुद्रविशतिका कहते हैं । | 


संश्सरवोधक साग्णि 


ब्र्ावशतिका विष्णु विशतिका र्द्रविशतिका 

१ घ्रमव २१ मवजि! ४१ प्लवङ्ग 

२ विमत २२ मवंधारी ४२ कीलक 

३ शुक्ल २३ विरोधी ८३ सौम्य 

४ प्रमोद २४ विकृति ४४ साधारण 
५ प्रजापति २५ खर ४५ विरोधकृत्‌ 
६ अङ्गिरा २६ नन्दन ४६ पर्धिवी 
७ श्रीमुख २३ विजय ४७ प्रमादी 

८ माव २८ जय ४८ आनन्द 

& युवा , २९ मन्मथ ४६ राक्षस 
१० घाता । ३० qua ५० नल 

११ ईश्वर | ३१ हेमलम्बी ५१ पिङ्कल 
१२ बहुधान्य । ३२ विलम्बी ५२ कालयुक्त 
१३ प्रमाथी | ३३ विकारी ५३ सिद्धार्थी 
१४ विक्रम ३४ शावंरी ५४ रोद्र 

१५ दष ३५ प्लव ५५ दुर्मति 
१६ चित्रमानु ३६ शुमकृत्‌ । ४६ दुन्दुभि 
१७ सुमानु ३७ शोभकृत _ ५७ रुधिरोद्गारी 
१८ तारण ३८ क्रोधी ५८ रक्ताक्षी 
१९ पाथिव ३९ विश्वावसु ५६ क्रोधन 
२० व्यय ४० परामव ६० क्षय 


मानसागरी e 


so संवत्सर माघन-विधि-- 
शकेन्द्रकालः पृथगाकृतिध्न: शशाडूनन्दाश्वियुगे: ४२९१ समेतः । 
शराद्रिवस्विन्दु-१८७५ हृतः मलब्धः पष्टयाप्तशेषे प्रभवादयोह दा: Lo ॥ 
अभी शकाब्द को २२ से गुणाकर गुगनफल में ४२६१ जोड़ कर १८७५ से 
माग देने पर जो लब्धि प्राप्त हो उसे अमीए गकाब्द में जोड कर ६० का भाग 
देने से शेष गत संवत्सर होता है। शेष म १ जोडने से वर्तमान संवत्सर की संख्या 
होती है ton 
उदाहरण--अभीष्ट शक १६०२ 
१६०२) २२= ४१८४४ HH ४२६१:-४६१२५ 
४६३४ नब्धि २४ प्राप्त हुई इसे WHE १६०२ 


१5७७५ 
में जोड कर ६० का भाग दिया १६०२+ २४८०-२५ fe ३२ शेष ६ 
© 


१८७५ का माग Y 


शेष तुल्य tot गत संवतूसर ६+ १= अब श्रीमुख वर्तमान संवत्सर हुआ | 
विशेष-- 
बृहस्पति के मध्यमान से एक राशि के भोग काल को एक संवत्सर कहते हैं | 
इनकी गणना सिद्धान्त ग्रन्थों म विजयादि क्रम से है। अर्था जहाँ पर सृष्ट्या दि 
से अहर्गण एवं ग्रहगणना पद्धति विहित है वहाँ प्रथम मदत्खर 'विजय होता है । 
अनन्तर जय मन्मथ प्रभृति क्रन से संवत्सर होते है। तथा जहाँ शकाब्द ( करण- 
ग्रन्थों में से ग्रद्रगणना शी गई है वहाँ प्रभव, विमत्र शादि क्रम से संवत्सर की 
गणना की गई है । 
अमीष्ट समय म मवत्सर का ज्ञान करने के लिए मभन्न-भिन्न ग्रन्थों म मिन्न- 
भिन्न विधियाँ दी गई है। ऊरी rer से कहीं विक्रमाव्द से संवत्सर सिद्ध किया 
जाता है । विक्रम संवत्‌ से Aa जानने की विधि इस प्रकार है-- 
संवत्कालस्त्वद्कयुत: कृत्वा aaa: | 
शेषः संवत्सता ज्ञेयः प्रभवबादिबुँघ: क्रमात्‌ ॥ 
विक्रम संवा में € जोड कर ५० से भाग दें शेष गत संवत्सर तथा शेष में एक 
जोडने से वर्तेमान्‌ संवत्सर होता है। यथा संवत्‌ २०३७ शक १६०२ मे संवत्सर 
ज्ञान अभीष्ट है । अतः संवत्‌ ( विक्रमाव्द ) २०३७ .!- ६२०४६ योगफल में ६० 
का माग दिया-7 
६०) २०४६ (३४ 
१८० 


DESC en er 


६ गत संवत्सर 
६--१--७बाँ adri श्रीमुख संवत्सर हुआ | 


lo 'मनोरमा' हिन्दीष्यार्योपेता 


कुछ विद्वानों ने वतमान संवत्सर के गतमासादि निकालने की मी विधि लिखी 
है । ग्रन्थोक्त विधि से शकाब्द द्वारा संवत्सरानयन विधि में २२ गुणित शकान्द में 
४२६१ जोइकर १८७५ का माग देने से जो शेष रह जाता है उसे १२ से गुणा कर 
१८७५ का भाग देने से लब्धि गत मास तथा शेष को ३० से गुणा कर १८७५ से 
भाग देने पर लब्धि दिन एवं पुनः शेष को ६० से गुणा कर १८७५ से माग देने 
पर लब्धि घटी होती है । 


शकाब्द से प्रकारान्तर द्वारा संवत्सर साधन 
शाकं रामाक्षि-संयोज्यं षष्टिभागेन हारयेत्‌ । 
शेषं संवत्सरं ज्ञेयं लब्धं तत्परिवर्तकम्‌ ॥ ११॥ 
अभीष्ट शकाब्द में २३ जोड़कर ६० का भाग देने से शेष प्रभवादि (गत ) 
संवत्सर होते हैं । लब्धि अभीष्ट शकाब्द तक ६० संवत्सरो की चक्र भ्रमण संख्या 
होती है । यह विधि अत्यन्त स्थूल है । इससे शुद्ध संवत्सर का ज्ञान नहीं हो 
पाता है। यथा-- 
शकाब्द १६०२ 
१६०२+ २३= १९२५ योगफन में ६० का माग दिया-- 
६०) १६२५ ( =? 


१८० 
rr > 


१२५ 
१२० 


१ गतसवत्सर 
५-+ १--६ वतमान संवत्सर अंगिरा हुआ । परन्तु यह अशुद्ध है क्‍यों कि उक्त 
शकाब्द में साँतवा श्रीमुख संवत्सर था जेसा कि गणित द्वारा भी सिद्ध हो चुका है । 
अतः इस प्रक्रिया में २३ के स्थान पर २४ जोड़कर ६० का भाग दें तो गत संवत्सर 
आयेगा ।। ११ ॥। 


dad के फल 
प्रभव — 


जातिस्वकुलधर्मात्मा विद्यावांश्च महाबलः | 
क्ररश्च कृतविद्यश्च जायते प्रमवोदयः ॥ १२ ॥ 
प्रमवसंवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति अपनी जाति एवं कुल के धर्मों का आचरण 
करने वाला, विद्वात्‌, शक्तिशाली, क्र तथा शास्त्रों का AA होता En 220 


> 


मानसागरी ११ 


विमव-- 
स्त्रीस्वभावश्व चपलस्तस्करः स घनी तथा । 
परोपकारी पुरुषो जायते विभवोदये ॥ १३ ॥ 
विभव संवत्सर में उत्पन्न पुरुष स्त्री को तरह स्वभाव एवं चञ्चल प्रकृति वाला, 
तस्कर ( चोर ), धनी तथा दूसरों का उपकार करने वाला होता है ॥ १३ ॥ 
शुक्ल 
शुद्धः शान्तः मुशीलश्च परदाराभिलाषुकः । 
परोपकारकर्ता च निर्घन: स हि शुक्लजः ॥ १४॥ 
जो शुद्ध (अन्तः करण युक्त), शान्त, सुशील, अन्य feat मे आसक्त, परोपकार 
करने वाला तथा निर्धन होता है बही शुक्ल संवत्सर म होता है ॥ १४॥ 
प्रमोद 
क्वचिल्लक्ष्मीः क्वचिद्भार्या बन्धुमित्रारिविग्रहः | 
राजपूज्यः प्रधानश्च प्रमोदाब्दभवो नरः ॥ ११ ॥। 
जो प्रमोद नामक संवत्सर म उत्पन्न होता है वह कहीं लक्ष्मी (घन), कहीं पत्नी, 
माई, मित्र और अत्र से विरोध व र ने वाला, राजा से पूजित तथा प्रधान पुरुष होता है। 
प्रजापति-- 
प्रजापालनसन्तुष्टो दाता भोक्ता बहुप्रजः । 
विदेशेषु समाख्यातो वित्तहेतोः प्रजापतौ ॥ १६ ॥ 
प्रजापति संवत्सर म उत्पन्न व्यक्ति अपनी प्रजा के पालन म सन्तुष्ट रहने वाला, 
दानी, उपभोग करने वाला, अधिक सन्तान वाला तथा अपने ( अत्यधिक ) घन के. 
कारण विदेशों में स्याति प्राप्त करन वाला होता है ॥ १६ ॥ 
अङ्गिरा 
क्रियाद्याचारसम्पन्नो धमंशास्त्रागमादिषु | 
आतिथ्यमित्रभक्तोऽयर्मङ्गरोजात उच्यते ॥ १७ ॥ 
अङ्गिरा म उत्पन्न हुआ व्यक्ति ( धर्म ) क्रिया आदि आचारोंसे युक्त, घमंशाख,. 
वेद आदि में दक्ष, अतिथि एव मित्रों का आदर करने वाला होता है ॥ १७॥ 
श्री मुख-- 
घनवान्‌ देवभक्तश्च धातुव्यवहृतौ कृती । 
पाखण्डकृतकर्मा च श्रीमुखे तु भवेन्नरः ।। १८॥ 
श्रीमुख नामक संवत्सर में उत्पन्न हुआ ब्यक्ति. धनवान्‌, देवताओं में मक्ति 
रखने बाला, धातुओं फें व्यवहार ( धातु सम्बन्धी कार्यों में निपुण, तथा पाखण्ड 
युक्त कायं करने वाला होता है ॥ १८ ।: 


१२ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


भाव-८ 
भावनां कुरुते नित्यं कमंकर्ता पुमान्‌ भवेत्‌ । 
मत्स्यमांसप्रियश्चेव जायते भाववत्सरे ॥ १६ ॥ 
जो व्यक्ति भाव नामक संवत्सर में उत्पन्न होता है, बह प्रतिदिन भावना करने 
वाला, कार्यकुशल तथा मत्स्य एवं मांस का प्रेमी हाता है ॥ १६ ॥ 
युवा-- 
भार्यार्तो जलभीतश्च व्याधिदुःखादिपीडितः | 
सवंदा प्रीतिसंयुक्तो युवसंवत्सरे फलम्‌ ॥ २० ॥ 
पत्नी से दुःखी, जल से भयभीत, व्याधि एवं दुःखों da तथा सदैव प्रसन्नता 
युक्त युवा संवत्सर म उत्पन्न व्यक्ति का फल होता हे ॥ २० ॥ 
घाता-- 
स्वंलोकगुणगोरवयुक्त: सुन्दरोऽप्यतितरां गुरुभक्तः | 
शिल्पशास्त्रकुशलश्च सुशीलो धातृवत्सरभवो हि नर: स्यात्‌ ॥ २१॥ 
धाता संवत्सर म उत्पन्न व्यक्ति सभी प्रकार के गणो एवं गौरव से युक्त, 
सुन्दर शरीर वाला, अतिशय गुरुभक्ति-तम्पन्न, शिल्प शास्त्र म निपुण तथा 
सुशील होता है | २१ ॥ 
ईश्वर-- 
घनी भोगी तथा कामी पणुपार्लाप्रयो भवेत्‌ । 
अर्थधमंसमायुक्तो नर ईश्वरसम्भवः ॥ २२॥ 
ईश्वर नामक संवत्सर म उत्पन्न हःग व्यक्ति धनवार, मोगी ( भौतिक सुखों 
का उपभोग करने वाला ), कामो, पशुपालन मे शचि रखने वाला तथा अथ एवं 
ध्म से सदैव युक्त रहने वाला होता है ॥ २२ ॥ 
बहुघान्य-- 
वेदशास्त्ररतो नित्य कलागान्धवंगायनः | 
नातिगरवी सुरापश्च जायते बहुधान्यके ॥ २३ ॥ 
बहुधान्य संवत्सरम उत्पन्न होने वाला व्यक्ति निरन्तर वेद शास्त्रों के अध्ययन में 
रत रहने वाला, कला एवं नृत्य-गीत का ज्ञाता, अधिक गवन करने वाला 
तथा सुरापान करने वाला होता है RE ॥ 
प्रमाथी 
परदाराभिलाषी च परद्वव्यरतो नरः | 
व्यसनी द्यतवादी च प्रमाथिनो भवेन्नरः ।। २४ ॥ 
प्रमाथी नामक संवत्सर म उत्पन्न हुआ व्यक्ति पर खो एवं दूसरों के धन में 
आसक्त, व्यसन ( नशा ) करने वाला तथा जुआरी होता है ॥ २४॥ 


मानसागरी 23 


विक्रम-- 
सतुष्टो व्यसने सक्तः सप्रतापो जितेन्द्रियः ı 
ma कृतविद्यश्च विक्रमे जायते नर: Wu 
विक्रम संवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति सन्तोषी, व्यसन में आसक्त, प्रतापी, 
इन्द्रियों को जीतने वाला, शूर तथा शाख्रज्ञ होता हे । २५॥ 
वृष-- 
ANT: स्थूलकचोऽन्पर्पाणः कुलापवादी कुलसेवकश्च | 
धर्माथंयुक्तो बहुवित्तहारी वृषे प्रजातश्च भवेन्मनुष्य: ।। २६ ॥ 
वृष नामक संवत्सर में समुत्पन्न व्यक्ति मोटे ( तुन्दिल ) पेट, मोटे बाल तथा 
छोटे हाथों वाला, कुलनिन्देक, कुल की सेवा करने वाला, घर्म-अर्थ से युक्त एवं 
बहुत अधिक छन संग्रह करन वाला होता है ॥ २६ ॥ 
चित्रमानु-- 
तेजस्वी ह्यतिंगर्वी च हीनकमंकृतस्थितिः । 
देवपूजा प्रियो fra चित्रभानौ भवेन्नरः ॥ २७॥। 
चित्रमानु संवत्सर म उत्पन्न व्यक्ति तेजस्वी, घमण्डी, हीन कार्यो में रुचि रखने 
वाला, तथा देवाराघन का प्रमी होता है ॥ २७ ॥ 
नुमानु-- 
सर्वाणि शुभकार्याणि मित्रामित्रफल लभेत्‌ । 
सवंसंग्रहकत्ता च मुभानौ जायते नर: ॥ २८ ॥ 
सुभानु संवत्सर म जन्म लेने वाला प्राणी सभी प्रकार के शुभ कार्यों को करने 
वाला, मित्र एवं शत्रु के ( शुन अशुम ) परिणामों से युक्त तथा सभी प्रकार की 
वस्तुओं का संग्रह करने वाला होता है ॥ २८ ॥ 
तारण-- 
सर्व लोकप्रियो नित्य सर्वंधमंवहिष्कृत: । 
राजपूजाप्तवित्तशच तारणे जायते नर: ॥ २६॥ 
जो तारण संवत्सर में जन्म लेता हे वह सदैव सवत्र जनप्रिय, सभी धर्मों से 
बहिष्कृत, राजा की सेवा ( राजकोय सेवा ) से धन अजित करने वाला व्यक्ति 
होता है ॥। २६ ॥ 
पाथिव-- 
शिवब्रह्मविकर्मा च शुभसौख्यप्रदायकः | 
भव्ययुक्तश्च धर्मात्मा पार्थिवे जायते नर: ॥ ३० ॥ 


१४ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


पार्थिव संवत्सर में उत्पन्न होने वाला मनुष्य शिव एवं ब्रह्म की उपासना करने 
वाला, कल्याण एवं सुख को देने वाला, सोन्दयं युक्त तथा धर्मात्मा होता है ॥।३०।। 
व्वव-- 
दाता भोक्ता प्रधानत्वं जन्मकमंणि सौख्यकम्‌ । 
बहुधा मित्रलाभश्च जायते व्ययवत्सरे ॥ ३१॥ 
व्यब संवत्सर में जन्म लेने वाला दानी, विषयोपभोग करने वाला, अपने जन्म 
wer कर्मों से प्रतिष्ठित, सुख-प्राप्त करने बाला, अनेक बार मित्रों का लाभ प्राप्त 
करने बाला होता है । ३१ ॥ 


सर्वेजित-- 
जित्वा च सकलाँल्लोकान्‌ विष्णुघमंपरायण: 1 
पुण्यानि सर्वकर्माणि सवंजिज्जो भवेन्नरः ।। ३२ ॥ 
समस्त जगत को जीतकर विष्णु को अराधना भे लीन ( वैष्णव ), तथा पुण्य- 
दायक समी कर्मों को करने वाला व्यक्ति सवेजित्‌ नामक संवत्सर में उत्पन्न 
होता है 1। ३२ ॥। 
सर्वघा रि-- 
पितृमातृप्रियो नित्य गुरुभक्तो भवेन्नरः | 
शरः शान्तः प्रतापी च सवंधारिभवो नर: ॥ ३३ ॥ 
सर्वधारि संवत्सर में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति माता पिता का प्रिय, गुरुमक्त, 
बीर, शान्त एव प्रतापी होता है ॥ ३३ ॥। 


विरोधी-- 
विरोधौ कमंशादलो मत्स्यमांसक्तादर:। 
धर्मबुद्धिरतो नित्यं प्रशस्तो लोकपूजित ॥ ३४ i 
विरोधी नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला व्यक्ति निर्मीक कार्यकर्ता, मत्स्य 
शवं मांस का प्रेमी, सदा धर्माचरण करने वाला, श्रेष्ठ एवं समाज में आदरणीय 


( प्रतिष्ठित ) होता है ।। ३४॥ 


बिकृति 
चित्रवादी च नृत्यज्ञो गान्धर्वो भिश्नसंशयः । 
दाता मानी तथा भोगी विकुतौ जायते नरः ॥ ३५ ॥ 
विकृति संवत्सर में जन्म लेने वाला पुरुष विचित्र वचन बोलने वाला ( हास्य- 
व्यंग करने वाला ), नृत्य का ज्ञाता, गान्धर्वं ( गीत आदि ) कला म॑ निपुण, संशय- 
रहित, दानी, स्वाभिमानी, एवं सुखोपमोग करने वाला होता है ।। २५ ॥। 


मानसागरी १५ 


खर 


परहिसापरो मंत्र्या परद्रव्यरतो भवेत्‌ । 
कुटुम्बभारकोत्साही जायते खरवत्सरे ।। ३६॥ 


दूसरों की हिसा करने बाला, मित्रता द्वारा दूसरों के धन में आसक्त, परिवार 
का मरण-पोषण करन वाला व्यक्ति खर नामक संवत्सर में उत्पन्न होता है ।। ३६॥ 
नन्दन 
सर्वदा प्रीतिसंयुक्तो गृहे कल्याणकारकः । 
राजमान्योऽपि पुरुषो नन्दने जायते नरः ॥ ३७ ॥ 


सदेव प्रीति से युक्त, गृह में कल्याण करने वाला, तथा राजा-द्वारा सम्मानित 
Gee नन्दन नामक संवत्सर में उत्पन्न होता है ॥ ३७॥ | 


विजय 
कोतिरायुयंश: सौख्यं सर्वकमंशुभान्वितः | 
युद्धे श्‌ रोऽरिणाशक्तो विजये वत्सरे फलम्‌ ॥ ३८ 1 
कीतिः आयु, यश, मुख, सभी प्रकार के कार्यो में राफलता, युद्ध में शुर, शत्रु से 
अजेय, यह सब विजय संवत्सर (मे जन्म लेने) का फल होता है ॥ ३८ ॥। 
जय~- 
जेता युद्धे कलत्राणि मित्रामित्रफल लभेत्‌ । 
व्यापारकर्म॑संयुक्तो जयसवत्सरे फलम्‌ ॥ ३६ ॥ 
युद्ध म विजयी, स्त्री सुख से युक्त, शत्रु एवं मित्र के ( शुमाशभ ) फल को 
प्राप्त करने वाला, व्यापार कम से युक्त, जय संवत्सर में जन्म लेने वाला 
व्यक्ति होता है ॥ ३६ ॥ 
मन्मथ-- 
अतिकामी चातिबुद्धिस्तृष्णावान्‌ बहुमानितः । 
निष्ठुरो भोगबलवान्‌ मन्मथे जायते नरः ॥। ४०॥ 


मन्मथ नामक संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति अत्यन्त कामी, अत्यधिक बुद्धिमान, 


लोभी, समाज में सम्मानित, निष्ठुर, सुख के साधन एवं बल से सम्पन्न 
होता है ।। ४० ।। 


दुर्मुख-- न 
शुचिः शान्तः सुदक्षश्च सवत्र गुणपूजितः । 
परोपकारी वादी च दुर्मुखे दुर्मखीप्रियः ॥ ४१॥ 
gía नामक संवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति पवित्र आत्मा, शान्त, परमतिपण, 


१६ “मनोरमा? हिन्दीब्याख्योपेता 


अपने गुणों द्वारा सवंत्र पूजित, परोपकार करने वाला, वाद-विवाद करने वाला 
तथा दुष्ट मुख वाली स्त्री का प्रिय होता है ।। ४१ ॥ 
हेमलम्बी-- 
मणिमुक्तोस्तथा रत्नमष्टघातुसमन्वितः । 
अदाता कपण: पूज्यो हेमलम्बौ नरो भवेत्‌ ।। ४२॥ 
हेमलम्बी संवत्सर मे उत्पन्न हुआ व्यक्ति मणि, मुक्ता ( मोती ), रत्न ( हीरा, 
पन्ना आदि ) तथा अष्ट्रघातुओं* ( १. स्वर्ण, रे. ताँबा, ४. राँगा, ५. जस्ता, ६. 
सीसा, ७. लोहा, ८. पारा ) से युक्त होता है । दान न देने वाला, कृपण परन्तु 
पूज्य ( सम्मानित ) होता है ॥ ४२॥ 
विलम्बो-- 
अलसः सतत जातो व्याधिदुःखसमन्वितः । 
कुटुम्बधारको वापि विलम्बौ जायते नर: ॥ ४३ ॥ 
विलम्बी नामक संवत्सर म जन्म लेन वाला व्यक्ति आलसी, निरन्तर होने 
वाली व्याधियो के दुःख से युक्त तथा कुटुम्व का मार बहन करने वाला 
होता है || ४३ ॥ 
विकारी-- 
रक्तवंकारयृक्तश्च रक्ताक्षः पित्तसम्भवः । 
वनप्रियो घनेर्हीनो विकारौ तु भवेन्नरः ॥ ४४॥ 
विकारी नामक मवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति रक्तदाप से युक्त, लाल आँखों वाला 
पित्तविकार से युक्त, जंगल का प्रेमी तथा घन मे हीन होना है ww ।। 
शबरी 
वेदशास्त्रप्रियो देवब्राह्मणे शचिभक्तिमान्‌ | 
शर्करारसभोगी च शावंरौ जायते नर: ॥ ४५ ॥। 
जिसका जन्म शबरी नामक संवत्सर में होता है वह वेद-शास्त्र का प्रेमी, 
देवता तथा ब्राह्मणों में पवित्र भक्ति रखने वाला, शर्करा आदि मधुर पदार्थो का 
सेवन करने वाला होता है ।। ४५ ॥ 
प्लव-- 
सुनिद्रो बहुभोगी च व्यवसायी यशोऽन्वितः | 
qa सर्वलोकानां प्लवसंवत्सरे फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 


डुग क tate A un a 


१. स्वर्ण रूप्यं च ताम्रं च, रङ्गं यशदमेव च । 
सीसं लौहं रसश्चेति धातवोष्टी प्रकी तिता ॥ 


मानसागरी १७ 


nme 


प्लव नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला व्यक्ति सुन्दर ( प्रगाढ ) निद्रा में सोने 
= ar अधिक सुखमोग करने वाला, व्यापारी, यशस्वी तथा लोक में पूजित ( समाज 
में प्रतिष्ठित ) होता है ॥ ४६ ॥। 


हा कर्मवान्‌ सुयशाः प्रोक्तो धमंशीलस्तपस्कर: । 
प्रजापालः सुनिष्णातः शुभसंवत्सरे फलम्‌ ॥ ४७॥ 

FHS, सुन्दर यश, धमंपरायण, तपस्वी, प्रजा ( आश्रित ) का पालन करने 
वाला, अत्यन्त निपुण शुम संवत्सर में जन्म लेने वाले व्यक्ति का फल कहा 
गया है।॥। ४७॥। 

शोमन -- 

सुचित्त: शान्तचित्तश्च श्रो दाता ह्यनेकधा । 
नातिवृद्धो न पूणंत्व शोभने फलमश्नुते ॥ ४८ ॥ 

शोमन संवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति निर्मेल चित्त एवं शान्तचित्त वाला, शूर, 
अनेक बार दान करने वाला होता है । न अधिक वृद्ध होता है और न पूर्णता को 
प्राप्त करता है । इस प्रकार के फल का भोग करता है ।। ४८ ।। 


क्रोधी -- 
अतिक्रोधीमति: शरो विज्ञानौषधिसंग्रही । 


परापवादी सर्वत्र क्रोधसंवत्सरे फलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अत्यन्त क्रोषी स्वमाव वाला, श्र, विज्ञान और औषधि का संग्रह करने वाला 
दूसरों का सवंत्र अपवाद (निन्दा) करने वाला व्यक्ति क्रोध नामक संवत्सर में उत्पन्न 
होता है ॥ ४६ ॥ 
विश्व 
छत्रदण्डपताका दिचामरादिविभषित: । 
प्रधानपुरुषो जातो विश्वसंवत्सरे फलम्‌ ॥ Yo 1 
छत्र, दण्ड, पताका ( झण्डा ), Far आदि राजचिह्णों से युक्त तथा प्रधान 
( श्रेष्ठ ) que विश्व संवत्सर में जन्म लेने वाला होता है ॥ ५० ॥ 
परामव--- 
ward: शीतभीतञ्च कातरो जायते नर: । 
अघर्मपरघाती च पराभवभवो मतः ॥ ५१ ॥ 
पराभव नामक संवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भय से पी.त, शीत से डरने 
बाला, कातर ( कायर ), घमं से रहित तथा दूसरों का धात (प्रहार, बोला ) 
करने बाला होता है ।। ५२॥ 
२ मान० 


१८ “मनोरमा?” हिन्दीव्याख्योपेता 


ATF— 
रौद्रस्तस्करकर्मा च क्षितिपालो नरेश्वरः | 
योगाभ्यासरतो नित्यं प्लवड्गे जायते नर: ॥ ५२ ॥ 


प्लवङ्ग नामक संवत्सर मे उत्पन्न व्यक्ति उग्र स्वभाव वाला, तस्कर कर्म (चोरी 
से अवैध व्यापार) करने वाला, मूमि का रक्षक, एवं राजा होता है, तथा प्रति- 
दिन योगाभ्यास म लीन रहता है। ५२ ॥ 


कीलक-- | 
चित्रकर्ता समानश्च सुखी स्यादब्राह्मणभ्रिय: । 
पितृमातृषु भक्तश्च जायते कीलके फलम्‌ ॥ ५३ ॥ 


कीलक संवत्सर म जन्म लेने वाला, चित्र बनाने वाला, समान प्रकृति वाला, 
सुखी, ब्राह्मणों का आदर करने वाला तथा माता-पिता का भक्त होता है ॥ ५३॥ 


सौम्य-- 
शुचि: शीलः समो दक्षः सप्रतापो जितेन्द्रियः । 
अतिव्याकुलभक्तश्च सौम्ये सौम्यफलं भवेत्‌ ॥ ५४॥ 
सौम्य संवत्सर मं जन्म लेने वाले पवित्र, शीलबान्‌ ( चरित्रवान्‌ ), सम 
( तटस्थ ), सुखी, निपुण, प्रतापी, इन्द्रियों को जीतने वाले, तथा रोगियों की सेदा 
करने वाले होते हैं ।। ५४ ॥। 


साधा रण-- 
व्यवसायी चाल्पतुष्टो धर्मकर्मरतः सदा! 
शीघ्रागमोर्झप THT फल साधारणे मतम्‌ ॥ ५५ ।। 
साधारण संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति व्यापारी, थोडे में सन्तुए रहने वाला, घम 
कारये में सदैव रत तथा धार्मिक कार्यों में शीघ्र आने वाला ( भाग लेने वाला) 
होता है ॥। xx ॥ 
विरोघक़त्‌-- 
विरोघकृति सञ्जातो विरोधी बान्धवः सह । 
क्षणं सौम्य: क्षण हीनो दुर्वारो जायते नरः ॥ ५६॥. 
विरोधकृत संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति अपने वन्धुओं से विरोध करने वाला, क्षण 
में सौम्य ( सुशील ) क्षण में हीन (दुष्ट » किसी मी प्रकार न रोका जाने वाला 
होता है॥ ५६ ॥ 


मानसागरी १९ 


परिधावि-- 
स्वल्पबुद्धिः क्रियास्वल्पो देशं भ्राम्यति मानवः । 
देवतीर्थप्रियो नित्यं परिधाविनि जायते ॥ १७ ॥ 
पारिधावि नामक संवत्सर में जन्म लेने वाला व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला, 
अल्प कार्यं करने वाला, देश में भ्रमण करने वाला, देवता एवं तीर्थो म निरन्तर 


श्रीति रखने वाला होता है ॥ ५७ ॥ 
प्रमादी-- 


शर्व भक्तिप्रियो नित्यं गन्धमाल्यानुलेपनँ: । 
शौचक्रियानुरक्तश्च प्रमादिप्रभवो नरः ॥ ५५ ॥ 
प्रमादी मे उत्पन्न व्यक्ति शिव मे भक्ति रखने वाला तथा गन्ध (सुगन्धित द्रब्य) 


भाला चन्दन मे नित्य उनकी पूजा करन वाला, तथा पवित्र कार्यों में लीन रहने 
बाला होता है ।। ५८ ॥ 


आनन्द 
सर्वंदानन्दसंयुक्तः सर्वदातिथिपुजकः | 
स्वजनार्थागमो नित्यमानन्दे जायते नरः ॥ ५६ ॥ 
आनन्द नामक संवत्सर म उत्पन्न व्यक्ति सदेव आनन्द से युक्त, निरन्तर 


अतिथियों का सत्कार करने वाला, अपने बन्धुवर्ग से नित्य घन प्राप्त करने वाला 
होता है।। ५६ ॥ 


राक्षस-- 
मत्स्यमांसप्रियो नित्यं नित्यं लुब्धकवृत्तिमान्‌ । 
सुराहारी वृथापापी जायते राक्षसे नर: ॥ ६० ॥ 
राक्षस नामक सवत्सर म उत्पन्न हुआ मनुष्य नित्य मछली मांस का प्रेमी 
( भक्षक ), प्रतिदिन शिकार खेलने वाला, सुरापान करने बाला, व्यर्थ पाप करने 
वाला होता है ।। ६० ॥ 
नल-- 
बहुपुत्रोऽनन्तमित्रो द्रव्यलोभी कलिप्रियः | 
हानः शोकस्तथा दुःखं नले जातो भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
नल संवत्सर म उत्पन्न पुरुष बहुत पुत्रों तथा असख्य मित्रों से युक्त, धन का 


लोभ करने वाला, . झगडालू, हानि, दुःख तथा शोक प्राप्त करने वाला 
होता है ॥ ६१॥ 


२० “मनोरमा हिन्दोब्याज्योपेता 


पिङ्गल 
पित्तप्रकोपसर्वात्मा नानाव्याधिरनेकघा । 
वाहनेश्र समायुक्तः पिङ्गले जायते नरः ॥ ६२ ॥ 
पिङ्गल संवत्सर में जन्म होने से पित्त के प्रकोप से मनुष्य के शरीर में अनेक 
प्रकार की व्याधियाँ होती हैं । सथा वह कई प्रकार के बाहनों से युक्त होता है।।६२।॥ 
कालयुक्त-- 
कृषिवाणिज्यकर्त्ता च तँलभाण्डादिसंग्रही | 
क्रयविक्रयकर्ता च कालयुक्ते WATT ॥ ६३ ॥। 
कृषि कमं एवं व्यापार करने वाला, तेल, ada आदिका संग्रह करने वाला, 
क्रय एवं विक्रय करने वाला पुरुष कालयुक्त संवत्सर में उत्पन्न होता है।। ६३ ॥। 


सिद्धार्थी-- 
वेदशास्त्रप्रभावज्ञः सिद्धचित्तश्व कोमल: | 
सुकुमारो TT: पूज्यः कविः सिद्धाथिजो नर: ॥ ६४॥ 
सिद्धार्थी संवत्सर में उत्पन्न पुरुष वेद शास्त्र के प्रभाव को जानने वाला, 
शान्तचित्त, एवं कोमल प्रकृति वाला सुकुमार, राजाओं से सम्मानित तथा ककि 
होता है ॥ ६४ tt 
इद्रे 
तस्करश्रपलो IE परद्रव्यरतः सदा । 
निन्द्यानि सर्वकर्माणि कुरुते रुद्रसम्भवः ॥ ६५॥ 
रुद्र संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति चोर, चअल, घृष्ट, सदेव दूसरों के धन में आसक्त, 
तथा सभी निन्दित कर्मों को करने वाला होता है ॥ ६५॥ 
दुर्मति 
पापबुद्धिरतो नित्यं पापात्मा पापसंश्रितः | 
वघकमंसमायोगो दुमंती जायते नरः॥ ६६॥ 
दुर्मति नामक संवत्सर में उत्पन्न पुरुष सदैव पापबुद्धि में रत ( पापाचरण 
करनेवाला ), पापी एवं पापियों के आश्रित रहने वाला तथा हत्या ( वषकमं ) में 
संलग्न रहता है !। ६६ ॥ 
दुन्दुमि-- 
गीतवाद्यानि शिल्पानि मन्त्रमौषधिमेव च । | 
सर्वाङ्गगुणसम्प्नो नरो दुन्दुमिसम्मव: ।। ६७॥ 


मानसागरी २१ 


दुन्दुमि संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति गीत-वाद्य-मूतिकला, मन्त्र, औषधि को जानने 
बाला समी प्रकार के गुणों से सम्पन्न होता है ॥ ६७॥ 
रधिरोदगारि-- 
वातशोणितसंयुक्त: कफमास्तमेव च । 
कौटसाक्ष्यरतश्चव रुधिरोदगारिसम्मव: Es ॥ | 
रुधिरोद्यारि संवस्सर में जन्म लेने वाला व्यक्ति वायु-रक्त एवं कफ-वायु विकारों 
से qu, saga ( मिथ्यावाद ) में लीन रहने वाला होता है &s ॥ 
रक्ताक्षी-- 
देशत्यागो धनभ्र शो हानि: सवंत्र जायते । 
धृता-विवाहिता भार्या रक्ताक्षेयो नरो भवेत्‌ ॥ ६९ ॥ 
रक्ताक्षी संवत्सर में उत्पन्न पुरुष अपने देश का त्याग एवं घन का नाश करने 
चाला aaa हानि प्राप्त करने वाला, स्वेच्छा से (बिना विधि के ) पत्नी रखने 
वाला होता है । ६६ ॥। 
क्रोधघन-- ट 
क्रोधी क्रोघसमुत्पादी सिहतुल्यपराक्रमः । 
ब्राह्मणः परजीवी च क्रोघसंवत्सरे AT: ॥। ७० ॥ 
क्रोध नामक संवत्सर में उत्पन्न व्यक्ति स्वयं क्रोधी है तथा दूसरों को भी क्रोधित 
करता है । सिह के समान पराक्रमी ब्राह्माण ( वेद अथवा दर्शन का ज्ञाता ), दूसरों 
के सहारे जीविका प्राप्त करने वाला होता है ॥ ७० ॥ 
क्षय-- 
कुटुम्बकलहो नित्यं मद्यवेश्यारतो नरः । 
धर्माघमंविचारो नो जायते क्षयवत्सरे ॥ ७१॥ 
क्षय नामक संवत्सर में उत्पन्न हुआ व्यक्ति प्रतिदिन पारिवारिक कलह, मदिरा 
एवं वेश्या में अनुरक्त रहता है तथा उसे धमं अधमं का विचार नहीं होता ।। ७१॥ 
पश्च संवरसरात्मक युगानयन-- 


"युगं भवेद्वत्सरपश्चकेन युगानि च द्वादश वर्षषष्टधाम्‌ | 


१. पश्धसंवत्सरात्मक युग की कल्पना वेदाङ्ग जोतिष में मिलती है । परन्तु 
वहाँ साठ संवस्सरों के साथ उनके सम्बन्ध का कोई उल्लेख नहीं हैं। वेदिक 
साहित्य में पाँच संवस्सरों के नाम इस प्रकार हैं--१. संवत्सर, २. परिवत्सर, 
३. इदावस्सर, ४. अनुवत्सर, ५. इस्सर । ( xo भारतीय ज्योतिष go ३७ ) 


२२ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


पाँच संवत्सरों का एक युग होता है । ६० संवत्सरों में बारह युग होते हैं.। 
प्रथम युग का फल--- 


मद्यमांसप्रियो नित्यं परदाररतः सदा। 
कविः शिल्परतः प्राज्ञो जायते प्रथमे युगे ।। ७२॥ 


प्रथम युग ( प्रमव से प्रजापतिपर्यन्त पाँच संवत्सरों ) में उत्पन्न व्यक्ति नित्य 
मदिरा-मांस का सेवन करने वाला, सदेव TST मे आसक्त, कविता करने वाला, 
मूतिकला में लीन एव बुद्धिमान्‌ होता हैं ॥ ७२ ।। 
द्वितीय युग का फल--- 
वाणिज्ये व्यवहारी च धर्मिष्ठः सत्यसङ्गतः । 
द्रव्यं लुम्यत्यपापात्मा युगे जातो द्वितीयके ॥ ७३ ॥ 
द्वितीय युग (अङ्गिरा से धाता पर्यन्त पाँच संवत्सरो) में समुत्पन्न पुरुष व्यापार 
में व्यवहारी, धार्मिक, सत्य का अनुसरण करने वाला, धन का लोमी तथा पाप खे 
रहित अन्तःकरण वाला होता है )। ७३ ॥ 
तृतीय युग का फल-- 
भोक्ता दाता कृतप्रज्ञो देवब्राह्मणपूजकः ı 
तेजस्वी धनयुक्तश्च तृतीये फलमश्नुते । ७४ ॥ 


तृतीय युग (ईश्वर से ष तक पाँच वर्षों ) मे उत्पन्न व्यक्ति सुखमोग करने 
वाला, दानी, बुद्धिमान्‌, देवता और ब्राह्मणों की पूजा करने वाला, तेजस्वी तथा 
धन से युक्त होता है ॥ ७४ ॥ 
चतुर्थं युग का फल-- 
वाटिकाक्षेत्रलोभी स्यादोषघीप्रियमानवः | 
घातुवादे स्वा्थंनाशी जायते च चतुर्थके ॥ ७५ ॥ 
चतुर्थं युग ( चित्रमानु से व्यय तक ५ वर्षो ) मे जन्म लेने वाला मनुष्य बाग 
तथा बेत का लोमी, औषधि का प्रेमी तथा घातुवाद ( धातुओं के ब्यापार या 
आदान-प्रदान ) में अपना घन नष्ट करने वाला होता है ॥ ७५॥ 
पञ्चमयुग का फल 
पुत्रोत्पत्तिः सदा प्रोक्तो धनवांश्च जितेन्द्रियः | 
पितुमातृप्रियश्चंव जायते पश्चमे युगे॥ ७६॥ 
पाँचवें युग ( सवंजित से खर पर्यन्त ५ वर्षों ) में जन्म लेने वाले को सदैक 
पुत्र उत्पन्न करने वाला, धनवान्‌, जितेन्द्रिय तथा माता-पिता का प्रिय कहा 
गया है !। ७६ ॥ | 


मानसागरी २१ 


षष्ठ युग का फल 
aa नीचशत्रुश्न सवंदा महिषी प्रिय: । 
पट्टघातो भयात्तश्व युगे षष्ठे च जायते ।। ७७ ॥ 
छठे युग (नन्दन से दुर्मुख तक ५ वर्षों) में जन्म लेने वाला सदैव नीच व्यक्तियों 
का शत्रु सदा AT पालने वाला, पत्यर से घायल तथा मय से पीड़ित होता है ॥७७॥ 
सप्तम युग का फल-- | 
बहुमित्रप्रियश्चैव व्यापारे कुटिला गति: । 
शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे i ७८ ॥ 


सातवे युग ( हेमलम्ब से प्लव पर्यन्त ५ वर्षों ) में उत्पन्न होने बाला बहुत 
मित्रों का प्रिय, ब्यापार में कुटित ( धोखा का ) ब्यवहार करने वाला, शीघ्रगामी 
तथा कामी होता है ।। ७८ ॥ 
अष्टम युग का फल-- 
पापकर्ता च da व्याधिदु:खान्वितस्तथा । 
कर्ता च परहिसाया जायते त्वष्टमे युगे॥ ७६ ॥ 


आठवें युग ( शुभकृत्‌ से परामव तक ५ वर्षों ) में उत्पन्न पुरुष पापी, सन्तोषी, 
ब्याघि एवं दुःखों से युक्त तथा दरम लें को कष्ट देने वाला होता है ॥ ७६ ॥ 
नवम युग का फल-- 
वापीकूपतडागादिदेवदीक्षाति्थिप्रियः , । 
भूपतिवृ त्रहातुल्यो जायते नवमे युगे ॥ ८० ॥ 
जिसका जन्म नवम युग (प्लवङ्ग से विरोधकृत्‌ तक ५ वर्षों ) में होता है 
बह बावली, कप, तालाब आदि देवता, मन्त्र एवं अतिथियों का प्रमो तथा इन्द्र के 
समान राजा होता है ॥ ८० ॥ 
दशम युग का फर. 


राजाधिराजमन्त्री च स्थानप्राप्िमहासुखः | 
सुवेषरूपो दाता च जायते दशमे FT ॥ ८१ tl 


दसवें युग ( परिधावि से नल तक ५ वर्षों ) में जिसका जन्म होता है वह 
राजाधिराज का मन्त्री, स्थान मिलने से सुखी, सुन्दर वेष एवं स्वरूप वाला तथा 
दानी होता है | ८१ ॥ 
एकादश युग फल 
बुद्धिमांश्च सुशीलश्च स्थापकञ्चासुरद्विषाम्‌ | 
संग्रामे च भवेच्छूरो जात एकादशे युगे॥ ८२॥ 


२४ 'अनोरमा' हित्दीब्पाख्योपेर 


ग्यारहवें युग ( पिङ्गल से दुमेति तक पाँच वर्षों) में जन्म लेने वाला बुद्धिमान, 
Ge, देवताओं की ( सुति ) स्थापना करने वाला तथा संग्राम में पराक्रमी 
होता है ॥ ८२ ॥ 


द्वादश युग का फल-- 
तेजस्वी च लसन्नात्मा नरमध्ये महाजनः । . 
कृषिवाणिज्यकर्ता च जायते द्वादशे युगे ॥ ८३॥। 
जो व्यक्ति बारहवें युम ( दुन्दूभि से क्षय तक पाँच बर्षा ) में जन्म लेता है वह 
तेजस्वी, प्रसन्न हृदय, मानवों में श्रेष्ठ, कृषि तथा व्यापार करने वाला होता है ॥८ ३॥ 
अयन 
__ मकरादिगते षट्के सूर्यस्येवोत्तरायणम्‌ | 
कर्कादिषट्कगे सूर्य दक्षिणायनमुच्यते ॥ ८४ ॥ 


मकर आदि छः राशियों ( मकर, कुम्भ, मोन, मेष, वृष, मिथुन ) में सूर्य हो 
तो उत्तरायण, कर्के आदि छः राशियों ( कर्के, सिह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु ) में 
qa हो तो दक्षिणायन कहा जाता है ॥ ८४॥ 
उत्तरायन का फल-- 
उत्तरायणे नरो जातः सवंशास्त्रविशारद: | 
धर्मार्थकामशीलश्च गुणवांश्च सुरूपवान्‌ ॥ ८५॥ 
उत्तरायण में उत्पन्न हुआ व्यक्ति समी शाख्रों का मर्म, धर्म-अर्थ और काम 
से युक्त गुणवान तथा स्वरूपवाबै होता है ॥ ८५॥ 


दक्षिणायन का फल-- 
याम्यायने नरो जातः कूटसाक्षी सदानृतः | 
अधर्मी चाथ रोगी च agente: सदा भवेत्‌ ॥ ८६॥ - 
दक्षिणायन में जन्म लेने वाला मनुष्य छल-प्रप एवं मिथ्या भाषण करने 
वाला, अधर्मी, रोगी तथा aga तरह को व्याधियों से सदैव युक्त रहता है ॥८६॥ 


बोल 
भेषादिषट्कगे सूर्य उत्तरो गोल उच्यते। 
तुलादिषट्कगे सूयं याम्यगोलः स उच्यते ५७ ॥ 
मेष से कन्या पर्यन्त छः राशियों में सूयं हो तो उत्तर गोल, तुला से मीन 
पर्यन्त छः राशियों में सूयं हो तो दक्षिण गोल कहा जाता है ॥ 5७ ॥ 


मानसागरी २५ 


जो ब्यक्ति उत्तर गोल में उत्पन्न होता है वह धनवान्‌, विद्या से युक्त, पुत्र-पौत्र 
आदि से सम्पन्न तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है॥ 5८ ॥ 
दक्षिण गोल का फल-- 
याम्यगोले तु यो जातः सदा स सुखर्वाजत: । 
कूटसाक्षी दुराचारो हीनाङ्गश्चापि निर्धन: 1। ८९ ॥ 
दक्षिण गोल में जो उत्पन्न होता है वह सर्दैव सुख से रहित, जालसाजी करने 
वाला, दुराचारी, हीनाङ्ग ( विकलाङ्ग ) तथा निर्धन होता है ॥ ८६॥ 
श्रूतुज्ञान-- 
मृगादिराशिदयभानुमोगात्‌ षट्कं ऋतूनां शिशिरो वसन्तः । 
ग्रीष्मश्च वर्षा शरदश्च तद्वद मन्तनामा कथितोःत्र षष्ठ: ॥ ६० ॥ 
मकर आदि दो-दो राशियों में सूर्यं के रहने से छः ऋतुये होती है । जो क्रम 
A शिशिर, वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ तथा छठी हेमन्त नाम से कही गई है ॥६०॥। 
[ अर्थात्‌ मकर कुम्भ में सूर्यं हो तो शिशिर, मीन, मेष में वसन्त, वृष मिथुन 
में ग्रीष्म, ककं सिह में वर्षा, कन्या तुला मे शरद्‌, वृश्चिक-धनु में हेमन्त wee 
होती हैं । ] 
शिशिर का फल-- 
रूपयौवनसम्पन्नो दीर्घसूत्री मदोत्कटः । 
साघुयुक्तः कामुकश्च शिशिरे जायते नर: €१॥ 
शिशिर ऋतु में जन्म लेने वाला प्राणी रूप यौवन से सम्पन्न, आलसी, मत- 
arar, सल्जन पुरुषों के साथ रहने वाला तथा कामी होता है ॥ २१ ॥ 
बसन्त का फल 
महोद्यमी मनस्वी च तेजस्वी वहुकायंकृत्‌ । 
नानादेशर्राभिज्ञो वसन्ते जायते नरः॥ ९२॥ 
बसन्त ऋतु में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति महान्‌ उद्योगी स्वामिमानी, तेजस्वी, 
“बहुत काये करने काला, अनेक देशों तथा रसों को जानने वाला होता है ॥ €२॥ 
ग्रीष्म का फल--- 
बह्वारम्भो जितक्रोधः क्षुधालुः कामुको नरः। 
दीर्घः शठो बुद्धिमांञ्च ग्रीष्मे जातः सदाऽशुचिः ॥ ६३ 1 
ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत से कार्यों को आरम्भ करने बाला, 
'क्रोध को जीतने वाला, बुभूक्षित, कामी, लम्बी शरीर बाला, दुष्ट, बुढ़ि- 
आन्‌ तथा सदा अपवित्र रहने वाला होता है ।। ६३ ॥ 


२६ 'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


बर्षा फल-- । 
गुणवान्‌ भोगयुक्तश्न राजपूज्यो जितेन्द्रियः । 
कुशलोऽर्थानुवादी च वर्षाकाले ATA: 1 ev i 
जिसका जन्म वर्षा ऋतु में होता है वह गुणवान्‌, भोगसाधन युक्त, राजा 
द्वारा सम्मानित, जितेन्द्रिय, चतुर तथा उपयुक्त वचन बोलने वाला होता है ।।६४।॥ 
शरद्‌ का फल-- 
बाणिज्यकृषिवत्तिश्व धनघान्यसमृद्धिमान्‌ | 
तेजस्वी बहुमान्यश्च शरज्जातो MATT ॥ CK ॥ 
` शरद्‌ ऋतु में उत्पन्न व्यक्ति व्यापार तथा कृषिकर्म करने वाला, धन-धान्य 
आदि समृद्धियों से युक्त, तेजस्वी तथा सम्मानित होता है ।। ६५ ॥ 
हेमन्त का फल-- 
बहुव्याधिहीनतेजास्त्रासयुक्तः प्रणिष्ठुरः | 
'हस्वपीनगलो भीरुहमन्ते जायते नर: ॥ ६६॥ 
हेमन्त ऋतु मे जो जन्म लेता है बह नाना प्रकार की व्याधियों से युक्त, कान्ति- 
हीन, भय से युक्त, निष्ठुर, छोटा एवं स्थूल TSA वाला तथा कायर होता है UEC 
चैत्र मास फल-- 
aa च दृष्टिभाग्यजातः साहड्धारः शुभाकरः । 
रक्त क्षणः सरोषश्न स्त्रीलोलः स भवेत्‌ सदा ॥ ९७॥ 
जिसका जन्म चैत्र मास में होता है वह स्वरूपवान्‌, अहंकारी, मङ्गल कार्यों से 
युक्त, लाल आँखों वाला, क्रोधी तथा सदेव स्त्रियों मं लुब्ध रहता है ।। ६७ ॥ 
वैशाख भास फल-- 
मोगी धनी मुचित्तश्न सक्रोधश्च सुलोचनः | 
सुरूपो वल्लभः स्त्रीणां माधवे जायते नरः ।। &८ ॥ 
बैशाख में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति मोगी, घनी, अच्छे विचारों वाला, क्रोध" 
युक्त, सुन्दर नेत्र एव सुन्दर स्वरूप वाला तथा स्त्रियों का प्रिय होता है ॥ ९८ ।। 
ज्येष्ठ मास फल-- 
परदेशरतश्चंव शुभचित्तो धनान्वितः । 
दीर्घायुश्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठे सुष्ठु घनी भवेत्‌ ॥ ६६ hi 
ज्येष्ठ मास में जन्म होने से परदेश में रहने वाला, सद्विचारी, wage, दीर्घायु 
तथा अच्छी बुद्धि वाला व्यक्ति होता है॥ ६६ ॥। 


मानसागरी २७ 


आषाढ मास का फल-- 
पुत्रपौत्रान्वितो धर्मी वित्तनाशेन पीडित: । 
सुवणंश्वाल्पसुखितो ह्याषाढे च भवेश्चरः ॥ १०० ॥ 
आषाढ़ मास में उत्पन्न होने से पुत्र-पौत्र से युक्त, घामिक, घन नाश से दुःखी, 
सुन्दर वर्ण ( गौर ) वाला तथा अल्प मुखी होता है ॥ १०० ॥ 
श्रावण मास फल-- 


सुले दुःखे तथा हानौ लाभे च समचित्तकः। 
स्थूलदेहः सुरूपश्च श्रावणे जायते नरः॥ १०१ ॥ 
जिसका जन्म श्रावण मास में होना है वह सुख, दुःख, हानि तथा लाम-में-सम-- 
बुद्धि रखने वाला, स्थूल शरीर तथा सुन्दर स्वरूप वाला होता है ॥ १०१ ॥ 
भाद्रपद मास फल-- 
नित्यप्रमोदी जल्पाकः पुत्रयुक्तः सुखी भवेत्‌ । 
मृदुभाषी सुशीलश्च भाद्रजातो भवेन्नरः tt १०२॥। 
भाद्रपद मास में जो जन्म लेता है बह निरन्तर हास-परिहास करने वाला, 
व्यथं बोलने वाला, पुत्र से युक्त, सुखी, मधुर वचन बोलने वाला तथा सुशील 
होता है ।। १०२ ॥ 
आश्विन मास का फल-- 
सुरूपश्च सुखर्यक्त: काव्यकर्ता परः शुचिः। 
गुणवान्‌ धनवान्‌ कामी द्याश्विने जायते नरः ॥ १०३ ॥ 
आश्विन मास में उत्पन्न व्यक्ति सुन्दर रूप एवं सुख से युक्त, काव्य रचना करने 
बाला, श्रेष्ठ, पवित्र, गुणवान्‌, घनवान्‌ तथा कामी होता है ॥ १०३ ॥ 
कातिक मास फल-- 


qui कामबुद्धिश्च दुरात्मा क्रयविक्रयी । 
पापीयान्‌ दुष्टचित्तश्च कातिके जायते नरः ॥ १०४॥ 
जिसका जन्म कातिक मास म होता है वह अधिक घनी, कामुक, दुरात्मा, 
क्रप-विक्रय करने वाला, पापी तथा दु. बुद्धि वाला होता है ॥ १०४॥ 
मार्ग शीर्ष मास फल-- 
मृदुभाषी घनी धर्मो बहुमित्रः पराक्रमी । 
परोपकारी जातञ्च मागशीर्ष भवेन्नरः 11 १०५ !। 
जो ब्यक्ति माशे शीर्ष गें उत्पन्न होता है । वह मधुर बोलने वाला, धनवान्‌, 
धामिक, बहुत मित्रों वाला, पराक्रमी, दूसरों का हित करनेवाला होता है।॥१०५॥ 


Vs ¡a हिन्दीव्याज्योपेता 


पौष मास फल-- 
श्र उपग्रप्रतापी च पितुदेवविवजितः । 
ऐश्वयंजन्मकारी च पौषे मासे नरो भवेत ॥ १०६ ॥ 
पौष मास में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति शूर, उग्र ( क्रोधी ), पराक्रमी, पितर 
'तथा देवताओं की सक्ति से रहित, धन सम्पत्ति पैदा करने वाला होता है UPR 
माघ मास फल-- 


मतिमान्‌ घनवांश्चेव श्रो निष्ठ्रभाषकः | 
कामुकञ्च रणे धीरो माघजातो भवेन्नरः ।। १०७॥ 
माघ मास में जन्म लेने से बुद्धिमान्‌, धनवान्‌, शूर, कटु वचन बोलने वाला, 
“कामी तथा संग्राम में धेयं रखने वाला व्यक्ति होता है ॥ १०७॥ 
फाल्गुन मास फल 
शुक्तः परोपकारी च घनविद्यासुखान्वितः | 
विदेशे sad नित्यं फाल्गुने जायते नर: || १०८॥ 
फाल्गुन मास में जन्म लेने वाला व्यक्ति स्वच्छ ( गोर ) वर्ण वाला, परोपकारी, 
"धन, विद्या और सुख से युक्त, तथा विदेश में भ्रमण करने वाला होता है ॥१०८॥ 
अधिमास का फल-- 
विषयहीनमतिः सुचरित्रदुगविविधर्तीर्थकरश्च निरामयः | 
सकलवल्लम आत्महितद्धुरः खलु मलिम्लुचमासभवो AT: ॥१०६॥ 
मलिम्लुच ( अधिकमास ) में उत्पन्न व्यक्ति विषय-वासनाओं से रहित बुद्धि- 
- वाला, सच्चरित्र एवं सुन्दर नेत्रों वाला, विभिन्न तीर्थो की यात्रा करने वाला, रोग- 
रहित, समी लोगों का प्रिय तथा अपना हित करने वाला होता है ॥ १०६ ॥। 
कृषण पक्ष का फल-- | 
निष्ठुरो दुर्मखश्चैव स्त्रीढ षो मतिहीनक: । 
परप्रेक्षो जनर्यृक्तः HOTT WAT ॥ ११० ॥ 
जिसका जन्म कृष्ट पक्ष में होता है वह निष्ठुर, विभत्स मुख वाला, खी का 
“eet, बुद्धिहीन, पराश्चित, तथा लोगों से युक्त ( सामाजिक ) होता है ॥ ११० ॥ 
शुक्ल पक्ष का फल-- 
पूर्णचन्द्रनिभ: श्रीमान्‌ सोद्यमो बहुशास्त्रवित्‌ | 
कुशलो ज्ञानसंपन्नः शुक्लपक्षे भवेन्नरः । १११ tt 
जिसका जम्म शुक्ल पक्ष में होता है वह पूर्ण चन्द्रमा की तरह कान्ति वाला, 
0h, बहुत शाखों को जानने वाला, निपुण, तथा शान सम्पन्न होता है।। १११॥ 


मानसागरी २६ 


प्रतिपदा“ 
SU धनैहीनः कुलसंतापकारक: । 
व्यसनासक्तचित्तश्व प्रतिपत्तिथिजो नर: ॥ ११२ u 
प्रतिपदा में उत्पन्न व्यक्ति क्रुर ( हिसक ) लोगों का साथी, धन से हीन, कुल 
( परिवार ) को सन्तप्त करने वाला तथा बुद्धि को व्यसन में लीन रखने वाला: 
होता है। ११२ ॥। 
द्वितीया-- 
परदाररतो नित्यं सत्यशौचविवर्जित: | 
तस्कर: स्नेहहीनश्व द्वितीयासम्भवो नर: ॥ ११३ 0 
जो द्वितीया मं जन्म लेता हैं वह सदा दूसरों की लियो में आसक्त, सत्य गौर 
पवित्रता से रहित, चोर, तथा स्नेह से रहित होता है ॥। ११३ ॥ 
garat— 


अचेतनो$तिविकलो निद्रंग्य: पुरुषः सदा । 
परद्ठ षरतो नित्यं तृतीयायां भवेन्नरः ॥ ११४ ॥। 
तृतीया में जिसका जन्म होता है वह चेतना हीन ( ज्ञान शून्य ), अत्यन्त व्यग्र, 
निर्धन, तथा सदैव दूसरों से द्वेष करने वाला होता है Lv 
चतुर्थी-- 
महाभोगी च दाता च मित्रस्नेहों विचक्षण: । 
घनसंतानयुक्तश्च चतुर्थ्यां यदि जायते ॥ ११५ ॥ 
जिसका जन्म चतुर्थी तिथि में होता है वह अधिक सुख भोग करने वाला,. 
दानी, मित्रों से स्नेह करने वाला, विद्वान्‌, घन तथा पुत्र से युक्त होता है ॥ ११५ ॥ 
पष्चमी-- 
व्यवहारी गुणग्राही पितृमात्रोश्च रक्षक: । 
दाता भोक्ता तनुप्रीतः पञ्चमीसम्भवो नरः ॥ ११६॥ 
पश्चमी तिथि में ओ उत्पन्न होता है वह व्यावहारिक, गुण को ग्रहण करने. 


वाला, माता-पिता की रक्षा करने वाला, दानी, मोगी, तथा प्रफुल्लित atte: 
वाला होता है। ११६ ॥ 


षष्ठी" 
नानादेशाभिगामी च सदा कलहकारकः। 
नित्यं जठरपोषी च षष्ठ्यां जातो WaT: ।। ११७ ॥ 


३० “मनोरमा? हिन्दीब्याख्योपेता 


षष्ठी तिथि में उत्पन्न व्यक्ति बहुत से देशों में भ्रमण करने वाला, सदा कलह 
करने बाला, तथा निरन्तर अपना उदरपोषण करने वाला होता है।। ११७ ॥ 
सप्तमी-- 
अल्पतोषी च तेजस्वी सौभाग्यगुणसंयुक्तः । 
पुत्रवान्‌ घनसम्पन्नः सप्तम्यां जायते नर: ॥ ११८॥ 
जो सप्तमी में जन्म लेता है वह थोड़े मे सन्तुए होने वाला, तेजस्वी, सौभाग्य 
Ta गुणों से युक्त, पुत्रवान्‌ तथा घन से सम्पन्न होता है॥ ११८ ॥ 
अष्टमी-- 
घमिष्ठः सत्यवादी च दाता भोक्ता च वत्सल: । 
गुणज्ञः सवंकायंज्ञो ह्यष्टमीसम्भवो नर: ।। ११९ ॥ 
अष्टमी में उत्पन्न व्यक्ति घामिक, aes बोलने बाला, दानी, भोगी, दयाभाव 
रखने वाला, गुणी, तथा सभी प्रकार के कार्यों को जानने वाला होता है ॥ ११६॥ 
नवमी-- 
देवताराघक: पुत्री घनस्त्रीसक्तमानसः । 
शास्त्राम्यासरतो नित्यं नवम्यां जायते यदि ॥ १२० ॥। 


नवमी तिथि में जन्म लेने वाला व्यक्ति देता की आराधना करने वाला, 
qua, धन और खी में आसक्त चित्त वाला, तथा निरन्तर शास्त्रों का अभ्यास 
करने वाला होता है १२० ॥ 
दक्ञमी-- 
दशम्यां धमंशास्त्रज्ञो देवमेवी च याजकः | 
तेजस्वी सोख्यसंयुक्तो जायते मानवः सदा॥ १२१ ॥ 
जिसका जन्म दशमी तिथि में होता है वह धमंशाख का ada, देवताओं का 
सेवक, यज्ञ करने वाला, तेजस्वी, तथा सदेव सुख से युक्त हाता है ॥ १२१॥ 
\ एकादशी-- 
अल्पतोषी नरेन्द्रस्य गेहगामी शुचिभवेत्‌। 
धनी पुत्री भवेद्धीमानेकादश्यां भवेन्नरः ॥ १२२॥ 
जो एकादशी मे जन्म लेता है वह थोडे म सन्तुप्र, राजा के घर मे जाने वाला, 
afameat, धनवान्‌, पुत्रवान्‌ तथा बुद्धिमान्‌ होता है १२२ ॥ 
हादशी-- 
चपलम्रपलञजानी सदा क्षीणवपुः स्मृतः । 
'देशभ्नसणशीलञ्च द्वादशीजातको भवेत्‌ ॥ १२३ ॥ 


मानसागरी ३१ 


द्वादशी में जन्मलेने वाले व्यक्ति को चञ्चल बुद्धि, सदैव कृश शरीर तथा 
देशाटन में रुचि रखने वाला समझें ।। १२३ ॥ 


त्रयोदणी -- 
महासिद्धो महाप्राज: शास्त्राम्यासी जितेन्द्रियः । 
परकार्यरतो नित्यं त्रयोदश्यां यदा भवेत्‌ ॥ १२४ ॥ 
त्रयोदशी तिथि म उत्पन्न व्यक्ति महान्‌ साधक, अधिक बुद्धिमान्‌, mel का 


अभ्यास करने वाला, team, नित्य दूसरों का कार्य करने वाला 
होता है ॥।१२४॥ 
| 
चतुदंशी — 


घनाढ्यो घर्मशौलश्च शरः सद्वाक्यपालकः | 
राजमान्यो यशस्त्र फ च चतुर्दश्यां यदा भवेत्‌ ॥ १२५ ॥ 
चतुदेशी म उत्पन्न व्यक्ति घन से युक्त घामिक, शुर, अच्छे लोगों के वचनों का 
पालक (आदर्णवादी), राजा से सम्मानित तथा यशस्बी होता है ॥१२५॥ 
पूणिमा-- 
श्रीमांश्च मतिमांश्रापि महाभोजनलालसः | 
उद्यतः परदारेषु ह्यासक्तः पूणणिमाभवः ॥ १२६ ॥ 
पुणिमा तिथि में उत्पन्न पुरुष धनव न्‌, बुद्धिमान्‌, अधिक मोजन की इच्छा 
रखने वाला, उद्योगी तथा पर स्त्री मे आसक्त होता है ॥ १२६ ॥। 
अमावस्दा-” 
स्थिरारम्भपरद्दषी ढक्रो मूर्खः पराक्रमी । 
मूवमन्त्री च सञज्ञानोश््यमावास्याभवो नर: ॥ १२७॥ 
जिसका जन्म अमावस्या म होता है वह धीरे-बीरे कार्य आरम्भ करने वाला, 
दूसरों से द्वेष करने वाला, कुटिल, मूर्ख, पराक्रमी, मूढ व्यक्ति का सलाहकार तथा 
स्वय ज्ञानी होता है ॥१२७॥ 
नन्दादि तिथियों की संज्ञ 
नन्दा भद्रा जया रिक्ता पूर्णा च तिथयः क्रमात्‌ । 
वारत्रयं समावत्यं तिथयः प्रतिपन्मुखाः ॥ १२८॥ 


प्रपिदा आदि तिथियों में पाँच-पाँच तिथियों की Whe एर आवृत्ति करने से 
क्रम से नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता तथा पूर्णासंशक तिथियाँ ड्रीती हैं। यमा-- 


३२ 


नन्दा तिथि का फल-- 
नन्दातिथौ नरो जातो महामानी ज कोविदः । 
देवताभर्क्तिनिष्ठश्व ज्ञानी च प्रियवत्सलः॥ १२६ ॥ : . 
नन्दा ( १, ६, ११ ) तिथियों में उत्पन्न मनुष्य विशिष्ट आदर वाला, विद्वान” 
देवताओं की भक्ति में निष्ठावान्‌, ज्ञानी तथा प्रिय लोगों पर अनुग्रह करने वाला. 


होता है ॥ १२६ ॥ 
अद्रा तिथियों का फल 
भद्रातिथौ बन्धुमान्यो राजसेवी धनान्वितः । 
संसारभयभीतश्च परमार्थमतिनंरः ॥ १३० ॥ 


भद्रा ( २, ७, १२ ) तिथियों में उत्पन्न व्यक्ति बन्धुओ द्वारा सम्मानित, राजा 
का सेवक, धन से युक्त, संसार से भयमीत तथा दूसरों के हित की भावना रखने 
बाला होता है ।। १३० ।। 
जया तिथि फल-- 
जयातिथौ राजपूज्यः पुत्रपौत्रादिसंयुतः । 
श्रः शान्तञ्च दीर्घायुर्मनोविज्ञञ्च जायते॥ १३१ ॥ 
जया ( ३, ८, १२) तिथियों में जन्म लेने वाला पुरुष राजा द्वारा पूज्य 
(सम्मानित), पुत्र-पौत्रो से युक्त, शूर, शान्त, दीर्घायु तथा मनोवैज्ञानिक होता है ॥ १ ३१।। 
रिक्ता तिथि का फल 
रिक्तातिथौ वितर्कशः प्रमादी गुरुतिन्दकः | 
मदहन्ता च BHT नरो भवेत्‌ ॥ १३२॥ 
de तिथियों में जन्म AR वाला मसुष्य तर्क बितके ( तर्क- 


रिक्ता (४, ९, 
शास्त्र ) को जानते 
को जानने बाला, 


प्रमाद (असागथानी ) करने वाला, गुदतिम्दक, ares 
a करने गाला तथा कामुक होता है ॥ १३२ ॥ 


मानस्ागरी ३३ 


पूर्णा तिथि फल 
aa: q वेदशास्त्राथंतत्त्ववित्‌ | 
सत्यवादी शुद्धचेता विज्ञो भवति मानवः॥ १३३ ॥ 
पूर्णा ( ५, १०, १५ ) तिथियों में ओ जन्म लेता है वह व्यक्ति घन से पूर्ण, बेद- 
शास्त्र के तस्व को जानने बाला, सत्य बोलने बाला, शुद्ध हृदय तथा विद्वान्‌ 
होता है ॥। १३३ ॥। 
रविवार फलम्‌ 
पित्ताघिकोऽतिचतुरस्तेजस्वी समरप्रियः | 
दाता दाने महोत्साही सूर्यवारे भवेन्नरः 11 १३४॥ 
सूयं ( रवि ) वार को उत्पन्न हुआ व्यक्ति अधिक पित्तवाला, अत्यन्त चतुर, 
तेजस्वी, gafa, दानी तथा दान में अत्यधिक उत्साही होता है ।। १३४ ॥ 
सोमवार फल--- 
मतिमान्‌ प्रियवाक्‌ शान्तो नरेन्द्राश्रयजीविकः | 
समदुःखसुखः श्रीमान्‌ सोमवारे भवेत्पुमान्‌ ॥ १३५॥ 
सोमवार को जिसका जन्म होता है वह बुद्धिमान्‌, प्रिय बोलने वाला, शान्त, 
राजाओं के अश्रित रहकर जीविका प्राप्त करने वाला, सुख और दुःख में समान 
तथा कान्तियुक्त होता है। १३१५ 0 
भौमवार फल-- 
वक्रबुद्धिजराजीवी रणोत्साही महाबली | 
सेनानीस्तन्त्रपालो वा घरापुत्रदिनोद्रवः ॥ १३६ ॥ 
मङ्गलवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति वक्र बुद्धि वाला ( कट नीतिज्ञ), 
बुद्धावस्था तक जीवित रहने वाला ( दीर्घायु ), संग्राम में उत्साह दिखाने वाला, 
महान बलवान्‌, सेना-नायक, अथवा शासकीय किसी तन्त्र ( संगठन ) का रक्षक 
होता है ।। १३६ ॥ 
बुधवार फल-- 
लिपिलेखनजीवी स्यात्प्रियवाक्पण्डितः सुधी: । 
रूपसंपत्तिसंयुक्तो बुघवासरसम्भवः ॥ १३७ ॥ 
जिस ब्यक्ति का जन्म बुधवार को होता है उसकी जीविका, लिपि ( सुन्दर 
अक्षरों में प्रतिलिपि ) और लेखन-कायं ( निबन्ध, पुस्तक ) से होती है। तथा वह 
प्रियवादी, विद्वान्‌, सुबुद्ध, सुन्दर स्वरूप एवं सम्पत्ति से युक्त होता है ॥ १३७॥ 
गुरुवार फल 
घनविद्यागुणोपेतो विवेकी जनपूजितः । 
आचाय: सचिवो वा स्याद्‌ गुरवासरसम्भवः ॥ १३८ ॥ 
३ मा० सा० 


३४ भनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


गुरुवार को उत्पन्न ब्यक्ति धन, विद्या, और गुणों से युक्त, विवेकशील, लोगों 
से पूजित ( सम्मानित), आचार्य ( गुरु, उपदेशक ) तथा मन्त्री होता है ॥ १३८ ॥ 
शुक्रवार फल -- 
चलचित्तः GUN धन-क्रीडारतः सदा। 
बुद्धिमान्‌ सुभगो वाग्मी भृगुवारे भवेन्नरः ॥ १३६॥ 
शुक्रवार को जन्म लेने वाला व्यक्ति wee प्रकृति वाला, देवताओं का द्वेषी, 
धन एवं क्रीडा में सदेव आसक्त, बुद्धिमान्‌, सौ माग्यशाली तथा वक्ता होता है ॥ १३९॥ 
शनिवार फल-- 
स्थिरजः स्थिरगीः FT दुःखचित्तः पराक्रमी । 
अधोदुड न चलः केशी वृद्धनारीरतः सदा ॥ १४०॥। 
जिसका जन्म शनिवार को होता है वह आलसी पुरुष से उत्पन्न, स्थिर (73) 
वचन बोलने वाला, क्रूर, दु.खित हृदय, नीचे देखने वाला, अडिग, केश (बाल) 
रखने वाला तथा वृद्धा खी में आसक्त रहने वाला होता है ॥ १४० ।। 


दिवस जन्म फल--< 
सद्धमंयुक्तो बहुपुत्रभोगी प्रियान्वितः कामनिपीडिताङ्गः । 
वस्त्रानुयुक्तो मतिमान्‌ सुरूपो भवेन्मनुष्यश्च दिवा-प्रसृतः ।। १४१॥ 
दिन में उत्पन्न हुआ व्यक्ति उत्तम धम से युक्त, बहुत पुत्रों वाला, अधिक सुखो- 
पमोग करने वाला, प्रिया ( पत्नी ) से युक्त, काम से पीडित अंगों वाला, वळोंसे 
सम्पन्न, बुद्धिमान तथा सुन्दर स्वरूप वाला मनुष्य होता है ॥ १४१ ॥ 
रात्रि जन्म फल-- 
मन्दवाग्बहुकामार्तः क्षयरोगी मलीमसः। 
क्र्रात्मा छन्नपापञ्च निशि जातो भवेन्नरः ।। १४२ ॥। 
रात्रि में जिसका जन्म होता है वह घीमी आवाज में बोलने वाला, अधिक 
काम से पीडित, क्षयरोग युक्त, मलिन हृदय, Bt स्वभाव, तथा छिपे रूप से पाप 
करने वाला होता है ।। १४२ !। 


नक्षत्र फल 
अश्विनी 
सुरूपः सुभगो दक्षः स्थूलकायो महाधनी | 
अश्विनीसम्भवो लोके जायते जनवल्लमः ॥ १४३ ॥ 
अश्विनी नक्षत्र में अन्म लेने वाला व्यक्ति सुन्दर, सौमाग्य शाली, कुशल, स्थूल 
शरीर वाला, बहुत धनी, तथा लोक में जनप्रिय होता है॥ १४३ ॥ 


मानसागरी ३५ 


भरणी" 
अरोगी सत्यवादी च सत्प्राणश्व qu | 
भरण्यां जायते लोकः सुसुखी घनवानपि ॥ १४४ ॥। 
मरणी में उत्पन्न व्यक्ति रोग रहित, सत्य बोलने वाला, सत्यनिष्ठ, हृढप्रतिश्च, 
संसार में सुखी तथा धनवान होता है 1। १४४ ॥ 


कृत्तिका-- 
कृपणः पापकर्मा च क्षुघालुनित्यपीडित: | 
अकर्म कुरुते नित्यं कृत्तिकासम्भवो नरः ॥ १४५॥ 
कृत्तिका में उत्पन्न पुरुष कृपण (कंजूस), पापकम करने वाला, भूखा | निरन्तर 
पीड़ित, तथा नित्य कुकर्म करने वाला होता है ॥ १४५॥ 
रोहिणी 
घनो Fam मेधावी नृपमान्यः प्रियंवदः । 
सत्यवादी सुरूपश्च रोहिण्यां जायते नरः ॥ १४६ ॥ 
जो रोहिणी में जन्म लेता है वह धनवान, कृतज्ञ ( उपकार मानने वाला ), 
प्रतिभा-सम्पन्न, राजा द्वारा सम्मानित, प्रियवादी, सत्यवादी, तथा सुन्दर स्वरूप 
याला होता है ।। १४६ Ut 
मृगशीषं-- 
चपलश्चतुरो धीर: कूटकमंस्वकमंकृत्‌ | 
अहङ्कारी परद्ध षी मृगे भवति मानवः । १४७॥। 
मृगशिरा म उत्पन्न व्यक्ति चपल (चञ्चल), चतुर, धैर्यवान, छल कम, एवं अपना 
कायं करने वाला, अहंकार युक्त तथा दूसरों से द्वेष रखने वाला होता है ॥ १४७॥ 
आद्रा 
कृतध्नः कोपयुक्तश्च नरः पापरतः शठः | 
आद्रीनक्षत्रसम्भूतो धनधघान्यविवजितः ॥ १४८ ॥ 
aret नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति कृतघ्न ( उपकार के बदले अपकार करने 
बाला ), क्रोधी, पाप में लीन, दुष्ट, तथा घन-सम्पत्ति से हीन होता है ॥ १४८ ॥ 
पुनवेसु-- 
शान्तः सुखी च सम्भोगी सुभगो जनवल्लभः । 
पुत्रमित्रांदभिर्यृक्तो जायते च पुनवंसौ॥ १४६॥ 


३६ 'मनोरमा” हिन्दीब्याख्योपेता 


पुनवंखु में जन्म लेने वाला शान्त, सुखी, सुरति प्रिय," सुन्दर, जनप्रिय, पुत्र 
और मित्रों से युक्त होता है ॥ १४९ ॥ 


= देवधमंघनर्युक्त पुत्रयुक्तो विचक्षणः । 
पुष्ये च जायते लोकः शान्तात्मा सुभगः सुखी ॥ १५० it 
पुष्य में उत्पन्न होने वाला मनुष्य देवता ( भक्ति ), धर्म धन, और पुत्र से युक्त, 
विद्वान, शान्त चित्त, सुन्दर तथा सुखी होता हैं ।। १५० N 
आश्लेषा 
सरवंभक्षी कृतान्तश्च कृतघ्नो TAH: खल: । 
आश्लेषायां नरो जातः कृतकर्मा हि जायते॥ १५१॥ 
आश्लेषा में जिसका जन्म होता है वह सवंभक्षी ( सब कुछ खाने वाला ), 
यमराज तुल्य, कृतघ्न, ठग, दुष्ट, तथा किये हुये कार्य को दुहराने वाला होता है ।* 


मघा-- 
बहुमृत्यो घनी भोगी पितृभक्तो महोद्यमी। 
चमूनाथो राजसेवी मघायां जायते नरः॥ १५२॥ 
मधा में जन्म लेने वाला पुरुष बहुत नोकरों वाला, धनी, भोगी, पिता का 
मक्त, महान उद्योगी, सेनापति, तथा राजकोय सेवक होता है ॥ १५२ ॥ 
पूर्वाफाल्गुनी-- 
विद्यागोधनसंयुक्तो गम्भीरः प्रमदाप्रियः । 
ूर्वाफाल्गुनिकाजातः सुखी पण्डितपुजितः ॥ १५३॥ 
जिसका जन्म पूर्वाफाल्गुनी में होता है वह विद्या, गाय और घन से युक्त, 
गम्भीर, खी प्रेमी, सुखी तथा विद्वानों से सम्मानित होता है ॥ १५३ ॥ 
उत्तरा फाल्गुनी-- 
दान्तः शूरो मुदुर्वक्ता धनुवंदार्थपण्डितः। 
उत्तराफाल्गुनीजातो महायोद्धा जनप्रियः॥ १५४॥ 
जो उत्तरा फाल्गुनी मे जन्म लेता है वह दमन करने वाला, शूर, मृदुभाषी, 
धनुविद्या में कुशल, महान्‌ योद्धा तथा जनप्रिय होता है ॥ १५४॥ 
इस्त 
असत्यवचनो धृष्टः सुरापी बन्धुवजितः । 
हस्तो जातो नरश्चौरो जायते पारदारिकः १५५॥। 


१. “सम्यक प्रकार से भाग करने वाला यह भी अर्थ है। 


मानसागरी ३७ 


हस्त में उत्पन्न व्यक्ति असत्य बोलने वाला, ga ( ढीठ, निलंज्ज ), मद्यपान 
करने वाला, बम्धुओं से रहित, चोर तथा परखी को रखने बाला होता है ॥१५५॥ 
चित्रा 
पुत्रदारधुतस्तुष्टो धनधान्यसमन्वितः | 
देवत्राह्मणभक्तश्च चित्रायां जायते नरः ॥ १५६ ।। 
चित्रा में उत्पन्न पुरुष पुत्र एवं खी मे युक्त, सन्तु, धन-धान्य से सम्पन्न, देवता 
तथा ब्राह्माण का भक्त होता है ॥ १५६ ॥। 
स्वाती 
विदग्धो धामिकश्चेव कृपण: प्रियवल्लभः | 
सुशीलो देवभक्तश्च स्वातौ जातो भवेन्नरः ॥ १५७ ॥। 
स्वाती में उत्पन्न होने से मनुष्य विद्वान्‌, धामिव, कृपण, खरी का प्रेमी, सुशील, 
सथा देवताओं का मक्त होता है !! १५७ ॥। 


विशाखा-- 
अतिलुब्घोऽतिमानी च निष्ठुरः कलहप्रियः । 
विशाखायां नरो जातो वेश्याजनरतो भवेत्‌ ॥ १५८ ॥। 
यदि विशाखा म जन्म हो तो अत्यन्त नोमी, अभिमानी, निर्दय, कलह प्रिय 
( झगड़ालू ) तथा वेश्याओं में आसक्त रहता है ॥ १५८ ॥ 
अनुराधा 
पुरुषार्थप्रवासी च बन्धुकार्ये सदोद्यमी । 
अनुराधाभवो लोकः सदा धृष्टश्च जायते ।। १५९ ॥। 
अनुराधा में उत्पन्न मनुष्य पुरुषार्थी, प्रवासी (धर से दूर देश में रहने वाला), 
TEA के कार्य में सदा प्रयत्न शील, तथा सदेव वृष्ट होता हैं॥ १५६ ॥ 
ज्येष्ठा--- 
बहुमित्रप्रधानञ्च कविर्दान्तो विचक्षण: । 
ज्येष्ठाजातो धमंरतो जायते शूद्रपूजितः ॥ १६० ॥ 
ज्येष्ठा में जन्म लेने वाला बहुत मित्रों वाला, श्रेष्ठ, कवि, उदार, विद्वान, धर्म 
में लीन तथा शृद्रो से पूजित होता है ॥ १६० ॥। 
मूल 
सुखेन gent धतवाहनाढधो feat बलाढधः स्थिरकमंकर्ता । 
भ्रतापितारातिजनो मनुष्यों मूले कृती स्याज्जननं प्रपन्नः ॥१६१॥ 


Ya añar रिन्दीव्यारूणोपेता 


मूल नक्षत्र में जो जन्म लेता है वह सुख, धन एवं वाहन से युक्त, far, 
बलवान, स्थिर चित्त से कार्ये करने, तथा छात्रुओं का दमन करने वाला 
होता है १६१ ॥ 
पुर्वावाढा-- 
दृष्ट्मात्रोपकारी च भाग्यवांश्च जनप्रियः । 
पूर्वाषाहाभवो नूनं सकलार्थविचक्षणः॥ १६२॥ 
यदि पूर्वाषाढा में जन्म हो तो निश्चय ही वह देखने मात्र से परोपकार 
करने वाला, माग्यवान्‌, जनप्रिय, तथा समस्त अर्थो को जानने वाला विद्वान 
होता है ॥ १६२॥ 
उत्तराषाढा” 
बहुमित्रो महाकायो जायते विनतः सुखी । 
उत्तराषाठ्सम्भूतः शरश्च विजयी भवेत्‌ ॥ १६३॥। 
जिसका जन्म उत्तराषाढा में होता है वह अधिक मित्रों एवं विशाल शरीर 
वाला, विनम्र, सुखी, शूर, तथा बिजयी होता है ॥ १६३ ॥ 


अभिजित्‌-- 
अतिसुललितकान्ति: सम्मतः सज्जनानां 
ननु भवति विनीतश्रारुकीति: सुरूपः । 
द्विजवरसुरभक्तिर्व्यक्तताङ्मानवः स्या- 
दभिजिति यदि सूतिर्भृपतिः स स्ववंशं ॥ १६४ ॥। 
अभिजित्‌ में उत्पन्न हुआ मनुष्य अत्यन्त मनोहर कान्ति वाला, सञ्जनों से आदर 
प्राप्त, विनम्र, सुन्दर यश एवं स्वरूप वाला, देवता और ब्राह्मणों का मक्त, स्पष्ट 
वक्ता तथा अपने कुल में राजा को तरह होता है ॥ १६४ ॥। 


श्रवण 
कृतजः सुभगो दाता गुणः सर्वेश्च संयुतः । 
श्रीमान्‌ सन्तानबहुलः श्रवणे जायते नरः ॥ १६५॥ 
जिसका जन्म श्रवण मे होता है वह कृतज्ञ, सुन्दर, दानी, सभी गुणों से युक्त, 
धनवान्‌ तथा अधिक सन्तान वाला होता है । १६५ ॥। 
घनिष्ठा-- 
गीतप्रियो बन्धुमान्यो हेमरत्नैरलंकृतः। 
जातो नरो धनिष्ठायां शतेकस्य पतिर्भवेत्‌ ।। १६६ 10 


मानसागरी ३६३ 


[0 


धनिष्ठा में जन्म लेने वाला पुरुष गीत का प्रेमी, माइयों द्वारा सम्मानित, स्वर्णे 
एवं रत्नों से सुसज्जित, तथा एक सौ व्यक्तियों का नायक होता है ॥ १६६ ॥ 
शत मिषा-- 
कृपणो FATT: स्यात्परदारोपसेवक: । 
जातः शतभिषायां च विदेशे कामुको भवेत्‌ ॥ १६७ ॥ 


शतभिषा में उत्पन्न पुरुष कृपण, घनवान, परस्त्री का सेवन करने वाला, तथा 
विदेश में कामुक प्रवृत्ति वाला होता है ।। १६७ ॥ 


पूर्वामाद्रपदा-- 
वक्ता सुखी प्रजायुक्तो बहुनिद्रो निरर्थकः । 
पूर्वाभाद्रपदायां च जातो भवति मानव: ॥ १६८॥। 


पूर्वा भाद्रपदा में उत्पन्न मनुष्य वक्ता, सुखी, सन्तान युक्त, अधिक सोने वाला 
तथा निरर्थक ( बेकार ) होता है ॥ १६८ ॥ 


उत्तरा माद्रपदा --- 
गौर: ससत्त्वो धर्मज्ञः शत्रघाती परामर: । 
उत्तराभाद्रपदजो नरः साहसिको भवेत्‌ ॥ १६९ ।। 
उत्तरा भाद्रपदा में जिसका जन्म होता है वह गोर वर्ण वाला, सतोगुणी, धमं 
का ज्ञाता, शत्र का नाश, देवता तुल्य तथा साहसी होता है ।। १६६ ॥। 
रेवती-- 
सम्पूर्णाङ्गः शुचिर्दक्षः साधु श्रो विचक्षण: । 
रेवतीसम्भवो लोके धघनधान्येरलंकृतः ॥ १७० ll 


रेवती में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, पूर्ण अङ्गो वाला, पवित्र, चतुर, साधु, शूर, 
विद्वान तथा घन-धान्य से सुमज्जित होता है ॥ १७० ॥ 


योगज फल 


विष्कस्म-- 
विष्कम्म* जातो मनुजो रूपवान्‌ भाग्यवान्‌ भवेत्‌ | 
नानालद्धारसम्पूर्णा महाबुद्धिविशारद: ॥ १७१ ॥ 
fassen योग में उत्पन्न gar पुरुष रूपवान (सुन्दर ) माग्यवान्‌, विविध प्रकार 
के आभूषणों से पूर्ण, अतीव बुद्धिमान्‌ एवं विद्वान होता है॥ १७१ ।। 
१. 'बिष्कुम्भ' इति पाठान्तरम्‌ 


Yo “मनोरमा? हिन्दीब्याख्योपेता 


प्रीति-- “ 
प्रीतियोगे समुत्पन्नो योषितां वल्लभो भवेत्‌ । 
तत्त्वज्ञक्व महोत्साही स्वार्थ नित्यं Hater: । १७२ ॥ 
प्रीति योग में उत्पन्न होने बाला feat का प्रेमी, तत्व को जानने वाला, महान 
उत्साही तथा स्वार्थ पूति में नित्य प्रयत्नशील रहता है ॥॥ १७२ ॥। 
आयुष्मान्‌ 
आयुष्मन्ञामयोगे च जातो मानी धनी कवि: । 
दीर्घायुः सत्त्वसम्पन्नो युद्धे चाप्यपराजितः y १७३॥ 
आयुष्मान्‌ योग में जिसका जन्म होता है वह अभिमानी, घनी, कवि, दीर्षायु, 
शक्ति सम्पन्न, तथा युद्ध में अजेय होता है ॥ १७३ ॥ 
सौ भाग्य 
सौभाग्ये च समुत्पन्नो राजमन्त्री स जायते | 
निपुणः waaay वनितानां च वल्लभः ॥ १७४ ॥ 
यदि सौमाग्य योग में जन्म हो तो वह राजा का मन्त्री, समी प्रकार के कार्यों 
में कुशल, तथा स्त्रियों का प्रिय होता है ॥ १७४॥ 
शोमन-¬ 
शोमने शोभनो बालो बहुपुत्रकलत्रवान्‌ | 
आतुरः सर्वकार्यषु युद्धभूमौ सदोत्सुकः॥ १७५ ॥ 
शोभन योग में उत्पन्न बालक सुन्दर, बहुत पुत्र एवं स्त्री वाला, समी 
कार्यों में जल्दबाजी करने वाला, तथा युद्ध भूमि में सदा उत्सुक रहन वाला 
होता है ।। १७५ ॥ 
अतिगण्ड— 
अतिगण्डे च यो जातो मातृहन्ता भवेच्च सः। 
गण्डान्तेषु च जातस्तु कुलहन्ता प्रकीतितः।। १७६ ॥ 
अतिगण्ड में जिसका जन्म होता है वह अपनो माता का वध करने वाला, 
होता है । यदि गण्डान्त' में उत्पन्न हो तो रामस्त कुल का नाश करने वाला 
होता है ।। १७६ ॥ 


१. गष्डान्त तीन प्रकार का होता है। तिथि गण्डान्त, नक्षत्र गण्डान्त तथा लग्न 
गण्डान्त | aera: विशेष तिथि, नक्षत्र और लग्नों के सन्धिकाल को गण्डान्त, 
कहा आता है। ये अशुभ होने से शुम कायों में वाजित Fi इन गण्डाम्तो 


मानसागरी x? 


सुकर्मा 
सुकमं-नामयोगे तु सुकर्मा जायते नरः। 
सर्वेः प्रीतः सुशीलश्च रोगी भोगी गुणाधिकः ॥ १७७॥ 


सुकर्मा नामक योग में जन्म हो तो वह अच्छाकार्य करने वाला, सभी जनों का 
प्रिय, सुशील, रोगी, भोगी तथा अधिक गुणों वाला होता है ॥ १७७ ॥ 

बुति 
धृतिमान्‌ धृतियोगी च कीतिपुष्टिघनान्वितः | 

भाग्यवान्‌ सुखसम्पन्नो विद्यावान्‌ गुणवान्‌ भवेत्‌ ।। १७८ ।। 


यदि घृति योग में जन्म हो तो वह धेयेवान्‌, यशश्वी, स्वस्थ एवं धन से युक्त, 
माग्यशाली, सुख सम्पन्न, विद्वान तथा गुणी होता है ॥ १७८ ॥। 


शले श्लव्यथायुक्तो धामिकः शास्त्रपारगः। 
विद्यार्थकुशलो यज्वा जायते मनुजः सदा॥ १७६ ॥ 


में अन्म लेने वाला शिशु भी अशुभ फलकारक तथा दुःखी होता है । गण्डान्तों 
का विवेचन इस प्रकार क्या गया है-- 


ज्येष्ठापौण्ण मसाप मान्त्यघ टिकायुग्मं 3 मूलाश्विनी, 

पित्र्यादी घटिकादवयं निगदितं age गण्डान्तकम्‌ | 

कर्काल्यण्डज  भान्ततो$धंघटिका भिन्नाश्विमेषादिगा, 

पूर्णन्ताद्‌ धटिकात्मकं त्वशुभदं नन्दातिथेश्चादिमम्‌ ॥ 

( मुहृत्तेचि० म० ६,४३ ) 

ज्येष्ठा, रेवती, आश्लेषा नक्षत्रों को अन्तिम दो घटी तथा मूल, अश्विनी, 
मघा नक्षत्रों की प्रारम्भिक दो घटी नक्षत्र गण्डान्त तथा कक, वृश्चिक, मीन 
राशियों की अन्तिम आधी घटी एवं सिह, धनु और मेष की आदि की आधी 
चटी लग्न गण्डान्त तथा पूर्णा तिथियों (२,१०,१५) की अन्तिम एक घटी और 
नन्दा तिथि (१,६,११) की आदि की एक-एक घटी तिथिगण्डान्त होती है | 


इस प्रकार ज्येष्ठा के अन्त में २ घटी तथा मूल के आरम्भ को २ घटी 
दोनों मिलकर ४ घटी तक नक्षत्र गण्डान्त होता है । कर्क राशि की अन्तिम ह 
धटी ( ३० पल ) तथा सिह राशि की प्रारब्भ की इ घटी अर्थात्‌ दोनो की 
सन्बिगत १ घटी राशि गण्डान्त तथा पूणिमा की अन्तिम एक घटी तथा प्रति- 
पदा की प्रारम्भ की एक, कुल २ घटी तक तिथि गण्डान्त होता है । इसी 
प्रकार अन्य नक्षत्रादि गण्डाम्तों को मी समझना चाहिये | 


४२ “मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


- जो मनुष्य शूल योग में पदा होता है वह शूल (पीड़ा ), व्यथा ( ददे ) से 
युक्त, घामिक, शास्त्रों का ममंज्ञ, विद्या एवं अर्थसंग्रह में कुशल, तथा यज्ञ करने 
याला होता है ॥ १७६ i 
77 गण्ड-- 

गण्डे गण्डव्यथायुक्तो बहुक्लेशो महाशिरा:। 
ह्वस्वकायो महाशरो बहुभोगी FEAT: १८० ॥ 
गण्ड योग में गण्ड ( फोड़ा ) की व्यथा से युक्त, अत्यन्त दुःखी, बडे शिर) एवं 
छोटा शरीर वाला, महान्‌ पराक्रमी, अधिक सुख भोग करने वाला तथा अपने 
संकल्प पर दृढ़ रहने वाला होता है ॥ १८० ॥ 
वृद्धि-- 
वृद्धियोगे सुरूपश्च बहुपुत्रकलत्रवान्‌ | 
धनवानपि भोक्ता च सत्त्ववानपि जायते ॥ १८१ ॥। 
जिसका जन्म वृद्धि योग में होता है वह सुन्दर, अधिक सन्तान एवं स्त्रियों 
बाला, घनवान्‌, मोगी, तथा शक्तिशाली होता है ॥ १८१ ।। 
घ्र व-- 
ध्रुवयोगे च दीर्घायुः सर्वषां प्रियदर्शन: । 
स्थिरकर्माऽतिशक्तश्च धुवबुद्धिश्व जायते i १८२ ॥ 
qa योग में जिसका जन्म होता है वह दीर्घायु, समी लोगों का प्रिय, स्थिर 
चित्त से कार्य करने वाला, अत्यधिक शक्ति शाली और स्थिर बुद्धि ( हढ्निश्चय ) 
वाला होता है ॥ १८२ ॥ 
ब्याघात-- 
व्याचातयोगजातश्च सर्वज्ञः सर्वपूजितः । 
सर्वकर्मकरो लोके विख्यातः सर्वकमंसु ॥ १८३॥। 
व्याघात योग में उत्पन्न व्यक्ति सब कुछ जानने वाला, सभी वर्गों से पूजित, 
सभी प्रकार के कार्यो को करने वाला तथा सभी प्रकार के कर्म के लिए संसार में 
विख्यात होता है ।। १८३ ॥ 
हर्षण--- 
हषंगे जायते लोके महाभाग्यो नृपप्रियः । 
धृष्टः सदा घनेर्यक्तो विद्याशास्त्रावशारदः॥। १८४॥ 


१. महाशिरा का अर्थ अधिक नसों वाला मी होता है । 


eee 


मानसागरी ४२ 


जो व्यक्ति हर्षण योग में जन्म लेता है वह अत्यधिक भाग्यशाली, राजाका 
प्रियपात्र, ag ( ढीठ या निलंज्ज ) सदैव धन से युक्त विद्या तथा शास्त्र का 
विशेषज्ञ होता है ॥ १८४ ।। 
au— 
बज्ञयोगे वऊमुष्टि: सवंविद्यास्त्रपारगः | 
धनधाव्यसमायुक्तस्तत्त्वज्ञो बहुविक्रमः ॥ १५५॥। 
बस्न योग में जन्म हो तो वख के समान मुष्टि ( बाक्सर ), सभी 
विद्याओं एवं अस्रो का विशेषज्ञ, घन-सम्पत्ति से युक्त, तत्त्व को जानने वाला एकं 
बहुत पराक्रमी होता है ।। १८५ ll 
fafe— 
सिद्धियोगे समुत्पन्नः सर्वसिद्धियुतो भवेत्‌ । 
दाता भोक्ता सुखी कान्तः शोकी रोगी च मानवः ॥ १८६॥ 
जो सिद्धि में जन्म लेता है वह सभी सिद्धियो से युक्त दानी, भोगी, सुखी» 
सुन्दर तथा शोक एवं राग स युक्त रहता है ॥ १८६ ॥ 
व्यतिपात 
व्यतीपाते नरो जातो महाकष्टेन जीवति। 
जीवेच्चेद्भाग्ययोगेन स भवेदुत्तमो नरः॥ १८७॥ 
जिसका जन्म व्यतीपात योग में होता है वह महान कष्ट के साथ जीवित 
रहता है । ( जीवित रहना कठिन होता है!) यदि भाग्ययोग से जीवित रह 
गया तो उत्तम पुरुष होता है 11 १5७ ॥ 
व रीयान्‌-- 
वरीयान्नामयोगे च बलिष्ठो जायते नरः । 
शिल्पशास्त्रकलाभिज्ञो गीतनृत्यादिकोविदः ॥ १८८ ॥ 
वरीयान्‌ योग में जन्म लेने वाला मनुष्य बलवान्‌, शिल्पशास््र ( मूति-कला ) 
एबं कला (चित्रकारो) का ज्ञाता, गीत, नृत्य आदि का विशेषज्ञ होता है ॥ १८८ ॥: 
परिध-- 
परिघे च नरो जातः स्वकुलोन्नतिकारक: । 
शास्त्रज्ञः सकविर्वाग्मी दाता भोक्ता प्रियंवदः ॥ १८६ ।। 
जो परिध मे जन्म लेता है वह अपने कुल की उन्नति करने वाला, शास्त्र 
का ज्ञाता, कविके साथ-साथ वक्ता, दानी, सुखमोग करने वाला एवं प्रिय 
भावी होता है १5५६ ।। 


१४४ 'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 
शिव 


— 
शिवयोगे नरो जातः सरवंकल्याणभाजनः । 
महादेवसमो लोके सदा बुद्धियुतो भवेत्‌ ॥ १६० ॥ 
शिव योग में उत्पन्न ब्यक्ति संसार में महादेव के समान समी प्रकार से कल्याण 
करने में समर्थ तथा सदेव बुद्धि से युक्त होता है । १६०॥ 
faz— 
सिद्धियोगे सिद्धिदाता मन्त्रसिद्धिप्रवतंक: । 
दिव्यनारीसमेतश्वच सर्वसंपद्युतो भवेत्‌ tee ॥ 
सिद्ध योग में उत्पन्न व्यक्ति सिद्धियों को देने वाला, मन्त्र एवं सिद्धि का 
"प्रचारक, सुन्दर स्त्री एवं समी सम्पदाओं से युक्त पुरुष होता है ॥ १९१ ॥ 
साघ्य-- 
साध्ये मानसिकी सिद्धियंशो$शेषसुखागम: । 
दीघंसूत्र: प्रसिद्धश्व जायते सवंसंमतः ॥ १९२ ॥ 
साव्य योग में उत्पन्न व्यक्ति को मानसिक सिद्धि, यश एवं असीम सुख को 
राप्ति होती है तथा वह आलसी, प्रसिद्ध एवं सबका प्रिय होता है १६२ ॥ 
शुम-- 
शुभे शुभशतरर्यृक्तो घनवानपि जायते । 
विज्ञानज्ञानसम्पन्नो दाता ब्राह्मणपूजक: ॥ १९३ ॥ 
जो शुभ योग मं जन्म लेता है वह सैकड़ों शुम ( कार्यों से युक्त, धनवान्‌, 
-ज्ञान-विज्ञान से सम्पन्न, दानी एवं ब्राह्मणों का आदर करने वाला होता है ॥।१६३॥ 
शुक्ल 
शुक्ले सवंकलायुक्तः सर्वार्थजानवान भवेत्‌ | 
कविः प्रतापी श्रश्च धनी सवंजनप्रियः । १९४ ॥ 
शुक्ल योग में उत्पन्न व्यक्ति सभी कलाओं से युक्त, समी प्रकार के अर्थो (अर्थ- 
शास्त्रों को जानने वाला, कवि, प्रतापी, शूर, धनी एवं सभी जनों का प्रिय 
होता है ॥ १६४॥ 
ब्रह्मयोगे महाविद्वान्‌ वेदशास्त्रपरायणः | 
ग्रहाज्ञानरतो नित्यं सर्व॑कायंषु कोविदः ॥ १६५ ॥ 
जो ब्रह्मायोग में अन्म लेता है वह महान्‌ विद्वान्‌ वेद-शास्त्र का मनन करने 
जाला, नित्य ब्रह्मज्ञान में लीन एवं सभी कार्यों में निपुण होता है ॥ १६५ ।। 


मानसागरी ४५ 


ऐम्द्र-- 
9 भूपकुले जातो राजा भवति निश्चयः । 
अल्पायुस्तु सुखी भोगी गुणवानपि जायते॥ १६६ ॥ 
राजकुल में यदि tex योग में किसी का जन्म हो तो वह अवश्य राजा होता 
है । अल्पायु, सुखी, मोगी तथा गणवान्‌ भी होता है ॥ १६६॥ 
नति~— 
वैधृतौ जायते यस्तु निरुत्साही बुभुक्षितः । 
कुर्वाणोऽपि जनै: प्रीति प्रयात्यप्रियतां नरः ॥ १९७ ॥ 
वैवृति योग में जो उत्पन्न होता है वह उत्साह हीन, वभूक्षित ( भूखा ), लोगों. 
का प्रिय कार्य करता हुआ भी लोक में अप्रिय ( निन्दित ) होता है ॥ १६७॥ 
करण ATA — 
कृष्णपक्षे तिथिद्विघ्ना मुनिभिर्भागमाहरेत्‌ । 
शेषांकेन बवाद्यं च तिथ्यादौ करणं fag: १६८ ॥ 


कृष्णपक्ष में करण ज्ञान अपेक्षित हो तो इष्ट तिथि को दो से गुणा कर सात से 
भाग देने पर जो शेष बचे उसी ( संख्या) क अनुसार तिथि के आदि में बवादि 
कारण होते हैं ।। १६५ ।। 
तिथिद्विध्ना द्विकोना च शुक्लपक्षे सदा ge: । 
शेषांके सप्तभिर्भागस्तिथ्यादौ करणं मतम्‌ ॥ १६६॥ 
शुक्ल पक्ष में यदि करण अपेक्षित हो तो इ? तिथि को दो से गुणाकर ( गुणन-- 
फल से ) दो घटाकर शेष में ७ से ary देने पर शेष संख्यक बवादि करण तिथि के 
पूर्वाष में होते हैं ॥ १६६ ॥। 
उदाहरण--(१) सं. २०३७ शक १६०२ फाल्गुन कृष्ण gear तिथि qo 
१०१२४ मौमवार को करण ज्ञान अपेक्षित है। अतः तिथि ५ को दूना कर ७ का 
माग दिया--५> [=o = ३*=लब्धि १, शेष २ शेष तुल्य तीसरा कौलव 
करण तिथि के gate में तथा तैतिल करण तिथि के उत्तराध में हुआ । 
(२) सं. २०३७ फाल्गुन शुक्ल १० तिथि घ० ३३।७ रविवार को करण ज्ञान. 
करना है अतः द्विगुणित तिथि में २ घटाकर ७ का माग देने से-- 
१०५२=२०-२= १८--७= * 
=afer २ 
शेष ४ 
शेव तुल्य चौथा तैतिल करण पूर्वार्ष में तथा तिथि के उत्तरां में गर 
करण हुआ । 


४६ atar हिन्दीव्याख्योपेता 


विशेष--प्रसंगात्‌ यह ज्ञातव्य है कि करण दो प्रकार के होते हैं १-चर, 
२-स्थिर | 
बव, बालव, कौलव, तैतिल, गर, वणिज, विष्टि ये सात चर करण तथा 
१ शकुनि, २ चतुष्पद, २ नाग, ४ किस्तुष्त ये चार स्थिर करण होते हैं । 
कृष्णपक्ष की चतुर्दशी के उत्तराध में शकुनि आदि चार करण आरम्म होते हैं 
बथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के पूर्वां में समाप्त हो जाते हैं। अन्य तिथियों में 
प्रतिपदा के उत्तरां से चर करण होते हैं । चक्र से स्पष्ट है। 


कृष्णपक्ष | शुक्लपक्ष 

तिथि | पूर्वाध ` उत्तरां | तिथि | पूर्वाच | उत्तरा q । उत्तरां | तिथि | quid Ä उत्तरार्ध 

s | बालव | कौलव १ | किस्तुष्न | बव 
२, | तैतिल | गर २,६ El कौलव 
३,१० | वणिज | विष्ट ३,१० ¦ तैतिल गर 
४,११ | बव | बालव ४,११ : वणिज fafu 
५,१२ कौलव | ¿Ha । ५,१२ ag , बालव 
६,१३! गर | वणिज | ६.१३ | वलव | तैतिल 
FREIEN । विष्ट | बव | ७,१४ | गर ' वणिज 
रश | मद्रा शकुनि ८,१५ | बिष्ट | बव 
३० नाग | x x ' x 


करण जात फल-- 
qq— 
बवाख्ये करणे जातो मानी धर्मरतः सदा । 
शुभमद्धलकर्मा च स्थिरकर्मा च जायते ॥ २०० ॥ 
बव नामक करण में जन्म लेने वाला स्वाभिमानी, सदैव धर्म मे अनुरक्त, शुभ 
CHARA कार्य कर्ता, तथा स्थायी कार्य करने वाला होता है ॥ २०० ॥ 
बालव-- 


बालवाख्ये नरो जातस्तीथंदेवादिसेवकः | 
विद्यार्थसौख्यसम्पन्नो राजमान्यश्र जायते ॥ २०१ ॥ 
बालव करण में उत्पन्न व्यक्ति तीर्थस्थान, देवता आदि की सेवा करने वाला, 
विद्या, धन और सुख से सम्पन्न तथा राजा से सम्मानित होता है । २०१ ॥ 
कौलव-- 
कोलवाख्ये तु जातस्य प्रीतिः सर्वंजर्नः सह । 
सङ्गतिमित्रवर्गश्च मानवांश्च प्रजायते॥ २०२॥ 


मानसागरी ve 


यदि कौलव नामक करण में जन्म हो तो जातक सभी लोगों के साथ प्रेम 
रखता है, तथा मित्रों के साथ रहने वाला एवं स्वाभिमानी होता है ॥ २०२॥ 
तैतिल-- | 
तैतिले करणे जातः सौमाग्यघनसंयुतः | 
स्नेही सवंजन: साद्ध विचित्राणि गृहाणि च ॥ २०३॥ 
तैतिल करण में उत्पन्न व्यक्ति सोमाग्य, भीर धन से युक्त सभी लोगों के साथ 
प्रेम रखने वाला, कई प्रकार के ( सुसज्जित ) Tat का अधिपति होता हैं ॥२०३॥ 
सर 
गराख्ये कृषिकर्मा च गृहकार्यपरायणः। 
यद्वस्तु वाञ्छित तच्च लभते च महोद्यमः ॥ २०४॥ 
गर नामक करणम जिसका जन्म टो वह कृषि ( खेती ) कार्य करने वाला, 
ata कार्यो में दक्ष, तथा अपनी इच्छित वस्तु को महान्‌ उद्योग से प्राप्त करने 
चाला होता है २०४ ।। 
वणिज 
वाणिज्ये करणे जातो वाणिज्येनेव जीवति। 
वाञ्छितं लभते लोके . देशान्तरगमागमंः 11 २०५ ॥ 
वणिज करण में जिसका जन्म हाता वह व्यापार से ही जिविका चलाता है तथा 
देश-विदेश की यात्राओ द्वारा अपनी अभिलाषा को पूर्ण करता है ॥ २०५॥ 
fafg — 
अशुभारम्भशीलश्व परदाररतः सदा। 
कुशलो विषकायंषु विष्ट्याख्यकरणोद्धवः 11 २०६॥ 
fafg ( मद्रा ) नामक करण में उत्पन्न मनुष्य अशुम कार्यो को करने वाला, 
सदा परस्त्री में आसक्त, तथा विष सम्बन्धी कार्यों में कुशल (विष वंद्य) 
होता है tt २०६ ।। 
शकुति-- 
शकुनौ करणे जातः पौष्टिकादिक्रियाकृति: । 
औषधादिषु दक्षश्च भिषग्वृत्तिश्च जायते॥ २०७॥ 


दाकुनि करण में जिसका जन्म होता है वह पौष्टिक आदि कार्ये ( योगासन- 
व्यायामादि) करने वाला, ओषधि निर्माण में दक्ष एवं चिकित्सक होता है ।।२०७॥ 


ve 'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेत। 


खतुष्पद--- 
करणे च चतुष्पादे देवद्विजरतः सदा। 
गोकर्मा गोप्रभुलकि चतुष्पदचिकित्सकः 11 २०८ ॥ 
चतुष्पद करण में जन्म हो तो वह देवता और ब्राह्मणों में सदेव अनुरक्त,. 
गौओं का पालन करने वाला, बहुत सो गायों का अधिपति तथा पशुचिकित्सक 
होता है ॥ २०८ ॥ 
नाग-- 
नागे च करणे जातो धीवरप्रीतिकारकः | 
कुरुते दारुणं कर्मं दुभंगो लोललोचनः ॥ २०९ ॥ 
नाग नामक करण में जन्म हो तो मनुष्य धीवर ( मछुआ ) जाति से सम्बन्ध 
रखने याला, ऋरकम करने वाला, कुरूप तथा BAT AA वाला होता है॥ २०६॥: 
किस्तुध्न-- 
किस्तुघ्नकरणे जातः शुभकर्मरतो नरः। 
तुष्टि पुष्टि माङ्गल्यं सिद्धि च लभते सदा ॥ २१० ॥ 
जिस व्यक्ति का जन्म किस्तुघ्न करण मे होता है वह शुम कार्य में लीन 
रहता है तथा सन्तोष, पुष्टि ( स्वःस्थ्य) मंगल (शुभ) और सिद्धि को सदैव: 
प्राप्त करता है ॥ २१० N 
गणसाधन-- 
अश्विनीमृगरेवत्यों हस्तः पुष्य: पुनवंसुः । 
अनुराधा श्रुतिः स्वाती कथ्यते देवतागण: ॥ २११ ॥ 
अश्विनी, मृगशिरा, रेवती, हस्त, पुष्य, पुनयंसु, अनुराधा, श्रवणा तथा स्वाती: 
देवता गण ANH कहे जाते हैं ।। २११ ॥ 
तिस्रः पूर्वाश्चो त्तराश्च तिस्रोऽप्यार्द्रां च रोहिणी । 
भरणी च मनुष्याख्यो गणश्च कथितो बुः ॥ २१२॥ 
तीनों पूर्वा ( पूर्वाषाढ़ा, पूर्वाफाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद ), तीनों उत्तरा ( उत्तरा 
फाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरा माद्रपदा ) आर्द्रा, रोहिणी तथा भरणी ये मनुष्य 
गण कहे जाते हैं ॥ २१२ I 
कृत्तिका च मघाऽऽश्लेषा विशाखा शततारकाः | 
चित्रा ज्येष्ठा धनिष्ठा च मूलं रक्षोगणः स्मृतः ॥ २१३ ॥ 
कृत्तिका, मषा, आश्लेषा, विशाक्षा, शतभिषा, चित्रा, east, धनिष्ठा, तथा 
मूल ये राक्षस गण हैं॥ ३१३ || 


मानसागरी ४९ 


देवगण का AA 
सुन्दरो दानशीलश्च मतिमान्‌ सरलः सदा । 
अल्पभोक्ता महाप्राज्ञो नरो देवगणे भवेत्‌ ॥ २१४ ॥ 
जो देवगण में उत्पन्न होता है वह सुन्दर, दानी, बुद्धिमान्‌, सरल, अल्पाहारी 
तथा महान्‌ बुद्धिमान्‌ होता हे u २१४॥ 
मनुष्य गण का फल-- 
मानी धनी विशालाक्षो लक्ष्यवेधी घनुर्घेरः । 
गौरः पौरजनग्राही जायते मानवे गणे॥ २१५॥ 
मनुष्य गण में उत्पन्न व्यक्ति स्त्रामिमानी, घतवान्‌, विशाल नेत्रों वाला, 
निशानेबाज, धनुष धारण करने वाला, गौर, नागरिकों पर प्रमाव रखने वाला 
होता है ।। २१५ ॥। 
राक्षस गण का A 
उन्मादी भीषणाकार: सरवंदा कलिवल्लभः | 
पुरुषो दुःसहो ब्रते प्रमेही राक्षसे गणे॥ २१६॥ 
जिसका जन्म राक्षस गण भं होता है वह उन्मत्त, भवानक आकृतिवाला, 
सदेव कलनप्रेमी, असहनीय ( कटु ) वचन बोलने वाला तथा प्रमेह ( मूत्ररोग ) से 
ग्रस्त होता है ।। २१६ ।। 
योनि ज्ञान 
अश्विनी वारुणाश्चाशवो रेवती भरणी गज: । 
पुष्यश्च कृत्तिका छागो नागश्च रोहिणी मृग: ॥ २१७॥ 
अश्विनी, शतमिषा, अश्व, रेवती, मरणी, गज, पुष्य, कृत्तिका, छाग, 
रोहिणी, मृशिरा, सपं योनि संज्ञ . हैं।। २१७॥। 
आर्द्र मूलमपि एवा च मूषकः फल्गुनी मघा । 
मार्जारोऽदितिराश्लेषा गोजातिश्रोत्तराद्यम्‌ ॥ २१८॥ 
आर्द्रा, मून श्वान! मघा, पूर्वाफाल्गुति मूषक । पुनर्वसु, आश्लेषा मार्जार ॥ 
उत्तराफाल्गुनि उत्तराभाद्रपद दो नक्षत्र गौ योनि हैं ॥ २१८॥ 
महिषो स्वातिहस्तौ च मृगो ज्येषछाऽनुराधिकाः । 
व्याघ्रश्चित्रा विशाखा च श्रृत्याषाढे च मकंटौ ॥ २१६ ॥ 
स्वाति, हस्त महिष, ज्येष्ठा, अनुराधा मृग, चित्रा, विशाखा ब्याघ, पूर्वावाढ, 
शवण, वानर योनि २१६ ।॥। 
४ मा० सा० 


yo 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


वसुभाद्रपदाः सिंहो नकुलश्चाभिजित्स्मृतः । 
योनयः कथिता भानां वैरमंत्री विचारयंत्‌ ॥ २२० ॥ 


धनिष्ठा, पूर्वामाद्रपदा सिह । अभिजित्‌ नकुल। इस प्रकार नक्षत्रों द्वारा 
योनियाँ कही गई dl इनसे शत्रुता तया मित्रता का विचार करना चाहिये uot 


५२ “मनोरमा हिन्दीब्यारूयोपेता 


जिसका जन्म व्याघ्र योनि में होता है वह स्वतन्त्र प्रकृति बाला, धन सद्य में 
आसक्त, सद्विचारों को ग्रहण करने वाला, दीक्षाप्राप्त, सदैव धन से सम्पन्न, तथा 
निरन्तर अपनी प्रशंसा करने वाला होता है । २३१ ॥। 
a 
स्वच्छन्दः शान्तसद्वृत्तिः सत्यवान्‌ स्वजनप्रियः | 
धमिष्ठो रणश्रश्च यो नरो मृगयोनिजः ॥ २३२ ॥ 
मृग योनि में उत्पन्न पुरुष स्वतन्त्र विवारों बाला, शान्त, सदाचारी, सत्य” 
वादी, अपने सम्बन्धियों का प्रिय, धामिक तथा युद्ध में पराक्रमी होता है UVR ॥ 
वानर 
चपलो मिष्टभोगी चार्थलुब्धश्च कलिप्रियः । 
सकामः सत्प्रजः शरो नरो वानरयोनिजः॥ २३३॥ 
वानर योनि में उत्पन्न व्यक्ति, चन्चल, मीठा भोजन करनेवाला, घन का 
लोभी, क्षगड़ाळू, कामवासना से युक्त, अच्छो सन्तान वाला तथा पराक्रमी 
होता है ।। २३३ ॥ 
नकुल-- 
परोपकरणे दक्षो वित्तेशवरविचक्षणः ı 
पितृमातृप्रियो नित्यं नरो नकुलयोनिजः ॥ २३४ ॥ 
जिसका जन्म नकुल योनि में होता है az दूसरों का हित करने म चतुर, धन 
का स्वामी, विद्वान्‌ तथा माता-पिता का सदेव प्रिय होता है ॥ २३४॥ 


बार से आयुज्ञान 
रविवार 
विपद: प्रथमे मासे द्वात्रिशे च त्रयोदशे । 
षष्ठेऽपि च ततः सूर्यं जातो जीवति षष्टिकम्‌ ॥ २३५॥ 
रविवार को जन्म लेने वालों को प्रथम, छठे, तेरहवें, और बत्तीसर्व मास Y 
कष्ट होता है तथा वे ६० वर्षों तक जीवित रहते हैं ॥ २३५ ॥। 
सोमवार 
एकादशेऽष्टमे मासे चन्द्रपीडा च षोडशे । 
सप्तविशतिवष च तचतुर्यक्ताशतो मृतिः॥ २३६॥ 
सोमवार को जिसका जन्म होता है उसे आठवें, ग्यारहवें, मास में तथा 
naa, एवं सत्ताइसवें ad में चन्द्रकृत अरिष्ट से कष्ट होता है। पश्चात्‌ चौरासी 
at की आयुमें मृत्यु होती है ॥ २३६ ॥ | 


मानसागरी ५३ 


भौमवार-- 
aña च द्वितीये च वर्ष पीडा च मङ्गले । 
चतुः सप्ततिवर्षाणि सदा रोगी स जीवति ॥ २३७ ॥ 


मङ्गलवार को यदि जन्म हो तो दूसरे भौर बत्तीसवें वर्ष में कष्ट पाकर सदैव 
रोगी रहता हुआ ७४ वर्षों तक जीवित रहता है ॥ ९३७॥ 


बुधवार-- 
बुधवारेष्टमे मासे पीडा वर्ष तथाष्टमे । 
पूर्ण चतुःषष्टिवर्ष ततो मृत्युमंविष्यति ॥ २३५ 11 
जो बुधवार को जन्म लेगा वह आठवें मास और आठवें वर्ष में पीडित होगा 
तथा ६४ वर्ष पूर्ण होने पर उसकी मृत्यु हो जायेगी ॥ २३८ ॥। 
गुरुवार 
गुरौ च सप्तमे मासे षोडशे च त्रयोदशे । 
पीडा ततश्रतुर्यक्ताशीतिवर्षाणि जीवति ॥ २३६ ॥ 
जिसका जन्म गुरुवार को होता है वह सातवें, सोलहूर्वे, और तेरहर्वे मास में 
कष्ट पाता है तथा ८४ वर्ष तक जीवित रहता है ॥ २३६ ॥ 
शुक्रवार 
शुक्रवारे च जातस्य देहो रोगविवजितः ı 
षष्िवर्षेश्य संपूर्ण म्रियते मानवो धृवम्‌ ॥ २४० ॥ 
शुक्रवार को उत्पन्न व्यक्ति का शरीर रोग रहित होता है तथा ६० वषं पूर्ण 
होने पर निश्चय ही उसकी मृत्यु हो जाती है ॥ २४० ॥ 
शनिवार-- 
शनौ च प्रथमे मासे पीड्यते च त्रयोदश । 
दुढृदेहस्तदा जातः शतवर्षाणि जीवति ॥ २४१ ॥ 


जिसका जन्म शनिवार को होता है वह पहले तथा ates मास में पीड़ित 
होता है अनन्तर quí स्वस्थ होकर १०० वर्षों तक जीवित रहता है ॥ २४१ ॥ 


जन्म लग्न का फल 
ओष-- 
मेषलग्ने समुत्पत्नश्रण्डो मानी धनी शुभ: । 
क्रोधी स्वजनहन्ता च विक्रमी परवत्सलः॥ २४२॥ 


५४ 'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


मेष लग्न में उत्पन्न व्यक्ति उग्र, स्वाभिमानी, घनी, शुमकाये करने वाला, 
क्रोधी, स्वजनों का हनन करने वाला, पराक्रमी तथा दूसरों पर दया करने 
वाला होता है ॥ २४२ ॥ 
II 
वृषलग्नभवो लोकगुरुभक्तः प्रियंवदः । 
गुणी कृती धनी लोभी शूरः सवंजनप्रियः ॥ २४३ ॥ 
वृष लग्न में जिसका जन्म होता है वह लोक ( देश ) और गुरुजनो में भक्ति 
रखने वाला, प्रियमाषी, गुणवान्‌, यशस्वी, लोभी, शक्तिशाली और संप्रिय 
होता है ॥ २४३ ॥ 
मिथुन 
मिथुनोदयसञ्जातो मानी स्वजनवल्लभः । 
त्यागी भोगी धनी कामी दीर्घसूत्रोऽरिमदंकः ।। २४४॥ 


मिथुन लग्न के उदयकाल में जन्म लेने वाला स्वाभिमानी, स्वजनों का प्रेमी, 
त्यागी, सुख-मोग करने वाला, धनवान्‌, कामी, आलसी एवं शत्रुओं का नाश करने 
वाला होता हैं ॥ २४४ ।। 
कर्क 
ककलग्ने समुत्पन्नो भोगी धमंजनप्रिय: । 
मिष्टान्नपानसंयुक्तः सुभगः सुजनप्रियः ॥ २४५ ॥ 


कक लग्न में उत्पन्न व्यक्ति सुख भोग करने वाला, घर्म और सभीजनों का 
प्रिय, मिष्ठान्न एवं मधुर पेय का सेवन करने वाला, सुन्दर तथा सज्जनों का 
प्रिय होता है ॥ २४५ ।। 
सिह— 
सिहलग्नोदये जातो भोगी शत्रृविमर्दकः । 
स्वल्पोदरोऽल्पपुत्रश्च सोत्साहो रणविक्रमी ॥ २४६॥ 
सिह लग्न में उत्पन्न व्यक्ति भोगी, शत्रुओं का दमन करने वाला, छोटे पेट और 
अल्प सन्तान वाला, उत्साह युक्त तथा संग्राम मे पराक्रमी होता है ॥ २४६ ॥ 
कन्या-- 
कन्यालग्ने भवेद्बालो नामाशास्त्रविशारदः | 
सौ भाग्यगुणसम्पश्न: सुन्दरः सुरतप्रियः ॥ २४७ ॥ 
जिस बालक का जन्म कन्या लग्न में होता है वह विविध शाख्रो का Aw, 
aang एवं गुण से सम्पन्न, सुन्दर तथा रतिक्रीडा का प्रेमी होता है ॥॥ २४७ ।। 


मानसागरी yy 


तुला-- 


तुलालग्नोदये जातः सुधी: सत्कर्मजीविकः | 
विद्वान्‌ सवेकलाभिज्ों धनाढ्यो जनपुजितः ।। २४८ ॥ 


तुला लग्न में जिसका जन्म होता है वह अच्छी बुद्धिवाला, अच्छे कार्यों से 
जीविका प्राप्त करने वाला, विद्वान, सभी प्रकार की कलाओं का ज्ञाता, घन से 
युक्त तथा लोक में सम्मानित होता है ॥ २४८ ॥ 
बुश्चिक-- 
वश्चिकोदयसञ्जातः शौयंवान्‌ धनवान्‌ सुधीः । 
कुलमध्यप्रधानश्च प्राज्ञः सवंस्य पोषक: ॥ २४६ ॥ 
वृश्चिक लग्न के उदय काल में जिसका जन्म होता है वह शक्तिशाली, धनवान, 
विद्वान्‌, अपने परिवार में 9997, बुद्धिमान्‌ और सबका पालन करने वाला 
होता है । २४६ ॥। 
धनु-- 
धनुलंग्नोदये जातो नीतिमान्‌ धमंवान्‌ सुघी: । 
कुलमध्ये प्रघानश्च प्राज्ञः सर्वस्य A ॥ Wo ॥ 
जो धनु लग्न के उदय काल मे जन्म लेता है वह नीति को जानने वाला, 
धामिक, वुद्धिमानू, अपने परिवार में प्रधान, बुद्धिमान्‌, तथा सबका पालन करने 
वाला होता है ॥ २५० 1 
मकर-- 


मकरोदयसञ्जातो नीचकर्मा बहुप्रजः | 
लुब्घोऽलसो विनष्टश्च स्वकार्येषु कृतोद्यमः ॥ २५१ ॥ 


मकर लग्न मं उत्पन्न व्यक्ति नीच कम करने वाला, अधिक सन्तान वाला, 
खोमी, आलसी, समी प्रकार से नए, तथा अपने कार्यों में प्रयास करने वाला 
होता है ।! २५१ ॥। 
कुम्भ 
कुम्भलग्ने नरो जातोऽचलचित्तोऽतिसौहृदः । 
परदाररतो नित्यं gern महासुखी २५२ ॥ 


कुम्भ लग्न में उत्पन्न व्यक्ति स्थिर चित्त, अधिक मित्रों वाला, परस्त्री में सदा 
आसक्त, कोमल शरीर वाला तथा अत्यन्त सुखी होता है ॥ २५२ 11 


५६ “atar हिन्दीथ्याख्योपेत। 


भीन 
मीनलग्ने भवेद्‌ बालो रत्नकाच्चनप्रितः। 
अल्पकामः कृशाङ्गश्च दीर्घकालविचिन्तकः॥ २५३ ॥ 
मीन लग्न में उत्पन्न बालक रत्न और स्वर्ण से पूणं, अल्प कामवासना युक्त, 
दुर्बल शरीर वाला, तथा दीर्घ काल तक चिन्तन करने वाला होता है ॥ २५३ ॥ 


नवांशफल-- 
पिशुनश्चपलो दुष्टः पापकर्मा निराकृतिः | 
परेषां व्यसने सक्तः प्रथमांश प्रजायते ॥ २५४॥। 
प्रथम नवांश मे उत्पन्न व्यक्ति चुगली करने वाला, WHA, FF, पाप कर्म करने 
याला, ( सुन्दर ) आक्ृतिहीन, दूसरों के व्यसन (कष्ट देने) में आसक्त 
होता है ।। २५४ ॥। 
उत्पन्नविभवो भोक्ता संग्रामे विगतस्पृहः | 
गान्घवंप्रमदासक्तो द्वितीयांशे प्रजायते॥ २५५ ॥ 
जिसका जन्म द्वितीय नवमांश में होता है वह bag को उत्पन्न कर उसका 
भोग करने वाला, युद्ध की इच्छा से रहित, नाचने-गाने वाली स्त्रियों में आसक्त 
होता है ॥ WA 
afas: सन्ततव्याधिः सवंसारज्ञ एव च। 
सवंज्ञो देवताभक्तस्तृतीयांश प्रजायते ॥ २५६ ॥ 
यदि ततीय नवमांश में जन्म हो तो घामिक, निरन्तर रोग से पीत, समी 
विषयों के सार को जानने वाला, सर्वश्च तथा देवता का मक्त होता है ॥ २५६॥ 
चतुर्थाशेऽनिजातस्तु दीक्षितो गुरुभक्तिमान्‌ | 
यत्किञ्न्चिद्धरणो वस्तु तत्सवं लभते हि सः॥ २५७ ॥ 
यदि चतुर्थ नवमांश मं जन्म हो तो ag दीक्षाप्राप्त, गुरु के प्रति श्रद्धालु, पृथ्वी 
वर जो कुछ मी वस्तु है वह सब प्राप्त करने वाला होता है ॥ २५७॥ 
सर्वलक्षण सम्पन्नो राजा भवति विश्रृतः। 
दीर्घायुबंहुपुत्रश्च जायते पञ्चमांशके ॥ २५८ ॥ 
यदि पाचवं नवमांश में जन्म हो तो वह समी प्रकार के लक्षणों से युक्त, 
सुप्रसिद्ध राजा, दीर्घायु सम्पन्न एवं बहुत पुत्रों वाला होता है ॥ २५५ ॥ 
स्त्रोनिजितः शुभहीनों बहुमानी नपुंसकः | 
अथंघ्वंसी प्रमाथी व षष्ठांशे जायते नरः॥। WE ॥ 


मानसागरी ५७ 


e] 


जो मनुष्य SS नवमांश में उत्पन्न होता है वह खियों के वशीभूत, शुमकार्यों से 
हीन, अभिमानी, नपुंसक, धन नष्ट करने वाला तथा दूसरों को सन्तप्त करने 
वाला होता है ।। २५६ ॥। 
विक्रान्तो मतिमाञ्छुरः संग्रामेष्वपराजित: | 
महोत्साही च सन्तोषी जायते सप्तमांशके ।। २६० ॥ 
सप्तम नवमांश में जन्म लेने वाला पराक्रमी, बुद्धिमान्‌, श्र, संग्राम में अजेय, 
महान्‌ उत्साही एवं सन्तोषी होता है ।। २६०॥ 
कृतघ्नो मत्सरी क्रूरः क्लेशभागी बहुप्रजः | 
फलकालपरित्यागी जायते चाष्ट्मांशके 1 २६१॥ 
अष्टम नवमांश में उत्पन्न व्यक्ति कृतघ्न, ईषर्यालु, क्रूर, दुःखी, बहुत सन्तान 
वाला तथा फलदायक समय का परित्याग करने वाला होता है ॥ २६१ ॥ 
क्रियासु कुशलो दक्षः सुप्रतापी जितेन्द्रियः । 
qua वेष्टितो नित्यं जायते नवमेंऽशके N २६२ ॥ 
यदि नवम नवमांश में जन्म हो तो वह समी प्रकार के कार्यों मं निपुण, योग्य, 
पराक्रमी, इन्द्रियों को जीतने वाला तथा सदेव सेवतों मे घिरा रहने वाला 
होता है ॥ २६२ ॥ 


लग्नचन्द्र आदि का प्रयोजन 
लग्न देहो वर्गषट्कोडुकानि प्राणश्चन्द्रो धातवोऽन्ये ग्रहेन्द्राः । 
घ्राणे नष्टे देहधात्वङ्गनाशो यस्मात्तस्माच्चन्द्रवीयंप्रचानः ॥ २६३ ॥ 
लग्न, शरीर, षड्त्रगे एवं नक्षत्र देर्‌ (शरीर के अङ्ग), चन्द्रमा प्राण एवं अन्यग्रह 
शरीरस्थ घातुओं के प्रतीक होते हैं । प्राण के नष्ट होन पर शरीर, घातु एवं भङ्गो 
का नाश हो जाता है । अतः चन्द्रबल ही प्रधान FU २६३॥ 
सूयं*आत्मा मनश्रन्द्रस्तदात्मा जीवयोगवान्‌ । 
लग्नांशाद्‌ द्वादशांशाद्वा ग्रहाणां फलमादिशेत्‌ ॥| २६४ ॥ 
सूयं आत्मा एवं चन्द्रमा मन है । इसी (मन ) के योगसे आत्मा जीव से 
युक्त होता है । लग्न के अंश ( नवमांश ) या द्वाददांश से ग्रहों के फल को कहना 
चाहिए २६४॥ 
इन्दुः सर्वत्र बीजाभो लग्नं च कुसुमप्रभम्‌ | 
फलेन सदुशोंऽशश्च भावः स्वादुरसः स्मृतः ॥ २६५ ॥ 
१. लग्नं ' आत्मा’ पाठान्तरम्‌ । 


५८ “भनोरमा' हिन्दौब्याख्योपेता 


चन्द्रमा सर्वत्र बीज के समान, लरत फूल के सहश, अंश ( नवांशादि ) फल 
एवं ( द्वादश ) माव स्वादुरस के समान होते हैं ॥ २६५॥। 


चन्द्र राशि फल 


मेष-- 


लोलनेश्रः सदा रोगी घर्मार्थकृतनिश्चयः | 
PIE: कृतघ्नश्च निष्पापो राजपजितः ॥ २६६॥ 
कामिनीहृदयानन्दो दाता भीतो जलादपि । 
चण्डकर्मा मृदुश्चान्ते मेषराशौ भवेन्नरः ॥ २६७ ॥ 
मेष राशि में उत्पन्न व्यक्ति चञ्चल नेत्रों वाला, सदैव रोगी, धर्म आर अर्थ के 
लिए कृतसंकल्प, मोटी at वाला, कृतघ्न, पापरहित, राजा से सम्मानित, खी 
के हृदय को आनन्दित करने वाला, दानी, जल से भी भयभीत, कठोर आर्ये करने 
बाला परन्तु अन्त में बिनम्र होता है ॥ २६६-२६७ ॥ 
ag 
भोगी दाता शुचिदंक्षो महासत्त्वो महाबल: | 
घनी विलासी तेजस्वी सुमित्रश्च वृषे भवेत्‌ ॥ २६८ !। 
यदि वृष राशि में जन्म हो तो सुख का भोग करने वाला, दानी, पवित्रात्मा, 
कुशल, महान्‌ आत्मा, महान्‌ शक्तिशाली, धनी, विलासी, तेजस्वी एवं अच्छे मित्रों 
वाला होता है ।। २६८ ।। 
faqa— 


मिष्टवाक्यो  लोलदृष्टिदंयालुर्मेथुनप्रिय: । 
गान्धवंवित्कण्ठरोगी कीतिभागी धनी गुणी ॥ २६६ N 
गौरो दीघं: पट्वंक्ता मेधावी qu: । 
समर्थो न्यायवादी च जायते मिथुने नर: tt २७० ॥ 
मिथुन राशि में उत्पन्न व्यक्ति मृदु माषी, wae दृष्टि वाला, दयालु, खी प्रसङ्ग 
का इच्छुक, गान्धवं विद्या ( नृत्य, गीत आदि ) का ज्ञाता, गले से रोगी, यशस्वी, 
धनी, गुणवान्‌, गौरवणं एव लम्बे शरीर वाला, कार्यकुशल, वक्ता, बुद्धिमान्‌, 
हडसंकल्प, सभी प्रकार से समर्थ और न्याय प्रिय होता है ॥ २६६, २७० ॥ 
कर्के 


कार्यकारी घनी शूरो धमिष्ठो गुरुवत्सलः । 
शिरोरोगी महाबुद्धिः कृशांगः कृत्यवत्तमः ॥ २७१ ॥ 


हि मानसागरी ye 


* - a चकि 


— 


प्रवासशीलः कोपान्धो$बलो दुःखी सुमित्रकः | 
अनासक्तो गृहे वक्र: कर्कराशो भवेन्नरः I २७२ ॥ 
यदि ककं राशि में जन्म हो तो कार्य करने वाला, घनवान्‌, शुर, घामिक, गुरु 
का प्रिय, शिर से रोगी, अतीव बुद्धिमान्‌, दुर्बल शरीर वाला, समी कार्यों का 
शाता, प्रवासी, भयंकर क्रोबी, निर्बल, दुःखी, अच्छे मित्रों वाला, गृह में अरुचि 
रखने वाला तथा कुटिल होता है ॥ २७१, २७२ ॥ 
सिह 
क्षमायुक्तः क्रियाशक्तो मद्यमांसरतः सदा । 
देशश्रमगशीलश्च शीतभीतः सुमित्रकः ॥ २७३ ॥ 
विनयी शीघ्रकोपी च जननीपितृवल्लभः | 
व्यसनी प्रकटो लोके सिहराशौ भवेन्नर ॥ २७४ I 


यदि सिह राशि में जन्म हो तो वह पुरुष क्षमाशील, कार्य में समर्थ, मद्यमांस 
में सदैव आसक्त, देश में भ्रमण करने वाला, शीत से मयमीत, अच्छे मित्रों वाला, 
विनयशील, शोध क्रद्ध होने वाला, माता-पिता का प्रिय, व्यसनी ( नशा आदि बुरे 
कार्यों में अभ्यस्त ) तथा संसार में प्रख्यात होता है ।। २७३, २७४ ॥ 
कन्या 
विलासी सुजनाह्वादी सुभगो घर्मपूरितः ı 
दाता दक्षः कविवृद्धो वेदमागपरायणः ॥ २७५ ॥ 
सर्वलोकप्रियो नाटघगान्धवंव्यसने रतः | 
प्रवासशीलः स्त्रीदुःखी कन्याजातो भवेन्नरः I २७६॥। 
कन्या राशि म उत्पन्न व्यक्ति विलासी, सज्जनो को आनन्दित करने वाला, 
सुन्दर, घमं से परिपूर्ण, दानी, निपुण, कवि, वृद्ध, वेदिक मागे का अनुगामी, सभी 
लोगों का प्रिय, नाटक, नृत्य और गीत के घुन में आसक्त प्रवासी एवं खी से दुःखी 
होता है ।। २७५, २७६ 1 
पुला-- 
अस्थानरोषगो दु:खी मृदुभाषी कृपान्वितः | 
चलाक्षश्वललक्ष्मीको गृहमध्ये$तिविक्रम: ॥ २७७ ॥ 
वाणिज्यदक्षो देवानां पूजको मित्रवत्सलः। 
प्रवासी सुहृदामिष्टस्तुलाजातो भवेन्नरः I २७८ ॥ 


तुला लग्न में उत्पन्न व्यक्ति अकारण क्रोध करने वाला, दुःखी, मधुर भाषी, 
द arg चञ्चल नेत्रों एवं अस्थिर धन वाला, धर में ही पराक्रम दिखाने वाला, 


६० atar हिन्दीब्याढ्योपेता 


ब्यापार में चतुर, देवताओं का पूजन करने वाला, मित्रों के प्रति दयालु, परदेशः 
वासी तथा मित्रों का प्रियपात्र होता है ।॥ २७७, २७८ ॥ 
वृश्चिक--- 
बालप्रवासी कूरात्मा शरः पिंगललोचनः । 
पारदररतो मानी निष्ठुरः स्वजने भवेत्‌ ॥ २७६ ॥ 
साहसप्राप्तलक्ष्मोको जनन्यामपि दुष्टधीः | 
घ॒तंश्रौरकलारम्भी वृश्चिके जायते नरः॥ २८० ॥। 
वृश्चिक लग्न में उत्पन्न व्यक्ति बाल्यावस्था से ही परदेश में रहने वाला, BT 
स्वभाव वाला, श्र, पीले नेत्रो वाला, TI में आसक्त, अभिमानी, अपने भाई- 
बन्धुओं के प्रति निदेय, अपने साहस से धन प्राप्त करने वाला, अपनी माता के 
प्रति भी दुष्ट बुद्धि वाला, धूर्तता और चोरी की कला का अभ्यास १.रने वाला 
होता है ॥ २७९, २८० ॥ 


घनु— 

शूरः सत्यधिया युक्तः सात्त्विको जननन्दनः। 

शिल्पविज्ञानसम्पन्नो घनाढयो दिव्यभायंकः।। २८१ ॥। 

मानी चरिश्रसम्पन्तो ललिताक्षरभाषकः | 

तेजस्वी स्थूलदेहश्च घनुर्जातः कुलान्तकः॥ २५२ ॥ | 
यदि धनु राशिगत जन्म हो तो शूर, सत्य बुद्धि से युक्त, सात्विक, मनुष्यों के 

gas आनन्दित करने वाला, शिल्प ( मृतिकला ), विज्ञान से सम्पन्न, धन से 

युक्त, सुन्दर Bt वाला, अभिमानी, चरित्रवान्‌, सुन्दर शब्दों को बोलने वाला, 

तेजस्वी, मोटी शरीर वाला तथा कुल का नाशक होता है ॥ २८१, २८२ ॥। 


HAT 
कुले नष्टो वशः स्त्रीणां पण्डितः परिवादकः । 
गीतज्ञो ललिताग्राह्यो पुत्राढधो मातृवत्सलः।। २८३ ॥ 
घनी त्यागी सुभृत्यश्च दयालुबहबान्धवः | 
परिचिन्तितसौल्यश्च मकरे जायते AT: ॥ २५४ ॥ 
मकर राशि में जन्म लेने वाला व्यक्ति अपने कुल में नष्ट ( सबसे हीन अवस्था 
में ), fact के वशीभूत, विद्वान्‌, पर fares, संगीतज्ञ, सुन्दर feat का प्रियपात्र, 
qa युक्त, माता का प्रिय, धनी, त्यागी, अच्छे नौकरों वाला, दयालु, बहुत 
भाइयों ( परिवार ) वाला तथा सुख के लिए अधिक चिन्तन करने वाला होता 
है।॥ २८३, २८४ ॥ 


मानसागरी ६१ 


कुम्म-- 
दातालस: कृतज्ञश्च गजवाजिघनेश्वर: । 
शुभदृष्टि: सदा सौम्यो घनविद्याकृतोद्यमः ॥ २५५ ॥ 
पुष्याढधः स्नेहकीतिश्च घन भोगी स्वशक्तितः | 
शालुरकुक्षनिर्भीकः कुम्भे जातो भवेन्नरः ॥ २८६ ॥ 
यदि gra राशि में जन्म हो तो मनुष्य दानी, आलसी, कृतज्ञ, हाथी, घोडा 
और घन का स्वामी, शुम eu एवं सदैव कोमल स्वभाव वाला, घन और विद्या 
हेतु प्रयत्नशील, पुत्र से युक्त, Aga, यशस्वी, अपनी शक्ति से घन का उपमोग 
करने बाला, ATH की तरह उदर वाला तथा निर्मीक होता है ॥ २८५, २८६ ॥ 
मीन-- 


गम्भीरचेष्टितः शूरः पट्वाक्यो नरोत्तमः । 

कोपनः कृपणो ज्ञानी गुगश्रेष्ठ: कुलप्रिय: ॥ २८७ ॥। 

नित्यसेवी शीघ्रगामी गान्धवंकुशल: शुभः । 

मीनराशौ समुत्पन्नो जायते बन्धुवत्सलः ॥ २८८ ॥ 

जिसका जन्म मीन राशि म होता है वह गम्भीर चेष्टा करने वाला, शक्ति- 

शाली, बोलने मे चतुर, मनुष्यों म श्रेष्ठ, क्रोधी, कृपण, ज्ञानसम्पन्न, श्रेष्ठ गुणों से 
युक्त, कुल म प्रिय, नित्य सवा भाव रखन वाला. शोत्रग्रामी, नृत्य गीतादि में 
कुशल, शुमदर्शन वाला तथा भाई-बन्धुओ का प्रेमी होता है ॥ २८७, २८८ ॥ 


चन्द्रकुण्डली स्थित ग्रहों के फल 


ETA भाव गत सूर्य फल -- 
चन्द्रात्रथमगो भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
विदेशगामी भोगी च कलहे कृतवासन: ॥ २८६ ॥ 
चन्द्रमा से प्रथम भाब ( जन्म राशि ) में यदि सूयं होतो विदेश की यात्रा 
करने वाला, मोगी तथा Hass प्रकृति का होता है ।॥ २5६ ॥। 
जन्मकाले यस्य भानुद्वितीयों यदि चन्द्रत: | 
बहुभृत्ययशाश्चंव राज्यमान्यो भवेन्नरः ॥ २९० ॥। 
जन्म समय में सूर्य यदि चन्द्रमा से द्वितीय माव गत हो तो बहुत नौकरों तथा. 
यरा से युक्त तथा राज से सम्मानित होता है Wo ॥ 
चन्दराद्वानुस्तृतीयशचेव जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
स्वर्णार्थी बहुशु चिश्चेव राजतुल्यो भवेश्नर:॥ २६१॥ 


६२ “मनोरमा हिन्दीव्याख्योपेता 


चन्द्रमा से तृतीय भाव में सूये यदि जन्मकाल में हो तो स्वर्ण का अभिलाषी, 
अधिक सोचने वाला तथा राजा के समान होता है ॥ २६१ ॥ 
चन्द्राच्वतुथंगो भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
गणकाः कथयन्त्येव मातृहन्ता न भक्तिमान्‌ ॥ २९२॥ 
चन्द्रमा से चौथे भाव में यदि जन्मकालिक सूर्य हो तो ज्योतिषी कहते हैं कि 
-वह माता में श्रद्धा रखने वाला अपितु माता का हनन करने वाला होता है ॥। 
चन्द्रात्पअन्चमगो भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
सुताभिश्चासुखी चेव बहुपुत्रो भविष्यति ॥ -६३ ॥ 
यदि जन्म समय में सूर्य चन्द्रमा से पाँचर्वे मावमे हो तो वह क्न्याओसे 
"दुःखी तथा बहुत पुत्रों वाला होता है ॥ २६३ ॥ 
चन्द्रात्षष्ठगतो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
शत्रूणां विजयी AT: क्षात्रकमंरत: सदा ॥ २६४ ॥ 
जन्म समय में यदि चन्द्रमा से GS माव में सूयं हो तो शत्रुओं पर विजय प्राप्त 
करने झाला, पराक्रमी तथा क्षत्रियों के अनुकूल कर्म ( प्रशासन-युद्ध ) करने वाला 
होता है ॥ २६४ ॥। 
जन्मकाले यदा भानुश्रन्द्रात्ससमगो भवेत्‌ | 
सुस्त्री सुशीलचारी च राजमान्यो महातपा:॥ २९५ ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम भाव में यदि जन्मकालिक सूर्य हो तो उसको पत्नी सुन्दरी 
“एवं सुशीला ( सच्चरित्रा ) होती है तथा स्वयं राजमान्य एवं तपस्वी होता है ॥ 
चन्द्रादष्टमगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
ada क्लेशकारी च ह्यतिरोगात्प्रपीडितः ॥ २९६ ॥ 


जन्मकाल में चन्द्रमा से अष्टम माव में यदि सूयं हो तो वह सदेव दुःखी तथा 
“मयखुर रोगों से पीड़ित होता है ॥ २६६ ॥ 
चन्द्राश्नममगो भानुर्जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
धर्मात्मा सत्यवादी च बन्धुक्लेशी सदा भवेत्‌ ॥ २६७॥। 
चन्द्रमा से नवमें माव में यदि जन्मकालिक सूर्यं हो तो धर्मात्मा, सत्यवादी 
- तथा बन्धुओं से क्लेश प्राप्त करने वाला होता है ॥ २६७ ॥ 
चन्द्राइशमगो भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌। 
तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति धनवन्तो न संशयः॥ २९५ ॥ 
चन्द्रमा से दशवे भाव में यदि जन्मकालिक सूर्य हो तो उसके दरवाजे पर 
नवान्‌ श्रेष्ठी लोग बठते हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ २६८ ॥ 


मानसागरी ६३ 


चन्द्रादेकादश भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
राजगव्यंतिवेत्ता च प्रसिद्धः कुलनायक: ॥ २६९६ ॥ 
चन्द्रमा से एकादश भाव में यदि सूत्र हो तो राजगौरव को प्राप्त करने वाला, 
अधिक (विषयों का) ज्ञाता प्रसिद्ध एवं अपने कुल का नायक होता है ॥ २९९ ॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादशगो भानुजंन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तेजोहीनो नयनयो रोषावेशाठामुच्यते ॥ ३०० ॥ 
यदि जन्म समय में सूर्य चन्द्रमा से बारहवें भाव में हो तो जातक नेत्र ज्योति“ 
¿e होता है तथा वह क्रोध एवं आवेश से मुक्त होता है ॥ ३०० ॥। 


द्वादश भावगत भौम फल 


चन्द्रात्प्रथमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
रक्ताक्षी रुघिरस्रावी रक्तवर्णो भवेन्नरः ॥ ३०१ ॥। 
यदि जन्म समय मे चन्द्रमा से प्रथम भाव ( राशि स्थान) में मंगल हो तो 
लाल नेत्रों वाला एवं लाल वणं का पुरुष हाता है तथा उसके शरीर से रक्त खाव 
होता है ॥ ३०१ ॥ 
चन्द्राद्‌ द्वितीयगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
घराधीशो भवेत्पुत्रः कृषिकर्ता न संशयः॥ ३०२॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय माव में यदि जन्मकालिक मंगल हो तो उस जातक का 
पुत्र पृथ्वी का स्वामी तथा कृषि कार्य करने वाला होता है इसमें संशय नहीं । 
अर्थात्‌ जमीन्दार होता है ॥ ३०२ ॥ 
चन्द्रात्ततीयगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
चतुर्भातृसमायुक्तः सुशीलः सवंदा सुखी ॥ ३०३॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से तृतीय माव में मंगल हो तो वह चार माइयों से 
युक्त, सुशील तथा सदैव सुखी होता है ॥ ३०३ ॥ 


चन््राच्चतुर्थगो भोमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
सुखभङ्गो दरिद्रः स्यात्पुंसः स्त्री म्रियते ध्रवम्‌ ॥ ३०४ ॥ 
जम्म समय में यदि मंगल चन्द्रमा से चौथे भाव में हो तो उसके सुख का 
नाश, दारिद्र प्राप्ति तथा पत्नी की मृत्यु होती है । ३०४॥ 


चन्द्राय ञ्चमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
पुत्रहीनो नरः स्त्रीणां लग्ने पतति निश्चितम्‌ ॥ ३०५॥ 


६४ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


चन्द्रमा से पाँचवें माव में मंगल जन्म समय में पडा हो तो पुरुष पुत्र हीन 
होता है। यदि स्त्री संशक लग्न में जन्म हो तो अवश्य ही निःसन्तान 
होता है॥ १०५ ।! 
चन्द्राच्च THT भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
अघे शत्रुता चेव सदा रोगेण पीडितः ॥ ३०६ ॥ 
यदि चन्द्रमा से ed माव में जन्म कालिक मंगल होतो अधमं में शत्रुतो 
होती है तथा सदैव रोग से पीडित होता है ॥ ३०६ ॥ 
चन्द्रात््तमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
स्त्री कुशोला भवेत्तस्य सदा चाप्रियवादिनी ॥ ३०७ ॥ 
चन्द्रमा से सप्तम भाव में मंगल यदि जन्म समय में होतो उसकी स्त्री 
दुश्चरित्रा, एवं अप्रिय वचन बोलने वाली होती है ।। ३०७ ॥ 
चन्द्रादष्टमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
जीवहन्ता महापापी शीलसत्यविर्वाजतः ॥ ३०८ ॥ 
चन्द्रमा से आठवें भाव में यदि जन्म कालिक मंगल हो तो az जीव feat 
करने वाला, महापापी, शील और सत्य से रहित होता है ॥ ३०८ ॥ 
चन्द्रान्नवमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
लक्ष्मीवांश्च भवेत्पुत्रो वृद्धकाले न संशयः ॥ ३०९ ॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से नवें माव में मंगल हो तो बह व्यक्ति धनवान 
होता है तथा वृद्धावस्था में उस पुत्र प्राप्त होता है । २०६ ॥ 
चन्द्राहशमगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
तस्य द्वारेषु तिष्ठन्ति गजा अश्वा न संशयः ॥ ३१० ॥ 
चन्द्रमा से and माव म यदि जन्म कालिक मंगल हो तो उसके दरवाजे पर 
निःसन्देह्‌ हाथी और घोड़े बैठते हँ ॥ ३१० ॥। 
चन्द्रादेकादशे भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
राजद्वारे प्रसिद्धः स्याद्शोरूपसमन्वितः ॥ ३११ ॥ 
यदि जन्म काल में मंगल चन्द्रमा से ग्यारहवें माव में हो तो बह राजदरबार 
में प्रसिद्ध एवं सुन्दर स्वरूप से युक्त होता है ॥ ३११ ॥ 
चन्द्राद्‌ द्वादशगो भौमो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
मातुश्चासुक्षकारी च सदा वकक्टप्रदायकः ॥ ३१२॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से ,बारहवें माव में मंगल हो तो व्यक्ति मात 
को सुख न देने वाला एवं सदेव कष्टदायक होता है ॥ ३१२ ॥ 


मानसागरी ६% 


इादशमावगत WWA 
चन्द्राठायमगः सौम्यः सुखरूपं विना नरः | 
दुष्टमाषी मतिश्न शी स्थानभ्रष्टो दिने दिने ॥ ३१३॥ 
चन्द्रमा से प्रथम भाष ( राशि ) में यदि बुध हो तो मनुष्य सुख और सौन्दर्य 
से रहित, कटुमाषी, we बुद्धि वाला तथा बार-बार स्थान-च्युत होने वाला 


होता है ॥ ३१३ ॥ 


चन्द्राद्द्वितीयगः सौम्यो धनघान्यसमाकुलः | 
गृहबन्धुघनप्रासिः शीतरोगविनश्यति ॥ ३१४॥ 
चन्द्रमा से द्वितीय माव में यदि बुध हो तो वह धन सम्पत्ति से परिपूर्ण, गृह, 
परिवार एवं धन को प्राप्त करने वाला होता हँ । तथा शीतजन्य रोग से उसकी 
मृत्यु होती है ।। ३१४ ॥ 
चन्द्रात्सहजगः सौम्यः कुरुते चार्थसंपदः | 
राज्यलाभो भवेत्तस्य महतां सङ्गमो धुवम्‌ ॥ ३१५ ॥ 
चन्द्रमा से सहज (तृतीय) भाव मे बुध हो तो धन और सम्पत्ति को देने वाला, 
राज्य-लाभ एवं महान्‌ पुरुषों का सङ्गम कराने वाला होता है ॥ ३१५ ॥ 


चन्द्राच्चतुर्थगः सौम्यः सर्वदा सुखकारक: | 
मातृपक्षान्महालाभः सुखं जीवति मानवः ॥ ३१६॥ 
चन्द्रमा से चतुर्थ माव में गया हुआ बुघ सदेव सुख दायक, माता के पक्ष से 
महान लाम दिलाने वाला होता है तथा मनुष्य का जीवन सुखमय बनाता है ॥३१६॥ 
चन्द्रात्‌ II: सौम्यो बुद्धिमांश्च विचक्षणः । 
रूपवांश्च महाकामी कुवाक्यं MATT ॥ ३१७॥ 
यदि चन्द्रमा से पांचवे भाव में बुध हो तो वह मनुष्य सक्जन, बुद्धिमान्‌, 
विद्वान्‌, सुन्दर, अत्यन्त कामी, तथा अपशब्द बोलने वाला होता है ॥ ३१७॥ 
चन्द्रात्‌ THT: सौम्यः कृपणः कातरो भवेत्‌ | 
विवादे च महाभीरू रोमशो दीघंलोचनः ॥ ३१८ ॥। 
चन्द्रमा से छठे भाव में बुध हो तो व्यक्ति सोम्य, कंजूस, कातर ( डरपोक ), 
विवाद से भयभीत, रोयें तथा दीघं नेत्रों वाला होता है ॥ ३१८॥ 


चन्द्रात्सतमग: सौम्यः स्त्रीणां च वशगो नरः । 


PUN धनाढभञ्च यह्वागुश्च भविष्यति ॥ ३१९॥ 
4 सा० gie 


६६ “मनोरमा” हिन्दीब्याल्योपेता 


ty 


चन्द्रमा से सप्तम माव में बुध यया हो तो बह पुरुष र्री के वशीभूत, कंजूस, 
धन से युक्त तथा दीर्घायु सम्पन्न होता है ॥। २१९ ॥ 
चन्द्रादष्टमगे सौम्ये देहे शीतो भविष्यति। 
राजमध्ये प्रसिद्धश्च शत्रूणां च भयडूर: ।॥। ३२० ॥ 
यदि चन्द्रमा से आठवें भाव में बुघ हो तो शरीर में शीत का प्रमाव होगा | 
राजाओं के बीच प्रसिद्ध, तथा शत्रुओं के लिए मयखुर होता है ।। ३२० ॥ 
चन्द्रान्नवमगः सौम्यः स्वघमंस्य विरोधक: | 
अन्यधर्मरतः पुंसो विरोधी दारुणो भवेत्‌ ॥ ३२१॥ 
चन्द्रमा से नवम माव में गया हुआ बुघ मनुष्य को अपने घमं का विरोधी, 
अन्यधर्म में आसक्त, पुरुषों का विरोधी तथा भयानक कायं करने वाला 
बनाता है ॥ ३२१ ॥ 
चन्द्राइशमगः सौम्यो राजयोगी नरः सदा । 
कमंराशौ यदा चन्द्रः कुटुम्बे नायको भवेत्‌ ॥ ३२२ ॥ 
चन्द्रमा से दशम माव में बुघ हो तो वह मनुष्य सदेव राज्ययोग प्राप्त करता 
है lage माव में यदि चन्द्रमा हो तो वह कुटुम्ब का नायक होता है ।। ३२२ ॥ 
चन्द्रादेकादशे सौम्यो लाभकारी पदे पदे। 
वषं एकादशे पुंसः पाणिग्राही भविष्यति ॥ ३२३ ॥ 
यदि चन्द्रमा से ग्यारहूर्वे भाव में बुघ हो तो कदम-कदम पर लाम देने वाला 
तथा ग्यारहवे वषं में विवाह कराने वाला होता है ॥ ३२३ ॥ 
चन्द्राद्द्वादशगः सौम्यः सवंदा कृपणो भवेत्‌ । 
तत्सुतस्य जयो नास्ति लमेत्तत्र पराजयम्‌ ॥ ३२४ ॥ 
चन्द्रमा से बारहवें माव में बुध हो तो मनुष्य कृपण होता है । उसके पुत्र की 
कहीं भी विजय नहीं होती है सवंत्र पराजय ही होती है ।। ३२४ ॥ 


दादश भावगत गुरु का फल 
Fa जीवो जीवयोग्यो भवेत्नर: | 
व्याधिना रहितः शूरो निर्धनो न कदाचन॥ ३२५॥ 
अन्द्रमा से प्रथम भाव में गुरु हो तो वह ब्यक्ति जीने योग्य होता है। व्याधि 
से रहित शक्तिशाली होता हैं तथा कभी निर्धन नहीं होता ॥ १२९५ ।। 
PRO श्रीवो राजमान्यः RRA | 
अत्युग्रश्न प्रतापी थ afte: पापवणितः॥ २२६ ॥ 


मानसागरी ६७ 


यदि चन्द्रमा से दूसरे भाव में गुरु हो तो राजा से सम्मानित, १०० वर्ष की 
आयु वाला, अत्यन्त क्रोधी, पराक्रमी, धामिक तथा पाप से रहित होता है ॥३२६॥ 
चन्द्रातृतीयगे जीवे नारीणां वल्लभो भवेत्‌ । 
धनवृद्धिः पितुगंहे वर्ष सप्तदशे तथा ॥ ३२७ ॥ 
चन्द्रमा से तृतीय भाव में यदि गुरु हो तो वह feat का प्रिय होता है । सत्रह 
वर्षे की आयु में पिता के घर में धन की वृद्धि होती है ।। ३२७ ॥ 
चन्द्राच्चतुर्थंगो जीवः सुखंश्रव विर्वाजतः | 
मातृपक्षे महाकष्टी परेषां गृहकमंकृत्‌ ॥ ३२८ ॥ 
चन्द्रमा से चौथे भाव में स्थित बृहस्पति सुख से रहित, माता के पक्ष से दुःखी 
तथा दूसरों के ग्रह का निर्माण करने वाला बनाता है ।। २२८ ॥ 
चन्द्रात्पञ्चमगो जीवो दिव्यदृष्टिभवेन्नरः | 
तेजस्वी पुत्रदा नारी TA महाधनी ॥ ३२९ ॥ 
चन्द्रमा से पाँचवें भाव में वृदस्पति हो तो मनुष्य तीव्र दृष्टि बाला, तेजस्वी, 
अत्यन्त उग्र और महान्‌ घनवान होता है तथा उसकी पत्नी पुत्र उत्पन्न करने वाली 
होती है । २२६ ॥। 
चन्द्राच्च षष्ठगो जीवो "दासीगृहविवर्जित: ı 
aga * भवेत्पुंसां भिक्षाभोक्ताऽव्यवस्थितः॥ ३३० ।। 
चन्द्रमा से छठें माब में गुरु हो तो सेविका (स्री) एवं गृह से रहित, आयु 
को व्यथं बिताने वाला, मिक्षा से मोजन करने वाला एवं अव्यवस्थित होता है ।। 
[ इस श्लोक में मतान्तर है । वस्तुतः इसका आशय यह है कि चन्द्रमा से षष्ठ 
भाव में बृहस्पति हो तो व्यक्ति गृह का त्याग कर भिक्षावृत्ति से जीवन यापन 
करता है। | 
चन्द्रात्सप्तमगो जीवो बहुजीवी व्ययं विना। 
स्थूलदेही क्लीबपाण्डुगृ हमध्ये च नायकः ॥ ३३१॥। 


चन्द्रमा से सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो दीष जीबी, खर्च न करने वाला 
( कृपण ), स्थूल शरीर वाला, नपुंसक, पीले वर्ण वाला तथा गृह (परिवार) में 
श्रेष्ठ ( अग्रणी ) पुरुष होता है ।। ३३१ ॥ 
चन्द्रादष्मगो जीवो देहरोगी सदा नरः। 
सुतातोऽपि महाक्लेशी सुखं स्वप्ने न दृश्यते ॥ ३३२॥ 
१, उदासी, ह्युदासी इति पाठान्तरम्‌ | 
२. आयुर्बहु पाठान्तरम्‌ | 


१८ “मनोरमा' हिम्दीब्याख्योपेता 


(RR ug 


चन्द्रमा से अष्टम भाव में यदि शुरु हो तो मनुष्य सदैब दारीर से रोगी होता 
है । सुयोग्य पिता के रहते हुये N तथा स्वप्न में भी सुख न देखने 
बाला होता है ॥। ३३२ ॥। 
चन्द्रान्नवमगो जीवो धर्मिष्ठो धनपुरितः। 
सुमागे सुगतश्चैव देवगुर्वोश्च सेवकः ॥ ३३३ ॥ 


चन्द्रमा से नवम माव में गुरु हो तो जातक धामिक, धन से परिपूर्ण, अच्छे 
मार्ग में सदाचार पूर्वक रहने वाला, देवता और गुरु का सेवक होता है ॥ ३३३ us 
चन्द्राइशमगो जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
पुत्रदारपरित्यागी तपस्वी च भवेन्नरः ॥ ३३४ ॥ 


जन्म समय में यदि चन्द्रमा से दशवे भाव में बृहस्पति हो तो पुत्री का त्याम 
करने वाला तथा तपस्वी पुरुष होता है ।॥ ३३४ N 


चन्द्रादेकादशे जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
अश्वारूढो भवेत्पुत्रो राजतुल्यो भवेन्नरः ॥ ३३५॥ 


जन्म समय में चन्द्रमा से एकादश भाव म॑ यदि गुरु हो तो उस व्यक्ति का 
घुड़सवारी करने वाला राजा के समान होता है ॥ ३३५॥ 


चन्द्राद्द्वादशगो जीवो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
स्यात्कुटुम्बविरोधी च सुखं शत्रोद शा गृहे॥ ३३६॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से बारहवें भाव मे गुरु हो तो कुटुम्बियों से विरोध 
होता है तथा शत्रुमाव में दृष्टि होने से सुख प्राप्त करता है ।। ३३६ N 


दाद शभावगत शुक्र का फल 


चन्द्रात्तु प्रथमे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
जले मृत्युमंवेत्तस्य सन्निपातो हि हिसया ॥ ३३७॥ 


७० 'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


चन्द्रादेकादशे शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बह्वायुश्च wagt रिपुरोगविवजितः॥। ३४७॥ 
जन्म समय में यदि चन्द्रमा से ग्यारहवें भाव में शुक्र हो तो मनुष्य लम्बी आयु 
वाला, शत्रु तथा रोगों से रहित होता है ॥ ३४३ ।। 
चन्द्राद्‌ द्वादशगः शुक्रो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
परदाररतो नित्यं लम्पटो ज्ञानहीनकः ॥ ३४५ ॥ 


जन्म समय में यदि चन्द्रमा से बारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक निरन्तर 
अन्य स्त्री में आसक्त, लम्पट तथा मुखे होता है !। ३४८ |! 


द्वादश भावगत शनि का फल 


चन्द्रात्‌ प्रथमगो नुनं शनिजंन्मनि सम्भवेत्‌ । 
घ्राणनाशोऽर्थनाशश्च बन्धुनाशस्तथापरे ॥ ३४९ ॥ 
जन्म समय में यदि चन्द्रमा से प्रथम भाव में शनि हो तो प्राण, धन, बन्धु एवं 
अन्य सदस्यों का नाश होता है ॥ ३४६ N 
चन्द्रादृद्वितीयगो मन्दो जन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
मातुश्च कष्टकारी स्यादजाक्षीराच्चजीवति॥ ३५०॥। 
जन्म समय में यदि चन्द्रमा से द्वितीय भाव में शनि हो तो माता को कष्ट देने 
बाला होता है तथा उसका पोषण बकरी के दूध से होता है ॥ ३५० ॥ 
चन्द्रात्सहजगः सौरिजन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
बहुकन्याः समुत्पद्य fared तस्य केवलम्‌ ॥ ३५१ ॥ 
चन्द्रमा से तीसरे माव में यदि जन्मकालिक शनि हो तो उस ब्यक्ति को बहुत 
सी कन्याये पैदा होकर मर जाती हैं।। ३५१ ॥। 
चन्द्राच्चतुथंगो नुन शनिजन्मनि संभवेत्‌ । 
महापौरुषकारी च WENA ॥ ३५२॥ 


E 


७८ ७ e > a 


मानसागरी | ७१ 


रविजः वष्ठगश्चन्द्राज्जन्मकाले यदा भवेत्‌। 
महाक्लेशी तथा कष्टी आयुर्हीनो भवेन्नरः ॥ ३५४ ॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से छठें माव में शनि हो तो मनुष्य महान्‌ क्लेश 
पाने बाला, कष्ट सहन करने वाला तथा आयु से हीन होता है ।। ३५४ ॥ 
चन्द्राच्च सप्तमे स्थाने यदा च रविनन्दनः । 
महाधर्मी च दाता च बहुस्त्रीणां करग्रही ॥ ३५५॥ 
चन्द्रमा से सातवें माव में यदि शनि होतो वह महान्‌ धामिक, दानी तथा 
बहुत सी feat का पाणिग्रहण करने वाला होता है ॥ ३५५ ॥ 
रविजो ह्यष्टमे स्थाने चन्द्रतो जन्मसम्भवः | 
पितुश्च कष्टकारी च बहुदाने शुभं भवेत्‌ ॥ ३५६ ॥ 
जन्म समय में चन्द्रमा से आठवें भाव में यदि शनि हो तो जातक पिता को 
कष्ट देने वाला होता है तथा बहुत दान करने से उसका कल्याण होता है ॥३५६॥। 
चन्द्रान्नवमगः सौरिरजन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तदा मुग्घदशाप्रापिघंनहानिभंविष्यति ॥ ३५७ N 
अन्द्रमा से नर्वे माव म शनि यदि जन्म समय में हो तो उसकी दशा आने पर 
मूर्छा एवं घन हानि होगी ॥ ३५६ ॥ 
चन्द्राहशमग: सौरिजंन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
नृपतुल्यो भवेह ही कृपणो घनपूरितः॥ ३५८ ॥ 
चन्द्रमा से दशम भाव में यदि जन्मकालिक शनि हो तो वह मनुष्य राजा के 
समान, धन धान्य से परिपूर्ण तथा कंजूस होता है ॥। २५८ ॥। 
चन्द्रादेकादशे सोौरिजंन्मकाले यदा भवेत्‌ | 
देहक्लेशी महाकष्टी ह्याधर्मो च न संशय: ॥ ३५९ ॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा से ग्यारहवें माव में शनि हो तो बह व्यक्ति 
निःसम्देह शरीर से पीड़ित, कष्ट पाने वाला तथा अधर्मी होता है ॥ २५९ ॥ 
द्वादशे भवने सौरिश्चन्द्राच्च पतितो यदि। 
निर्धनो भिक्षुकश्चंब धर्मणंव विवजितः॥ ३६० ॥ 
खस्द्रमा से बारहवें माव में यदि जन्मकालिक हानि पड़ा हो तो व्यक्ति निर्धन, 
भिक्षा माँगने वाला तथा घमं से रहित होता है tt ३६० ॥ 


हादश भाषगत राहु का फल 


ध्मकमंतनुस्थाते चन्द्राधदि पतेसमः। 
जन्मकाले भूपतिञ्च बृद्धकाले महाधनी RER ॥ 


७२ “मनोरमा” हिन्दीब्याख्योपेता 


चन्द्रमा से प्रथम, नवम तथा दशम स्थान में यदि राहु हो तो जातक जन्म 
समय में राजा तथा वृद्धावस्था में धनवान होता है। [ अर्थात्‌ धीरे-धीरे हास 
होता है ] ॥ ३६१ ॥ 
षष्ठे च द्वादशे राहुश्चन्द्राच्च पतितो यदि ।* 
स राजा राजमन्त्री च घनघान्यसमाकुलः ॥ ३६२॥ 


चन्द्रमा से GS और बारहर्व माव में यदि राहु पड़ा हो तो वह व्यक्ति राजा, 
राजा का मन्त्री अथवा धन-धान्य से परिपूर्ण होता है ॥ ३६२॥ 
चतुर्थं सप्तमे राहुश्नन्द्राच्च यदि जायते । 
माता पिता महाकष्टी सदा ह्यसुखदायकः ॥ ३६३ ॥ 


- यदि चन्द्रमा से चौथे या सातवें माव में राहु हो तो माता-पिता महान कष्ट 
Hat बाले होते हैं तथा स्वयं मी सदा दुःख देने वाला व्यक्ति होता है ॥ ३६३ ॥ 


धन एकादश स्थाने चन्द्राद्राहुः प्रजायते । 
घनमानवसंयुक्त: सुखं स्वप्ने न दृश्यते ॥ ३६४ ॥ 
चन्द्रमा से दूसरे तथा ग्यारहवें भाव में यदि राहु हो तोब्यक्तिषन एवं परिजन 
से युक्त तथा स्वप्न में भी सुख को न देखने वाला होता है ॥ ३६४ ॥। 


पञ्चमे च यदा राहुश्चन्द्राजजलजसम्भवम्‌ | 
निधन चापि सिद्ध च आपदश्च पदे पदे॥ ३६५॥ 


चन्द्रमा से पाँचर्व भाव में यदि राहु हो तो जल से (अथवा जल से सम्बन्धित 
रोगों द्वारा) मृत्यु होती है तथा पग-पग पर आपत्तियाँ आती हैं ॥ ३६५॥ 


राशियों के चरणानुसार फल एव आय-विचार 


अश्विनी-भरणी-कृत्तिकापादे मेषराशिः । भौमक्षेत्रे जन्मतो नवपादफलम्‌- 
अथमे राज्यवान्‌ १, द्वितीये घनवान्‌ २, तृतीये विद्यावान्‌ ३, चतुर्थ देवगुरुभक्तः 
४, पञ्चमे चौरः ५, षष्ठ कालमाषाहीनः ६, सप्तमे योगीन्द्रः ७, अष्टमे 
निर्धनः ८, नवमे शुभलक्षणः & । १ मासे कष्टम्‌, १, १३ वर्षयोः अल्पमृत्युः, 
१८ वषं जलघातः, ६४ वर्ष घातः, ५० वषं अङ्गरोगः, ( तत्रैव चौरलोहपोडा, 
उपघातश्च ), यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवति वर्षादि ७५।२।०।१५।१५ 


१. “तृतीयैकादशे ed राहुञ्चन्ट्राद्‌ मवेद्यदि” इतिपाठान्तरम्‌ | 
इससे तीसरे भावस्थ राहु का फल मिल आता है! परन्तु किसी ग्रम्थ 
में यह पाठ gran नहीं मिलता | 


मानसागरी ७३ 


यावत्‌ । ततः कातिकमासे ( पक्षे ? ) चतुर्थ्यां कुजवारे भरणी नक्षत्रे देहं 
त्यजलि ॥ १॥ इति मेषराशिफलम्‌ । 

अश्विनी और भरणी के चार-वार पाद तथा कृत्तिका का एक (प्रथम) पाद मेष 
राशि होती है । यह भौम का क्षेत्र ( राशि ) है इसमें उत्पन्न व्यक्तिका फल नव 
चरणों के अनुसार इस प्रकार है--प्रथम चरण में राज्य युक्त, द्वितीय चरण में 
घनी, तीसरे में विद्यावान्‌, चौथे में देवता और गुरू का भक्त, पाँचवें में चोर, छठें 
में काल ( सामयिक ) भाषा से हीन, सातवें में योगीन्द्र, आठवें में निर्धन, नवम में 
शुम लक्षणों से युक्त होता है । मेष राशि में उत्पन्न व्यक्ति को प्रथम मास में कए, 
१, १३ वर्षौं में अल्पमारकेश ( मृत्युतुल्य कष्ट ) १५वें वर्ष में जलमय, ६४वें वर्ष 
में घात, ५०वें में अंगरोग, अथवा चोर, लोहा आदि से उपघात होता है। यदि 
शुभग्रह देखते हों तो ७५ वर्ष २ मास ० दिन १५ घटी १५ पल तक जीवित 
रहता है । अनन्तर कातिक मास की चतुर्थी मौमवार को मरणी नक्षत्र में देह का 
परित्याग कर देता है ।। १ ॥ यह मेष राशि गत फल है । 


कृत्तिकायास्त्रयः पादा रोहिणीमृगशिरोद्ध वृषराशिः। शुक्रक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌- प्रथमे यशोवान्‌ १, सुतवान्‌ २, रणवान्‌ ३, शुभलक्षणः ४,विद्या- 
वान्‌ ५, सौभाग्यवान्‌ ६, कुलमण्डनः ७, धनघान्यसमर्थः ८, परदारचौरः € । 
TTY ३।६।८।३३।४६।५२।६३ एतेषु अर्निलोहसाण्डसप्पंकष्टदेवदोषघाता एते 
अल्पमृत्यवो यदा व्यतिक्रामन्ति तदा वर्षादि ८5५।६।७ जीवति माघमासे शुक्ल- 
पक्षे ९ तिथौ शुक्रदिने रोहिणीनक्षत्रो अधंरात्रे देहं त्यजति ॥ २॥ इति वृष- 
राशिफलम्‌ | 

कृत्तिका के २ चरण, रोहिणी के चार तथा मृगदिरा के दो पाद मिलकर वृष 
राशि होती है, यह शुक्र का क्षेत्र है इसमें उत्पन्न व्यक्ति का नव चरणों के अनुसार 

' फल इस प्रकार है प्रथम चरण में जन्म हो तो यशस्वी, द्वितीय में पुत्रवान, तीसरे 

मं योद्धा, चौथे में शुम लक्षण सम्पन्न, पांचवे में विद्वान्‌, छठे में सौमाग्यशाली, सातवें 
में कुलभूषण, आठवें में धन-धान्य से पूणं तथा नवम में जन्म होतो परखीका 
अपहरण करने वाला होता है | 

जन्म से रे, ६, ८, रेरे, ४६, ५२, ६३ वर्षों में अल्पायु ( अरिष्ट ) योग होते 
हैं इनमें अग्नि, लौह, ats, सपं, कष्ट, देव दोष तथा घात से कष्ट होता है। यदि 
ये बीत जाये तो ५५ वर्ष. ६ मास ७ दिन तक जीवित रहकर माघ मास शुक्ल पक्ष 
९ तिथि, शुक्रवार रोहिणी नक्षत्र में, अद्धे रात्रि में देह का त्याग करता है॥ Vu 
यह वृषराशि का फल है । 

मृगशिरोऽद्ध, आर्द्रापुनवंसुपादत्रयं मिथुनराशिः। बुधक्षेत्रे जन्मतो नवपाद- 

` फलम्‌--प्रथमं भाग्यवान्‌ १, निर्धनः २, कुत्सितभाषी ३, धनेश्वरः ४, भाग्य- 


७४ 'मनोरमा? हिस्दीब्याख्योपेता 


वान्‌ ५, धमघान्यमोगी ६, चौरः ७, माहात्म्यसिद्धिः, देवगुरुमाननीकः € + 
कष्टमासः ६, वर्ष ६ अङ्गरोगः, १० वर्ष चक्षुपीडा, ११ । १८ वर्ष घातः । रडा. 
५६।६३ वर्षेषु अल्पमृत्युः, यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्षाणि 
८५ । पोषमासे कृष्णपक्षे अष्टमीतिथौ बुधवारे आर्द्रानक्षत्रे प्रथम प्रहरे देह. 
त्यजति ॥ ३ ॥ इति मिथुनराशिफलम्‌ | 


मृगशिरा का २ पाद, आर्द्रा का ४ तथा पुनवंसु का रे पाद मिलकर मिथुन 
राशि होती है । यह बुघ का क्षेत्र है। इसमें जन्म लेने वालों का चरणानुसार फल 
एवं आयु कह रहा (-- 


प्रथम चरण में जन्म हो तो माग्यवान्‌, दूसरे में निर्धन, तीसरे में अपशब्द बोलने 
वाला, चौथे में धनवान, पाँच में भाग्यवान्‌, छठें में धनसम्पत्ति का भोग करने 
वाला, सातवें में चोर, आठवें में मानदृद्धि तथा नवम में देवता और गुरु में भक्ति 
रखने वाला होता है । इस राशिवाले को छठें मास में कष्ट, छठें वर्ष में शरीर में 
रोग, Coe वर्ष में नेत्र पीड़ा, ११, १८वें वर्षे में घात होता है। २४, ५६, ९३वें 
वर्ष में अरिष्ट होता है । यदि राशि पर शुमग्रहो की दृष्टि हो तो वह ८५ वर्षों तक 
जीवित रहता है । अनन्तर पौष मास के कृष्ण पक्ष में, अष्टमी तिथि बुधवार आर्द्रा 


नक्षत्र एवं प्रथम प्रहर में शरीर का त्याग करता TN ३॥ यह मिथुन राशि 
का फल है । 


पुनवंसुपादमेकं पुष्य आश्लेषान्तं ककराशि: । चन्दक्षेत्रे जन्मतो नवपाद- 
फलम्‌-प्रथमे धनवान्‌ १, महीपतिः २, स्वाङ्गमुनीश्वरः ३, विद्यावान्‌ ४, घर्म- 
वान्‌ ५, चौरः ६, निर्धन: ७, देशपतिः ८, कुलमण्डनः ६ । अल्पमृत्युदिनम्‌ ११, 
कष्टमासः €, वषंम्‌ १, रोगवर्षम्‌ ७, जलघातवषंम्‌ &, अङ्गरोगवषंम्‌ १३, 
जलघातवर्णम्‌ १६, अङ्गरोगवर्णम्‌ २०, लोहघातवर्णम्‌ -७।३५, अल्पमृत्युदोष 
वर्षम्‌ ४५, देवदोषवर्णम्‌ ५५।६१ अल्पमृत्युः, आमकष्टम्‌, असाध्यरोगः, 
अम्नीसपंजलघातसाण्डव्याघ्रघातः यदा शृभग्रहनिरीक्षितस्तदा वर्षाणि ७० 
मासाः ५ दिनानि ३ जीवति। फाल्गुनसासे शुक्लपक्षे चन्द्रवारे ४ प्रहरे 
गोधलिकवेलायां देह त्यजति ।। ४॥ इति ककंराशिफलम्‌ । 


पुनर्वसु क। १ चरण, पुष्य और आश्लेषा के चार-चार चरण मिलकर करक 
राशि होती है । चन्द्रमा के क्षेत्र ( ककं राशि) में जन्म लेने वालों का चरणानुसार 
कल इस प्रकार है-- 


प्रथम चरण में धनी, दूसरे में राजा, तीसरे में मुनिबेश का आडम्बर करने 
- याला, वीये में विद्वास, पाँचवें में धामिक, oF मैं चोर, सातवें में निर्धन, आठवें 


मानसागरी ७% 


में देशपति (राजनेता), नवम चरणमें जम्म हो तो कुलभूषण होता है । इसमें उत्पन्न 

ब्यक्ति को Uta दिन अल्प मृत्यु, (मृत्यु तुल्य कष्ट), श्वे मास एवं १ वर्षे में कष्ट, 

७व वर्षै में रोग, नवम वर्ष में जल से घात, १३वें वर्ष में अङ्गों में रोग, १६वें वर्ष 

में जल से मय, २०वें वर्ष में अंगों में रोग, २७ एवं ३५वें वर्ष में लोहे से घात, ४५वें वर्ष में 

अरिष्ट, ५५ और ६१वें वर्ष में देवदोष, अल्प मृत्यु, राम कष्ट, असाध्य रोग, अग्नि, 
सर्प, जल, ate, तथा व्याध से मय होता है यदि राशि पर शुमग्रहों की दृष्टि हो तो 
४० वर्षे ५ मास ३ दिन तक जीवित रहता है। फाल्गुन मास के शुक्लपक्ष में सोमवार 
को चतुर्थ प्रहर में गोधूलि वेला में शरीर त्याग करता है ॥ ४॥ यह ककं राशि 
का फल है। 


मघा च पूर्वाफाल्गुनी उत्तराफाल्गुनीपादे सिहराशिः । सूयंक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌--प्रथमे राज्यमान्यः १, धनेश्वरः २, तीर्थवासी ३, पुत्रवान्‌ ४, 
स्वपक्षहीनः ५, मातृपितृतारकः ६, राजमान्य: ७, धनधान्यसमथंः ८, 
निर्घनः & । चौर्यमासः ८ तथा वषंम्‌ १, कष्टवर्ष १०। १५, अङ्गरोगवषं 
२५ । ४५, देवदोषसन्निपात-वरषंम्‌ ५१ । ६१ घातः, अल्पमृत्युरयंदा व्यतिक्रामति 
तदा जीवति वर्षाणि ६५ श्रावणमासे शुक्लपक्षे १० तिथौ पूर्वाफल्गुनीनक्षत्रे 
रविवारे प्रथमप्रहरे देहं त्यजति ॥ ५॥ इति सिंहराशिफलम्‌ । 


मधा, पूर्वा फाल्गुनि, उत्तरा फाल्गुनि का एक चरण मिलकर सिह राशि होती 
है । सूयं के क्षेत्र ( सिह) में जन्म लेने वालों के नव चरणों का फल इस प्रकार है-- 

प्रथम चरण में जन्म हो तो राजा द्वारा सम्मानित, दूसरे मे धनपति, तीसरे 
में तीथ मे निवास करने बाला, चोथे में पुत्रवान्‌, पाँचवें में अपने समर्थकों से रहित,. 
छठे में माता-पिता का उद्धार करने बाला, सातवें में राजा द्वारा माननीय, आठवें 
में घनघान्य से सम्पन्न तथा नवम पाद में जन्म हो तो निर्धन होता है ! आठवें मास 
में तथा १ वर्ष में चोर मय, १०, १५ वर्षों में कए, २५,४५ वर्षों में अक्छो में रोग, 
५१, ६१ वर्षों मं देवदोष एवं सन्निपात से घात होता है। यदि अल्प मृत्यु 
योग बीत जाय तो ६५ वर्ष तक जीवित रहता है । अनन्तर श्रावण शुक्ल दशमी 
पूर्ाफाल्गुनि नक्षत्र, रविवार प्रथम प्रहर में देह त्याग १रता है।। ५॥ यह सिह 
राशिका फल है | 


उत्तरायास्त्रयः पादा हस्तः चित्राद्ध कन्याराशिः। बुधक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌--प्रथमे निर्धनः १, पुत्रहीनः २, शत्रुमरणम्‌ ३, धनयानम्‌ ४, 
मोगी ५, पुत्रवान्‌ ६, राज्यमान्यः ७, सवंसमर्थः ८, पराक्रमी ९ ( मातृ- 
पितृगुरुभक्तः । मासः ३ वषम ३ अङ्गरोग १।१३। वर्ष चक्षुपीडा 
जलघातवषंस्‌ २६ अङ्गरोगदेवपीडावषंम्‌ ३३ लोहधातवर्षम्‌ ४३ अङ्गरोगः,. 


wt 'मनोरमा? हिन्दीब्याख्योपेता 


अल्यमृत्यु: यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा जीवति वर्षाणि ८४ यावत्‌ 
आद्रपदमासे शुक्लपक्षे £ तिथौ बुधवारे हस्तनक्षत्रे गोपुलिकवेलायां देहं 
त्यजति ॥६॥ इति कन्याराशिफलम्‌ । 


उत्तरा के तीन पाद, हस्त के चार पाद तथा चित्रा के २ पाद मिलकर कन्या 
'राशि होती है । बुध क्षेत्र (कन्या) राशि में जन्म लेने वालों का बरणानुसार फल-- 

प्रथम चरण में जन्म हो तो निर्धन, दूसरे में पुत्रहीन, तीसरे में शत्रुमरण, चोथे 
में घन एवं वाहन की प्राप्ति, पाचवे में मोगी, छठे में पुत्रवान, सातवें में राजा से 
मान्य, आठवे में सभी प्रकार से aad, तथा नवम चरण में पराक्रमी होता है।* 
तीसरे मास एवं तीसरे वषं में अङ्गरोग, १,१३ वर्षों में नेत्रपीडा, तथा जलमय, 
२६ वें वर्ष में अङ्करोग देव पीडा, ३२ वें वर्ष म॑ लीहधात, ४३ वे वर्ष में अङ्ग 
रोग, अल्पमृत्यु ( अरिष्ट ) होता है। यदि राशि शुम ग्रहो से दृष्ट हो तो ८४ वर्ष 
'तक जीवित रहता है । भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में नवमी बुधवार हस्त नक्षत्रमें 
-गोघूलि वेला में शरीर त्याग करता है ॥ ६॥ यह कन्या राशिका फल है । 

चित्राद्ध स्वाती विशाखापादत्रयं तुलाराशिः । RAT जन्मतो नवपाद- 


७८ 'मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता 
` शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवति वर्षाणि ८५। आषाढमासे शुक्लपक्षे १ तिथौ 
गुरुवारे हस्तनक्षत्रे गोघुलिवलायां देहं त्यजति॥।९॥ इति धनुराशिफलम्‌ | 


मुल पूर्वाषाढा के चार-चार चरण तथा उत्तराषाढा का एक पाद मिल कर 
‘ag राशि होती है। गुरुके क्षेत्र ( घनु ) में अन्म लेनेवालों का नवचरणों 
$ अनुसार फल-- 


प्रथम चरण में जन्म हो तो जातक ज्ञानी, दूसरे में निर्धन, तीसरे में नीच कमं 
करने वाला, चौथे में राजा द्वारा सम्मानित, पाँचवें मे क्रोधी, छठे चरणमें पुत्रवान्‌, 
सातवे मे कामी एवं लम्पट ( व्यभिचारी ), आठवें मे धनाघीश, नवम चरण मे' 
'रक्तदोष से युक्त होता है । 


जन्म से Yaf मास एवं तीसरा वषं कष्टकर, OF वर्ष मे अञ्जरोग, ११वें वर्षमे 
नेत्र पीड़ा, १६वें वर्षमे जलघात, २४, ३६ वें वर्ष मे ay, ४७, ५७, ६७ वर्षों 
Y ada, जलघात एवं अल्पभृत्यु (अरिष्ट) होता है । ( wow aqua, ५७ में जल- 
घात, ६७ में अल्पमृत्यु वस्तुतः इस प्रकार संमत अर्थं होगा )। यदि शुभग्रहों से 
दृष्ट राशि हो तो ८१ वर्ष तक जीवित रहता है । आषाढ मास के शुक्ल पक्ष की १ 
तिथि गुरुवार को हस्त नक्षत्र मे गोधूलि वेला मे शरीर का त्याग करता है MeN 
az धनुराशि का फल है। 


उत्तरायास्त्रयः पादा श्रवणघनिष्ठाद्ध मकरराशिः । शनिक्षेत्रे जन्मतो नव- 
यादफलम्‌-प्रथमे अङ्गहीनः १, गुरुभक्तः २, परदाररतः ३, अङ्गरोगवान्‌ ४, 
देवांशभोगी ५, पुत्रवान्‌ ६, उत्तमः ७, महार्पातः ८, उभयपक्षतारकः E 
ई धनेश्वरः ? ) । मासः ३ कष्टमासः. १ देवदोषपीडावष'म्‌, ३ अङ्गरोगवष म्‌, 
५७ देवदोषवर्ष म्‌, १० अद्भुरोग:, अग्निपोडावष'म्‌ ३२, लोहघातवष'म्‌ ३३, 
कष्टवष म्‌ ४३ तथा ५१ अल्पमृत्यु । यदा शमग्रहनिरीक्षितो भवति तदा 
जीवति वर्षाणि ६१ ( देवदोषानन्तरं ) अल्पमृत्युयंदा व्यतिक्रामति तदा जीवति 
वर्षाणि ७१ कातिके मासे शुक्लपक्षे ५ तिथौ शनिवारे श्रवणनक्षत्रे देहं त्यजति 
-॥ १० ॥ इति मकरराशिफलम्‌ | 


उत्तरा के तीन पाद, श्रवण के चारपाद तथा धनिष्ठा के दो पाद मिलकर 
मकर राशि होती है । शनि क्षेत्र ( मकर राशि) मे जन्म हो तो नवचरणों का 
(aaa अलग ) फल इस प्रकार है-- 

अथम चरण मे जन्म हो तो अऊुहीन, दूसरे मे गुरुमक्त, तीसरे में परस्त्री में” 
आसक्त, RR अङ्गो भे रोष, पांचवे मे' देवताओं के निमित्त संकल्पित वस्तु का 
MATH बाला, छठे ने gue, सातवें मे उत्तम, आठवे मे अमि का स्वामी 


मानसागरी ७९ 


यो 


m नवार ), नवम मे उभय पक्ष ( मातृकुल एवं पितृकुल ) को तारने वाला, 
arg! 

जन्म से रेरा मास करकर, ! वर्ष मे' देवदोष जन्य पीड़ा, तीसरे बर्ष मे 
अङ्गों मे रोग, ५७वें वर्ष मे देवदोष, दशर्व मे अङ्ग रोग, ३२वें वर्ष मे अन्निपीहा, 
३३वें मे लोहे से अपघात, ४२वें में कष्ट, तथा ५१वें में अल्प मृत्यु होती है । यदि 
शुभग्रहों से दृष्ट राशि हो तो ६१ वर्षो तक जीवित रहता है । (देव दोष के अनन्तर) 
यदि अल्पमृत्यु टल जाती है तो जातक ७१ ant तक जीवित रहता है । अनन्तर 
कातिक मास के शुक्ल पक्ष ५ तिथि शनिवार, श्रवण नक्षत्र मे देह त्याग करता 
है ॥ १० ॥ यह मकर राशि का फल है। 

afista शततारका: पूर्वामाद्रपदात्रयं कुम्भराशिः। शनिक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌-प्रथम मध्यमः १, श्रीमान्‌ २, कालभाषाहीनः ३, पुत्रवान्‌ ४; 
राजमान्य: ५, पापकमंहीनः (?) ६, योगीन्द्रः ७, अङ्गहीनः ८, शुभलक्षणः ६, 
कष्टदिनम्‌ ७, अल्पमृत्यु वर्षम्‌ १५ । ३२ । यदा शुभग्रहनिरीक्षितो भवति तदा 
जीवति वर्षाणि ६१ माघमासे शुक्लपक्षे २ तिथौ शनिवारे उत्तरामाद्रपदानक्षत्रे 
मृत्युभ॑वति ॥ ११ ॥ इति कुम्भराशिफलम्‌ । 

afagı का आधा (दो चरण ) शतमिषा का चार चरण, पूर्वाभाद्रपदा का 
तीन पाद मिलकर कुम्मराशि होती है । शनि के क्षेत्र ( कुम्म राशि ) के नवचरणों 
का फल इस प्रकार है-- 

प्रथम चरण मे जन्म हो तो मध्यम ( न अधिक उत्तम कार्य व बुद्धि न अधिक 
मन्द ), दूसरे मे धनवान, तीसरे मे सामयिक भाषा से हीन, चौथे मे पुत्रवान, 
grag मे राजाओं दवारा मान्य, छठे मे पापकम से रहित, सातवें मे योगियों मे 
श्रेष्ठ, आठवें मे भङ्गहीन, नवम मे शुमलक्षणों से युक्त होता है । 

जन्म समय से va दिन कष्ट, १८वें एवं ३२वें वर्ष मे अल्प मृत्यु (अरिए) 

होता है। यदि शुम ग्रहों की राशि पर दृष्टि हो तो ६१ वर्ष तक जीवित रहता है | 
तथा माघशुक्ल द्वितीया शनिवार उत्तरा माद्रपद नक्षत्र मे मृत्यु होती है॥ ११॥ 
यह कुम्भराशि का फल है । 

पूर्वाभाद्रपदापादमेकं उत्तरामाद्रपदरेवत्यन्तं मीनराशिः । जीवक्षेत्रे जन्मतो 
नवपादफलम्‌ -प्रथमे धनवान्‌ १, कालहीनः २, लम्पटः ३, धनवान्‌ ४, चौरः 
५, कपटी ६, निर्धनः ७, भाग्यवान्‌ ८, नवमे अपक्लेशः € । कष्टवणे १८, ३३ 
यदा शुभग्रहनिरीक्षितस्तदा जीवति वर्षाणि ६१ माघमासे शुक्लपक्ष १२ 
तिथौ उत्तरामाद्रपदानक्षत्रे गुरुवारे प्रातःकाले देहं त्यजति ।। १२॥ इति मीन- 
राशिफलम्‌ | 

पूर्वा भाद्रपद, का एक पाद, उत्तराभाद्रपदा का चारचरण एवं रेवती का 


«aa मिलकर मीन राशि होती है । गुरु क्षेत्र ( मीन राशि ) के नवचरणों 
का फल इस प्रकार है-- 


८० Na हिन्दीब्यास्योपेत। 


प्रथम चरण में जन्म हो तो घनी, दूसरे मे कालहीन ( समय को न पहचानने 
बाला ) तीसरे मे लम्पट, चौथे मे धनी, पाँचवे मे चोर, छठे मे कपटी, सातवे 
मे निर्घस, आठवे मे माग्यशोली तथा नवम चरण मे जन्म हो तो अपार क्लेश 
होता है । 

१८ वे तथा रेरे वे वष मे कष्ट होता है। यदि शुमग्रहों से दृष्ट राशि हो तो 
६१ वर्षों तक जीवित रहता है । ( अनन्तर ) माष शुक्ल १२ तिथि उत्तराभादइ- 
नक्षत्र मे गुरूवार को प्रातःकाल शरीर का त्याग करता है ॥ १२॥ यह मीन 


राशि का फल है । 
लग्न से aragta 
दिक्‌ू-काल-नख-बाणेमदुड्नखा: समयो दिशः | 
मनवो रामवेदाश्च मेषादष्टोत्तरं शतम्‌ ३६६ I 
दिक्‌ = १०, काल = ६, नख = २०, बाण" ५, इम > ८, हृड्‌ = २, नखा = 
२०, समयः = ६, दिशः = १०, मनयः = १४, रामः = २, वेदाः=४ । ये मेषादि 
राशियों के १०८ वर्ष प्रमाण के घर वाडू हैं। अर्थात्‌ मेषलग्न का १०, वृष का 


६, मिथुन का २०, कक का ५, सिंह का ८, कन्या का २, तुला का २०, वृश्चिक 
का ६, धनु का १०, मकर का १४, कुम्भ का रे तथा मीन लग्न का ४ वर्ष 


ध्रवारु है ॥ २६६ ।। - 
जन्मपत्र्यां यत्र स्थाने ग्रहो भवति तत्र तेषां लग्नानां प्रवाद्भान्‌ संमेल्य 
तदेवायुज्ञयम्‌ | 


जन्मपत्री मे जिन-जिन स्थानों मे ग्रह हों उन-उन भावों मे स्थित लग्नो के 
arzt का योग लग्नायु होता है । 
उदाहरण — निम्नाद्ित जन्माङ्ग से लग्नायु साधन करना है-- 
सूर्य सप्तम माव में कक लग्न मे अतः कक en 
का लग्न ध्र वाड ५ प्राप्त हुआ । चन्द्रमा अष्टम 
माव मे fag लग्न मे है अतः सिह का श्र वाडू 
८ ग्रहण किया इसी प्रकार मंगल स्थित राशि 
कक का ५, बुध स्थित fag का ५, गुरू स्थित 
कुम्म का २, शुक्र स्थित fag का ५८, शनि 
स्थित मीन का ४, राहु स्थित तुला का २० केतु 
स्थित मेष का १० HATE हुआ इन सबका योग--- 
सु चं. मां. बु. गु, शु. दा. रा, के. 
४न॑5+३+८-+-रन८+४+-२०--१०७८७१ 
अर्थात्‌ ७१ वर्ष लग्नायु हुई | 
मानसागरी का ( जन्मबत्र पद्धति नामक ) प्रथम अध्याय समाप्त ॥ है ।७ 
ES AE 


अथ द्वितीयोऽध्यायः । 


ग्रहस्फुटीकरण का प्रयोजन 
स्पष्टंग्रैहैविना किञ्चिन्तिगदन्ति कुबुद्धयः | 
अन्तदंशादशादोनां फलं यान्त्युपहास्यताम्‌ ॥ १ ॥ 
स्पष्ट ग्रहों के विना दशा-अन्तर्दशा आदि का ओ कुबुद्धि लोग फलादेश करतेहैं 
उनका उपहास होता है । १ ॥ 


गत कलि का साधन 
वेदाब्धिश्न्यरामाङकर्यते विक्रमवत्सरे । 
भवेदयनवल्ली सा तस्या गतकलिस्तथा ॥ २ ॥ 
विक्रमसंबत्‌ में ३०४४ संख्या जोइने से अयन वल्ली होती है । यही गत 
कलियुग का मान मी होता है ॥ २॥ 
उदाहरण--सं० २०३७ के आरम्म में गत कलि का मान= २०३७-३०४४ 
५०८१ वर्ष हुआ यही अयन वल्ली मी हुई । 


पलमा तथा चरखण्ड साधन-- 

मेषादिगे सायनभागसूयं दिनाद्धजा भा पलमा भवेत्सा। 

त्रिष्ठा हता स्युर्दशभिर्भजङ्गैदिग्मिश्चरारद्धानिगुणोद्धुतान्त्या ॥ ३ ॥ 

सायन सूर्य जब मेष राशि के आदि विन्दु पर जाता है उस (विषुव दिन) दिन 
मध्याह्न काल में द्वादश अंगुल शंकु की छाया उस स्थान की अंगुलादि पलमा होती 
है । पलमा को तीन स्थानों पर रखकर क्रम से १०,८,१० से गुणा कर तीसरे 
गुणनफल को रे से भाग देने पर अभीष्ट स्थान के चरखण्ड होते Fu ३ N 


उदाहरण--( पलमा शंकु यन्त्र से सिद्ध की जाती है अतः यहाँ ज्ञात पलमा से 
वरखण्ड का उदाहरण प्रस्तुत है। ) 
काशी की पलभा ५॥४५ 


५४५ ५1४२ 44 4 
X १० xs xX १० 
५०४५० ४०।२६० ५०॥४५० 
५७।३० ४६।०० ५७३० 


६ मा० ate 


८२ 'मनोरमा”' हिन्दीव्याख्योपेता 


टृतीय गुणनफल ५७।३० को रे से भाग देने पर लब्धि १६।१० तृतीय चरखण्ड 
हुआ अर्थात्‌ काशी का चरखण्ड= ५७।४६।१६ 

भुज कोटि का साधन 

q भुजः स्यात्यधिकेन हीनं 
भाद्ध च भार्द्धादधिकं विभाद्ध | 
नवाघिकेनोनितकमंभं च 
भवेच्च कोटिस्त्रिगेहं भुजोनम्‌ ॥ ४॥ 

ग्रहादिकों का राश्यादि मान यदि ३ राशि से अल्प हो तो वे ही भुज होते है । 
बदि रेराशि से अधिक होतो ६ राशि से घटाने पर शेष मुज, ६ राशि से अधिक हो 
तो उसमें से ६ राशि घटाने पर तथा € राशि से अधिक स्पष्टग्रह हो तो १२ राशि से 
घटाने पर शेष मुज होता है | मुज को रे राशि में घटाने से कोटि होती है ॥ ४ ॥ 

उदाहरण--स्पष्ट सायन सूर्य १।५।७।३० है । यह तीन राशि से न्युन है अतः 
यही मुज हुआ। रे राशि से घटाने पर ३-(१।५।७।३०) = १।६।२२। ३०=कोटि 

यदि सायन सूयं= ५।२।४।५०। ( ६ राशि से अल्प हैं अतः ) ६।०।०।०—¬ 
५।२।४।५० = ०।२७।५५।१०=म्‌ज तथा ३।०।०।०-~०।२७।५५।१०= २। २।४। 
५०=कोटि | 

सायन सूयं:==८।५।४०।३० ( ६ राशि से अधिक है अतः ) ८।५।४०। ३०- 
६।०।०।०=२।५।४०।३० - भुज तथा ३।०।०।०-२।५।४०।३० = ०।२४।१९। 
३०=कोटि | 

सायन सूर्य १०।१०।३०।४० (९ राशि से अधिक है अतः) १२।०।०।०=१०। 
१०।३०।४०= १।१९।२६।२०=म्‌ृज तथा ३।०।०।०--१।१६।२६।२०= १।१०। 
३०।४०ळ कोटि 

अयनांश साधन-- 

अथ शराब्धियुगे रहितः शको व्यपहत: खरसंरयनांशका: | 

मधुसितादिकमासगतं प्रति शरपले: सहितं कुरु सवंदा ॥ ५॥ 

शकाब्द में ४४५ घटाकर शेष में ६० का भाग देने से लब्धि अंशादि अयनांश 
होता है। चैत्र शुक्लादि जितने मास बीत चुके हो उतनी मास संख्या को «से 
जुणाकर गुणनफल तुल्य विपल उक्त लब्धि में जोड़ने से टइष्समय में अयनांश 


होता है।। ५ ॥। 


उदाहरण--सं. २०३७ शक १६०२ कातिक कृष्ण अमावस्या शुक्रवार को 
अयनांश अभीष्ट है। अतः नियमानुसार इष्ट शकाब्द १६०२ से ४४५ घटाकर 
१० का माग दिया | 


१--भुज कोटि का साधन प्रायः सायन ग्रह के साथ ही होता है । 


मानसागरी ८३ 


१९०२-४४५ १४५७ 

१४५७-६० २४1१७ वर्षारम्म कालिक अंशादि अयनांझ हुआ | 

aa. शुक्ल प्रतिपदा से कातिक कृष्णा अमावस्या तक ७ मास हुये अतः 
७% ५ ३५ विकला जोड़ने से 

२४।१७-०।०।३५ = २४।१७।३५ इष्टकालिक अंशादि अयनांश हुमा | 

चरपल दिनमान और मिश्रमान साधन-- 


स्पष्टाकोयनभागयुक्तभुजवद्भुक्तक्ष तस्तच्च र 
धृत्वा भोग्यचरध्नबाहुलवतः खाग्न्यु-३० दुृतंस्तर्यत: । 
मेषात्स्वं शरवारिधी ४५ ऋगमथो कुर्यात्तलादौ स्फुटं 
तन्मिश्नं द्विगुणं द्युमानमुदितं रात्रस्तु षष्टधन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ 
स्पष्ट सूर्यं में अयनांश जोइकर, ( सायन सूर्य के) मृज बनाने पर राशिस्थान में 
जितनी संख्या हो उतने चरखण्डों के योग तुल्य भुक्तचर को पृथक्‌ रखकर, अंशादि 
भुज को अग्रिम चरखण्ड से गुणाकर ३० से भाग देकर प्राप्त लब्धि को भक्तचर में 
जोत्न से स्पष्ट चरपन होता है । 
मेषादि छः राशियों में सायन सूर्य हो तो स्पष्ट चरपल को ४५ में जोड़ने तथा 
तुलादि छः राशियों में सायन सूर्य हो तो स्पट चरपल को घटाने से मिमान 
होता है | 


मिश्रमान को द्विगुणित कर ६० घटानेसे दिनमान तथा दिनमान को ६० में 
घटाने से रात्रिमान होता है ॥। ६ || 
उदाहरण-स्पष्ट सूयं ११।९।२८।२७ 
अयनांशाः २३।२७।२४ चरखण्ड ५७।४६।१९ ( स्पष्ट सूय में अयनांश जोडने से 
सायन सूर्य ) 
११।९।२८।२७ स्पष्ट सूयं 
२३।२७।२४ अयनांश 
_ ७२५५५१ सायन सूर्य 
तीन राशि से अल्प है अतः यही मुज हुआ । राशि स्थान में शून्य है अतः 
मुक्त चरपल ० अग्निष चरखण्ड ५७ से अंशादि भुज २।५५।५१ को गुणा किया 
२।५५।५१ 
५७ 
११४।३८५।३५७ 
२७५ २५५ 
११४।३१३५।२६०७ 
१६७। रे २७ गुणनफल 


८४ | मनोरमा” हिन्दीब्याख्योपेत। 


३०) १६७।३।२७ (५।३४।६ 
१५० 


भुक्त चरपल ० 
to लढ्धि ५।३४।६ 


१२० इष्टं WIT ५।३४।६ 


सायन सूर्य मेषादि राशियों में है अतः ४५ में जोड़ने से-- 
४५।००--०।०५४५।५ मिश्रमान हुआ 
द्विगुणित मिश्रमान्‌ ४९१०८ R= ६०।१० 


= —fojoo 

३०।१०  दिनमानः 
६०।०० 
३०1१० दिनमान 
२९॥५० रात्रिमान 


(२) इसी प्रकार यदि सायन सूर्य ८1१५।२०।३२ हो तो चरपल क्या होगा- 


८।१५।२०।३२ 
ER. ER 
२।१५।२०।३२ भुज 


राशि स्थान में दो है अतः दो चरखण्डों का योग 
५७ + ४६१०३ मुक्त चर हुआ 
तृतीय चरखण्ड १६ से अंशादि मुज को गुणा किया 


१५।२०।३२ 
>८ १६९ - 


२६१।३०।८ गुणनफल को ३० से भाव दिया 


मानसागरी | 


३० ) २६१।३०।८ ( ६।४३।० 


२७० 


VIX ६० + २० 
१२९० मुक्त चरपल १०३ 
(२० 

lo 

to लब्धि ९1४३1० 


x ८ इष्ट चरपल ११२।४३।० 
घट्यादि १।५२।४३ 


सायन सूर्य तुलादि राशियों में है अतः ४५ में चरपल घटाने से-- 
४५०० 
१1५३ 
४३। ७ मिश्रमान zart! 
द्विगुणित मिश्रमान ४३॥७>९२ ८६।१४ 


-%0100 


Goloo दिनमान २६।१४ 
२६।१४ 


३३।४६ रत्रिमान 


प्रकारान्तर से दिनमान साधन-- 


अयनादिकवासररामहता गगनानलबाणशशाड्भयुताः | 
परिभाजितशून्यरसँघंटिका मकरादिदिनं कर्कादिनिशा ॥ ७॥ 


अयन ( उत्तरायण-दक्षिणायन ) के आरम्म दिन (सायन कर्क तथा सायन 
मकर संक्रान्ति) से इष्ट दिन तक जितने दिन हों उनको २ से गुणा कर गुणनफल में 
१५३० जोड़कर ६० का भाग देने से लब्धि घटिकादि मकरादि राशियों में सूर्यं हो 
दिनमान तथा कर्कादि राशियों में हो तो रात्रिमान होता है । ७ 


उदाहरण--(१) de २०३७ आषाढ शुक्ल पूणिमा रविवार २७ जुलाई १६५० 
को दिनमान अपेक्षित है । 


आषाढमास से पूर्व सायन कक संक्रान्ति शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल अएमी शनिवार २१ 
जून १६८१ को मश्याह्न ११।२० बजे आरम्म हुई । अतः संक्रान्ति दिन से अभीष्ट 
दिन तक दिन संख्या ३७ हुई | इसे नियमानुसार ३ से गुणाकर १५२० जोड़कर 
६० से भाग दिया 


८६ mar हिन्दीव्याख्योपेता 


३७ > ३ = १११+ १५३०= १६४१ 
Ko) १६४१२७ 
_ Ro . लब्धि घख्यादि २७।२१ रात्रिमान हुआ (क्योंकि 
४४१ सायन सूयं. कक॑ राशि में है ) 
४२० 
२१ 
अतः ६०1०० 
2917 2 


३२।३६ दिनमान हुआ । 


(२) de २०३७ माघ शुक्ल पूणिमा बुधवार दिनाङु १८ फरवरी १६८१ को 
दिनमान अपेक्षित है । इससे पूर्व सायन मकर संक्रान्ति मार्गशीर्ष शुक्ल पूणिमा 
रविवार १२ दिसम्बर १६८० को रात्रि में थी । अतः संक्रान्ति से इ7 समय तक 
दिनों की संख्या ६८ हुई । अतः - 


६८> ३ = २०४+ १५३० = १७२४ 
६०) १७३४ (२५ 
१२० 
५३४ लब्धि घट्यादि २८५४ मकर मे सायन सूर्यं होने से 
४८० यही दिन मान हुआ | 
XV 


६० में घटाने से ( ६००००--२८।५४ ) = ३१।६ धटधादि रात्रिमान हुआ । _ 
[ नोट--दिनमान साधन की यह प्रक्रिया स्थूल है । ] 
इष्ट कालिक ग्रह साधन-- 
गतैष्यदिवसाद्येन गतिनिध्ती खषड्हूता । 
लब्धमंशादिकं शोध्यं योज्यं स्पष्टो भवेद्‌ ग्रहः ।। 5 ॥ 
गत दिवसादि (ऋण चालन) अथवा ऐष्य दिनादि (घन चालन) को ग्रह गति 
से गुणाकर ६० से माग देने पर प्राप्त अंशादि लब्धि को पंक्तिस्थ ग्रह में ऋण चालन 
होने पर घटाने तथा धन चालन होने पर जोडने से इष्टकालिक स्पष्ट ग्रह होता है ॥८॥ 
विशेष--यह ग्रहानयन की प्राचीन परिपाटी है । जब पक्ष में केवल दो दिनों 
के ग्रह स्पष्ट रखे जाते ये उस समय यह प्रक्रिया उपयुक्त थी । ऋण चालन और धन 
चालन का शान निम्न प्रकार से किया जाता था 
पंक्तिः Aer मवेदग्रे पक्तधामिष्टं विशोधयेत्‌ | 
amago जञेयं व्यत्यये व्यत्ययं विदुः ।। 
अर्थात्‌ पचाङ्गस्थ werfen यदि इष्ट दिन से आगे हो तो पंक्तिस्थ दिन एवं इष्ट 
घटी ( मिश्रमान आदि जिस समय का ग्रह स्पष्ट किया हो ) से अपना अभीष्ट दिन 


मानसागरी Se 


एवं घटीपल घटाने से ऋण चालन तथा पंक्ति पीछे होने तो इष्ट घटी (दिवसादि) 
में पंक्ति के दिवसादि घटाने से ऋण चालन होता है । 

परन्तु आजकल arg मे दैनिक स्पष्ट ग्रह दिये जाते हैं। प्रायः स्पष्ट ग्रह 
सूर्योदय कालिक या मिश्रमान कालिक दिये जाते हैं। कुछ Tr में प्रातः५।३० 
बजे के ग्रह दिये रहते हैं। इन स्थितियों में ग्रन्योक्त नियम का अक्षरशः पालन 
करना केवल क्रिया गौरव होगा । अतः विभिन्न परिस्थितियों में अपने विवेक से 
प्बमाजुस्थ ग्रह का इष्ट समय पर्यन्त अन्तर ज्ञातकर ग्रह गति से गुणा करें तथा ६० 
का माग दें । लब्धि कलादि को षञ्जाङ्कस्थ ग्रह में जःइने घटाने से स्फुट ग्रह होता 
है। यदि सूर्योदय कालिक ग्रह हों तो ग्रह गति और इष्ट घटी का परस्पर गुणा कर 
६० का माग देकर लब्ध कलादि फल पंक्तिस्थ ग्रह में जोइने से इष्ट कालिक ग्रह 
होता है । वक्री ग्रह तथा राहुकेतु के स्पष्टीकरण में अन्य ग्रहों से विपरीत कार्य 
( ऋण हो तो धन, धन हो तो ऋण ) करना चाहिये | 

उदाहरण--सं० २०३७ फाल्गुन कृष्ण ५ शुक्रवार को भिश्रमान ४५।१ सूर्य 
१०।१५।२६।४३ गति ६१।२० इसी प्रकार मिश्रमान कालिक अन्य ग्रह मी उक्त 
तिथि को स्पष्ट करके रखे हुये हैं यही पंक्ति है । 

(१) de २०३७ फाल्गुन कृष्ण ६ बुधवार को इष्ट्घटी ३२।४० पर सूर्य स्पष्ट 
करना है। अतः चालन ( बीच का अन्तर ) निकालेंगे-- 

बुधवार की संख्या ४ तथा शुक्रवार की संख्या ६ है । पंक्ति आगे होने से दिवस 
तथा इृष्टघटी में अभीष्ट दिवस तथा इष्टघटी घटाने से ऋण चालन होगा | यथा-- 


पंक्तिस्थ वारादि ६।४५।१ 
इष्ट वारादि —४।३२।४० 


ऋण चालन २।१२।२१ 
इसे ग्रहगति से गुणा कर ६० का भाग देकर अंशादि लब्धि पंक्तिस्थ ग्रह मे 
घटाने से इष्ट कालिक ग्रह होगा । 
ऋण चालन २।१२।२१ 
सूर्य गति X ६१।२० 
Yol २४०।४२० 
१२२।७३२।१ २८१ 
१२२। ७७२।१५२१।४२० साठ से भाग देने पर 
२। १५। १७। २८। ०० 
पंक्तिस्थ सूयं १०।१५।२६।४३ 
— २।१५।१७ 


इष्ट कालिक स्पष्ट AT १०।१३।१४।२६ 


a 


ae “nar हिन्दीब्याख्योपेता 


(२) यदि ९ शनिवार इष्ट घटी १५५० पर ग्रह स्पष्ट करना हो तो घन 
चालन आयेगा | यथा-- 
शनिवार न-७ न 
अतः इष्ट वारादि ७।१५।५० से पंक्तिस्थ बारादि ६।४५।१ को पीछे ( अल्प ) 
होने से षटाया-< 
७१५५० 
६।४५।० १ 
ol ३०1४६ घन चालन 
ol ३०।३६ 
६१।२० सूर्य गति 
०।६००।६५० 
०।१८३०।२६८९६ 
०।१८३०।३५८६।६८० 
०।३१। ३०। ५। २० 
धन चालन होने से पंक्तिस्थ सूर्य में जोःने से इष्टकालिक सूर्य होगा Tr 
१०।१५।२६।४३ 
+ ०।३१।३० 
१०।१६। १।१३ इष्ट कालिक स्पष्ट सूरय 


(३) de २०३७ चेत्र कृष्ण रविवार को औदयिक दैनिक 
स्पष्ट सूर्य ११।७।४२।४७ गति ५९1३५ 
इसी दिन २८1३० इष्टघटी पर स्पष्ट सूयं साधन करना हो TI— 
गति ER 
इष्ट घटी ><२८॥३० 
१७७०।१०५० 
१६ ५२।६८०। 
१६५२।२७५०।१०५० 
६० से माग देने पर २८1१८ । ७ । ३० 
यहाँ केवल घटी पल का ही गुणा होने से लब्धि भी कला विकला ही होगी 
अतः उदयकालिक ग्रह की कला विकला में अन्तिम दो afer जोड़ने से स्पष्ट ग्रह 
होगा । यथा 
औदयिक सूर्य ११।७।४२।४७ 
4 २८1१८ 
इष्टकालिक स्पष्ट सूयं ११।।११। ५ 


मानसागरी se 


स्पष्टबन्द्र साधन-- 

खषड्घ्नं भयातं भभोगोद्घृतं तत्‌ खतकंध्नधिष्प्येषु युक्तं द्विनिष्नम्‌ । 

नवाप्तं e मुक्तिः खखाज्राष्टवेदा भभोगेन भक्ता: ॥ ६ ॥ 

पलात्मक मयात को ६० से गुणाकर पलात्मक मभोग से भाग देकर लब्धि को 
६० से गुणित गत नक्षत्र की संख्या में जोड़कर २ से गुणाकर € से भाग देने पर 
लब्धि अंशादि स्पष्ट चन्द्र होता है। ( अंश में २० का भाग देने से राश्यादि होता 
है । ) तथा ४५००० को भमोग से भाग देने पर चन्द्रमा की गति होती है । ( भाग 
देते समय ४८००० को ६० से गुणाकर पलात्मक बना लेना चाहिये ) &॥ 


विशेष--चन्द्रमा का साधन नक्षत्रों पर आधारित है । नक्षत्र के गत मान को 
भयात तथा नक्षत्र के आरम्म काल से समाप्ति cara सम्पूर्ण मोग काल को भभोग 
कहते हैं। इसका साधन इस प्रकार होता है-- 

(१) गत नक्षत्र को ६० घटी में घटाकर शेष में इष्ट घटी जोड़ने से भयात तथा 
शेष में वतमान नक्षत्र के घटी पल जोड़ने से भमोग होता है । 

(२) यदि एकही दिन में उदय काल में भिन्न नक्षत्र तथा जन्म समय में भिन्न 
नक्षत्र हो तो उदय कालिक नक्षत्र के घटी पलको इष्ट घटी में घटाने से मयात तथा 
६० घटी में उदयकालिक नक्षत्र को घटाकर शेष में अग्निम दिन के नक्षत्र मान को 
जोडने से भमोग होता है । यथा-- 


(१) चैत्र शुक्ल ७ शनिवार को मूल नक्षत्र ३२।१३ 
गत नक्षत्र ज्येष्ठा २७।४८ इष्टघटी २५।३० 


६०।०० 
—-२७।४८ गत नक्षत्र 
शेष ३२।१२ ३२।१२ शेष 
२५३० इष्ट घटी ३२।१३ वर्तमान नक्षत्र 
५७४२ भयात ६४२५ भभोग 


(२) यदि इष्ट घटी ४५।५० 

४५।५० 
-३२।१३ मूल उदयकालिक नक्षत्र 
१३।३७ भयात 

६०।०० 

३२।१ ३ 

२७।४७ 

३५।२८ अग्रिम नक्षत्र पूर्वाषाढा 
६३।१५ WATT 


९० . “मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 
उदाहरण--मूल नक्षत्र में भयात ५७।४२ भमोग ६४२५ इष्टघटी २५३० 
चन्द्र साधन करना है-- 


६४९६० = २८४०-- २५३८६५ पलात्मक भभोग 
५७>६० = २४२०--४२-३४६२ पलात्मक मयात्‌ 


३४६२ 
Xo 
३८६५)२०७७२०(५३/४४ लब्धि 
१९३२५ 
१४४७० 
११५९५ गत नक्षत्र ज्येष्ठा की अश्विन्यादि 
२८७५ 
X ६० संख्या १८ 
१७२५०० १८ XK Ro = १०८० 
१५४६० ५३१४४ लब्धि 
१७६०० ११३३।४४ 
१५४६० X २ 
२४४० २२६७।२८ 
€) २२६७।२८ ( २५१।५६।२६ 
१८ 
४६ 
we 
१७ अंशादि चन्द्र २५१।५६।२६ 
€ 
“5X ko ३०) २५१ (६ राशि 
Yoo २४० 
२८ ११ 
you 
४५ राश्यादि स्पष्ट चन्द्र ८।११।५६।२६ 
YE 
LW 
“YX ६० 
२४० 
१८ 
o 
x 


६ 
४८००० X ६०:८२ २५८०००० 


मानसागरी ९१ 


२५६५ ) २८८०००० ( ७४५।५ 
२७०५४५ 

१७४५० 

१५४६० 

१६६०० 

१६३२५ 
३७५) ६० 
२२५०० 
१६३२५ cate चन्द्रगति 
३१७५ ७४१५। ५ 


श्रीपति कृत वस्तुनिदंशात्मक मंगलाचरण 


“नत्वा तां गुरुदेवतां त्रिसमयज्ञानोद्गतैः कारणं 

तत्पादाम्बुरुहप्रकाशविकसद्बोधो TA: श्रीपतिः । 

शिष्यप्रार्थनया विचायं सकलान्‌ होरागमार्थान्‌ मुहु- 

वक्ष्ये जातककर्मपद्धतिमहं होराविदां प्रीतये ॥१०॥” 

तीनों कालों ( भूत-वर्त मान-मविष्य ) का ज्ञान कराने बाले उन गुरुदेवता को 

प्रणाम कर के उन्हीं के चरण कमलों के प्रकाश से ज्ञान सम्पन्न मैं श्रीपति अपने 
शिष्यों के आग्रह से समस्त होराशास्त्र को विचार कर पुनः होराशास्त्र के विद्वानों 
की प्रसन्नता के लिए जातक कर्म पद्धति को कह रहा हूँ १० ॥ 


फलादेश हेतु आवश्यक निर्देश-- 


जञेयो$त्र प्रथमं हि जन्मसमयस्तुर्यादियन्त्रः स्फुटं 

तत्कालप्रभवा विलग्नसहिताः कार्यास्ततश्च ग्रहाः 
सिद्धान्तोक्तपरिस्फुटोऽकरणेः  स्वेर्वासक्रत्कमंणा 

भावाः खेटदुशो वलानि च ततस्तेषां विचिन्त्यानि षट्‌ ॥ ११॥ 


सवं प्रथम तुरीय आदि ( आजकल घड़ी ) यन्त्रों से स्पष्ट ( शुद्ध ) समय का 
ज्ञान, जन्म कालिक लग्न एवं स्पष्ट ग्रहों का साधन सिद्धान्तोक्त स्फुट करण" 
विधि से अथवा असकृत कर्म ( बार-बार ) द्वारा अन्य विधि से करना चाहिये | 
अनन्तर द्वादश माव, हृष्टि एव बल इन छः विषयों का अच्छो तरह विचार करना 
mí ।। ११ ॥ 


वदन्ति भार्वक्यदलं हि सन्धिस्तत्र स्थितः स्यादबलो TER: । 
ऊने तु सन्धेगतभावजातमागामिजं चाप्यधिके करोति॥ १२। 


er 'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


दो भावों के योगार्थ को सन्धि कहते हैं। वहाँ ( संधि में ) स्थित ग्रह निर्बल 
होते हैं। सन्धि से अल्प ( अंशादि ) ग्रह हो तो गत भाव में तथा सन्धि से अधिक 
होने पर अग्रिम भाव में ग्रह को समझना चाहिये ı [ जिस भाव में ग्रह होगा 
उसी से सम्बन्धित फल देगा ] 
भावांशतुल्यं खलु वत्तंमानो भावो हि सम्पूर्णफल विघत्ते । 
भावोनके चाप्यधिके च खेटे त्रिराशिकेनात्र फलं प्रकल्प्यम्‌ ॥ १३ ।। 
यदि भाव के तुल्य ग्रह हो ( ग्रह और भाव में अंशादि से साम्य हो ) तो वह 
मावपूर्ण फलदायक होता है । भाव से न्यूनाधिक अंशादि ग्रह हो तो त्रैराशिक से 
उसके न्यूनाधिक फल का ज्ञान करना चहिये ॥ १२ ॥ 


भावभ्रवृत्तो हि फलप्रवृत्ति: पूर्ण फल भावसमांशकेषु | 

ह्वासक्रमाद्धावविरामकाले फलस्य नाशः कथितो मुनोन्द्रै, । १४: 
माव के आरम्मसे फल का आरम्म होता है। भाव और ग्रह के अंशादि 
' साम्य होने पर पूर्ण फल होता है । अनन्तर क्रम से फल का हास होता है तथा 
भाव सन्धि तक फल का नाश हो जाता है ॥ १४ ti 


जन्मप्रयाणे ब्रतबन्धचौलनृपाभिषेकादिकरग्रहेषु । 
एवं हि भावाः परिकल्पनीयास्तरेव योगोत्यफलानि यस्मात्‌ ॥ १५॥ 
जन्म समय, यात्रा, ब्रतबन्ध, चौल ( मुण्डन ), राज्यामिषेक, विवाह, आदि 
कार्यों में इसी प्रकार द्वादश्च भावों का साधन कर उनके द्वारा उत्पन्न योगों का 
फल कहना चाहिये ॥ १५ ॥। 


TESA द्वारा स्वदेशोदय साधन 
लक्कोदया नागतुरङ्गदस्रा गो$द्धाश्विनो रामरदा विनाड्य: । 
क्रमोत्क्र मस्थेश्चरखण्डकेः स्वैः क्रमोत्क्रमस्थाश्च विहीनयुक्ताः ॥ १६॥ 
लखा क्षितिज में मेषादि तीन राशियों के क्रम से २७८, २१९, ३२३ पलात्मक 
उदयमान होते हैं । इनको क्रम से तथा उत्क्रम से रख कर स्वदेशीय चरखण्डों को 
क्रम से घटाने तथा व्युत्क्रम से जोड़ने से स्वदेशीय उदयमान होते हैं ॥ १६ ॥ 


विशंष--लक्का क्षितिज में केवल मेष वृष मिथुन का उदयमान पठित है उसी 
को उत्क्रम से रखने पर कर्मादि तीन राशियों का उदय मान होता है । इस प्रकार 
मेष से कन्या तक छः राशियों का क्रम से उदय मान हो जाता है । पुनः उत्क्रम 
A यही gar छः राशियों के भी उदयमान हो आते हँ । स्पष्टता हेतु 
उदाहरण देखें-- 


मानसागरी 23 


उदाहरण --काशी का उदयमान अमीष्ट है । अतः काशी का चरखण्ड ५७। 
४६।१९ को क्रम से एवं व्युस्क्रम से लकुदय में घटाया तथा जोडा | 


ल डरो दय चरखण्ड काशी का उदयमान 
मे. २७०८ मी. — ५७ = मेष २२१ मीन 
वृ. २६६ कु - x“ = वृष WR कुम्भ 
मि. ३२३ म. ¬= १६ = मिथुन ३०४ मकर 
क. ३२३ ध. + १६ = ककं ३४२ धन 
मि. २६९१ 3 ती ४६ = सिंह २४५ वृश्चिक 
क, २७८ 3 + ५७ = कन्या ३३५ तुला 
लग्न साधनलल 


तत्कालाकं: सायनः स्वोदयघ्ना भोग्यांशाः खतन्युद्घृता भोग्यकाल: । 

एवं यातांशं भवेद्यातकालो भोग्यः शोध्योऽमीष्टनाडीपलेम्यः ॥ १७।॥! 

तदन जहीहि गृहोदयांश्र शेषं गगनगुणघ्तमशुद्धहुल्लवाद्यम्‌ | 

सहितमजादिगृहैरशुद्धपूर्वेभवति विलग्नमदोऽयनांशहीनम्‌ । १८॥ 

इष्ट कालिक gg में अयनांश जोड़कर सायन सूर्य के अंशादि को ३० अंश में 
घटाने से शेष मोग्यांश होता है। उसे ( भोग्यांश को ) अपने ( जिस राशिपर 
सायन सूर्यं हो उस राशि के ) स्वदेशीय उदय मान से गुणा कर ३० से भाग देने 
पर लब्धि मोग्यकाल होता है। इसी प्रकार सायन सूर्य के मुक्तांश को स्वोदय से 
गुणा कर ३० से भाग देने पर लब्धि मुक्तकान होता है । इष्ट घटी को पलात्मक 
बनाकर उसमें मोग्यकाल को घटाकर शेष में अग्रिम ( सायन सूर्य जिस राशि 
पर हो उससे आगे की ) राशियों के स्वदेशीय उदयमान क्रम से जितने घट सक, 
घटाना चाहिये । शेष को २० से गुणाकर अशुद्ध राशि ( जो राशि न घट सकी 
हो ) के उदयमान से माग देने पर जो अंशादि लब्धि प्राप्त हो उसमें शुद्ध राशि 
( अन्तिम राशि जो घट चुकी हो ) की संख्या जोड़ कर अयनांश घटाने से स्पष्ट 
राश्यादि लग्न होता है ॥ १७-१८ ॥ 

विशेष--लग्न साधन की दो रीति है। १ भुक्तरीति २. मोग्यरीति। स्पष्ट 
सायन सूर्य के अंशादि (मुक्त) द्वारा लग्न साधन की प्रक्रिया को मुक्त, तथा 


अंशादि को ३० में घटाकर सायन सूर्य के भोग्य अंशों द्वारा लग्न साधन की 
रीति को भोग्य रीति कहते हैं । 


अक्त रीति से लग्न साधन में रात्रि शेष का इष्ट ग्रहण करते है । अतः जब 
मध्य रात्रि के बाद लग्न साधन अभीष्ट हो तो तमी मुक्तरीति द्वारा लग्न साधन 
करमा चाहिये। इष्ट घटी को ६० घटी में घटाने से रात्रि शेष की इष्टषटी हो 
जाती है । इसी रात्रि शेष इष्ट घटी को पलात्मक बनाकर उनमें से उक्त रीति से: 


En 'मुनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


साधित भुक्तकाल को घटाकर शेष में पिछली राशियो के उदयमान क्रम से 
घटाना चाहिये। जब कोई राशि न घटे तब उस We को ३० से गुणा कर जो 
राशि न घट सकी हो (age राशि) उसके उदयमान से भाग देकर प्राप्त 
अंशादि afer को अशुद्ध राशि की संख्या में घटाने से शेष सायन लग्न तथा उससे 
अयनांझ घटा देने पर स्पष्ट राश्यादि लग्न होगा | 

उदाहरण--( १) स्पष्ट BT ११।७।२६।२१ अयनाँश २३॥२६।३८ इष्टषटी 
२५।३० इन उपकरणों के आधार पर वाराणसी अक्षांश २५२० पलभा ५४५ के 
उदयमान द्वारा भोग्यरीति से लग्न साधन 

स्प० qo ११।७।२६।२१ 


अयनांश * 93125135 
सायन qa ०1०।५५।५८ 
३०1० lo 


०।५५।५६ भक्तांश 
२६।४।१ भोग्यांश 
सायन सूर्य मेष राशि में हैअतः ( काशी में ) मेष राशि के उदयमान २२१ से 
गुणा कर ३० से भाग दिया -- 


२६।४।१ 
K २२१ 
६४०६।८८४।.२१ ३०) ६४२३।४७।४१ (२१४ 
६४२३।४७।४१ _६० 
AE २१४।७।३५ भोग्यकाल ४२ 
EB पल » २५ X ६०--:१५०० २० _ 
३० १२३ 
१५२० १२० 
aX Kot ४७ 
२२७५ ७ 
२१० 
१७ 
X ६० 
१५१३०।० 1० १०२० 
"२१४७ 1३५ भोग्यकाल “४१ 
१३१५।५२।१५ १०६१ ( ३५ 
, 8० 
१६ 
te 


amará. ex 


क म तिमी”, escama SPEED 


१३१५।५२।२५ 
m २५३ 
१०६२ कन्या का उदयमान २२५ नहीं घट सका अतः कन्या 
मिथुन ३०४ अशुद्ध तथा सिह शुद्ध राशि हुई । 
७५८ j 
कके २४२ 
४१६ 
सिह ३४५ 
७१।५२।२५ शेष 
X ३० 
२१५६।१२।३० 


गुणनफल २१५६।१२।३० को अशुद्ध राशि कन्या के उदयमान ३३५ से 
साग दिया | 


३३५)२१५६।१२।३०(६।२६।११ 


२०१० 
१४६% ६० 
८७६० लब्धि ६।२६।११ अंशादि सायन लग्न है । इसे 
१२ शुद्ध राशि संख्या ५ में बोडकर अयनांश घटाने से- 
८७७२ ( ५। ६।२६।११ 
६७० =२३।२६।३८ 
२००२ ४।१२।५६।२३ निरयन 
२०१० स्पष्ट लग्न सिद्ध हुआ 
६२२८ Ko 
३७२० 
३० 
३७५० 
३३५ 
४०० 
३३५ 
६५ 


(२) भुक्तरीति से लग्न साधन-= 
स्प. सूर्यं १०।५।२५।३० अयनांश २३।२६।३४ इष्टघटी ५२।३० काशी अक्षांशा 
२५२० THAT ५४५ । 


es 'मनोरमा” हिन्दीब्याथ्योपेता 


इष्टघटी ५२।३० में ६०।०० घटी में घटाकर शेष ( ६०।०००५२।३० ): 
७1३० को रात्रि शेष का इष्ट काल मान कर भुक्त रीति से लग्न साधन होगा | 

स्पष्ट सूर्य tol ५।२५।३० 

अयनांशाः ।२३।२६।३४ 


१०।२८।५२।०४ सायन qu 
२८।५२।०४ भुक्तांशा: 
इसे कुम्भ राशि के उदयमान २१३ से गुणाकर ३० से माग दिया-- 
२८।५२।४ 
०८ २५२ 
७३०३।३२।५२ 
३० ) ७३०३।३२।५२ ( २४३।२७।५ 


लब्धि २४३।२७।५ मुक्त काल को रात्रि शेष के पलात्मक इष्ट ४५० में घटाया 
YYol ०१ ० 
२४३।२७।५ 
२०६।३२।५५ शेष पिछली राशि मकर के उदयमान २०४ 
से अल्प है अतः यही अशुद्ध राशि हुई । 
शेष २०६।३२।५४ 
x 30 
६१६६।२७।३० 


मानसागरी ९७ 


गुणनफल को अशुद्ध राशि मकर के उदयमान ३०४ से माग दिया--सब्बि 
२०।२२।५८ को अशुद्ध राशि १० में घटाकर शेष ९।९।३७।२ में अयनांश २३।२६। 
३४ घटाने से शेष ५।१६।१०।२८ अभीष्ट निरयन लग्न हुआ ' 


मओग्याल्पकालात्खत्रिच्नात्स्वोदयासलवादियुक्‌ । 
रविरेव भवेल्लग्न॑ सषड्मार्काभिशातनुः ॥ १९॥ 


यदि भोग्यकाल से इष्टपल अल्प हो तो इष्टपल को तीस से गुणाकर 
सायन सूर्य के राष्युदयासु से भाग देने पर जो लब्धि होगी उसे पुनः स्पष्ट सूये में 
जोड़ने से सूर्यं ही लग्न होगा । 

यदि रात्रि में लग्न साधन अमोष्ट हो तो स्पष्ट सूयं की राशि में ६ जोड़कर 
उसे सूयं तथा इष्टषटी में दिनमान घटाकर शेष को रात्रि गत इष्ट मानकर 
लग्न साधन करना चाहिये ॥ १६॥ 


उदाहरण--(१)--स्पष्ट सूयं ३।१०।२२।३० इष्टघटी १।३५ अयनांँशाः 
२३।२६।३० 


३।१०।२९।३० ३०1० lo 
+ २३।२६।३० ३।४६।०० 
सायन सूर्यं ४।०३।४६।०० २६।११।०० aa 


सिह के उदयमान ३४५ से मोग्यांश को गुणाकर ३० से भाग देने पर प्राप्त लब्धि 
(३०१।६।३० मोग्यकाल) इष्टपल ९५ से अधिक है । अत: उक्त नियमानुसार इष्ट- 
पल ६५ को ३० से गुणा कर स्वोदयमान २४५ से भाग देकर लब्धि ८।१५।३९ 
को स्पष्ट सूयं ३।१०।२२।३० में जोर ने से स्पष्ट लग्न ३।१८।३८।०६ हुआ | 
(२) स्पष्ट सूये ५।२७।८।२० अयनांश २३।२६।३८ दिनमान २८।४४ इष्ट 
धटी ४०।१० 
रात्रि में लग्न साधन अभीष्ट हो तो क्रियालाघव हेतु सूर्य को ६ राशि 
आगे बढ़ाकर रात्रिगत इष्ट घटी से भोग्यरीति द्वारा लग्न साधन करना चाहिये । 
स्पष्ट TF ५।२७।८।२० इष्टघटी ४०'१० 
६ दिनमान २८।४४ 
११।२७। ८।२० रात्रिगत इष्टघटी ११।२६ 
अयनांधश २३।२६।३८ 
सायन सूयं ००।२०।३४। ५८ 
३०।० । ०। 
२०।३४।५८ 
९।२५।२ भोग्यांश को स्वोदय ( मेष के उदयमान ) २२१ से? गुणाकर 


७ मा० सा० 


te 'मनोरमा' हिब्दीब्याख्योपेता 


३० से भाग देने पर ६९।२२।२३ भोग्यकाल हुआ । पलात्मक रात्रिगत इष्टघटी 
६८६ में भोग्यकाल तथा अग्रिम उदयमान को घटाया -- 
६८६ 
= ६६।२२।२३ 
६१६।३७।३७ 
बब २५३ 
३६३ 
मिथून ३०४ 
५९६।३७।३७ 
X ३० 
१७८८।३५।३० 
गुणन फल को अशुद्ध राशि कके के उदयमान ३४२ से भाग दिया | afew 
५।१३।५० को शुद्ध राशि मिथुन में जोड़ने तथा अयनांश घटाने से 
Zrofolo 
५। १२।४६ 


३।५।२१३।४९६ सायन लग्न । 
"२३ । २६६३१८ अयनांश 


स्पष्ट लग्न २।११।४७।११ 


नतकाल साधन-- 
पूवं नतं स्याहिनरात्रिखण्डं दिवानिशोरिष्टषटीविहीनम्‌ । 
दिवानिशोरिष्टघटीषु शुद्ध द्युरात्रिखषण्ड त्वपरं नतं स्यात्‌ ॥ २० ॥ 
fend में दिनगत इष्टघटी तथा rag में रात्रिगत इष्ट घटी घटाने से पूवं 
नत एवमेव fade घटी में दिनार्घ तथा रात्रिगत इष्टघटी में रात्रय घटाने से 
qua होता है ॥ Yo ॥ 


उदाहरण - (१) इष्टघटी १०।५० दिन मान २८1३० 


दिनाध १४।१५ 
=१०।५० इष्टघटी 


३।२५ पूवं नत 
(२) इष्टघटी ३५।४० दिनमान २५।३० रात्रिमान्‌ ३१।३० रात्र्यर्धं १५।४५ 
३५।४०-२५।३०=७।१० रात्रिगत इष्टघटी 


१५।४५ 
७1१० 


८।३५ पुर्वेनत 


मानसागरी ee 


(३) इष्टघटी १८।३० दिनमान २८1३० 
दिनार्धं १४:१५ 


इष्ट घटी १८।३० 
दिनाथे -१४।१५ 
४१५ पर नत 
(४) इष्ट घटी ५०।५० रात्रिमान ३१।३० 
दिनमान २८।३० 
५०।५०-२८।३०८२२।२० रात्रिगत इष्टघटी 
रात्रिगत इष्टचटी २२।२० 
रात्र्यर्धं -१५।४५ 


६।३५ पर नत 


दशम लग्न साधन — 
ततो लड्भोदयर्भक्त' भोग्यं शोध्यं पलीकृतात्‌ । 
पूर्वपश्चान्नतादन्यत्‌ E भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
लग्न साधन की तरह TEST द्वारा भुक्तकाल या भोग्यकाल का साधन कर 
( इध्टकाल के स्थान पर ) पूर्वनत या परनत के पलात्मक मान में घटा कर 
पूर्वोक्त नियमानुसार साधित लग्न दशम लग्न होता है । 
यदि पूर्व नत हो तो मुक्तरीति से तथा पर नत हो तो भोग्य रीति से लग्न 
साधन करना चाहिये।। २१ ॥ 


उदाहरण - स्पष्ट सूर्य ११।७।२६।२१ इष्टघटी २५३० 
दिनमान ३०।७ अयनांश २३।२६।३८ 


परनत १०।२७ 
११। ७।॥२६।२१ ३०॥ ० । ०। 
२३।२६।३८ . ०॥५५॥५९ । 
गागरशारछ्लायनसूर्य EIN भोग्यांश 


मेष के लड्भोदय मान २७८ से भोग्यांश को गुणा किया 1 गुणन फल ८०८०॥ 
३६1३८ को २० से भाग दिया । लब्धि २६६।२१।१३ भोग्यकाल को परनत 
१०।२७ के पलात्मक मान ६२७ में घटा कर अग्रिम राशियों के उदयमान 


बटाया-- $201 0] ० 
२६६।२१।१३ 
३५७७।३८।४७ 
वृष २६६ 
शेष को ३०से गुणा कर अशुद्ध राशि मिथून ५5।३५।४७ 
के उदयमान ३२३ से भाग दिया । शेष क्रिया X ३० 


लरन साधन की तरह। १७५६।२३।३० 


१०० 'मनोरमा' हिन्दीड्याख्योपेता 


शुद्ध राशि २।०।०।० 
+ ५।२६।४€ 
२। ५।२६।४६ 
अयनाँश २३।२६।३८ 
१।१२। 0122 

स्पष्ट दशम लग्नं | 


दशम लग्नानयन में विशेष-- 


३२३) १७५९।२३।३०(५।२६।४९ 


१६१५ 
११४४ १८ ६० 
५६४० + 23 
३८६६ 
६०६ 
२२०३ 
१९३८ 
२६५२८ ६०= १५६०० 
३० 
१५९६३० 
१२९२ 
३०१० 
२६०७ 
१०३ 


मध्याह्ने चाघंरात्रे वा स्वेष्टकालो यदा भवेत्‌ । 
तदा तात्कालिक; सूर्यो भवेल्लग्नं खतुयंकम्‌ ॥ २२ ॥ 


यदि ठीक मध्याह्वकालिक इष्ट घटी में दशम लग्न साधन करना हो तो उस 
समय स्पष्ट सूर्य ही दशमलग्न होता है । इसी प्रकार यदि ठीक मध्य रात्रिकालिक 


इष्ट हो तो स्पष्ट सूर्य ही चतुर्थ लग्न होगा ॥ २२ ॥ 


ससन्धि द्वादश भाव साधन-- 


लग्नं चतुर्थात्संश्योष्य we बड्भिविभाजितम्‌ । 
राश्यादि योजयेल्लग्ने सन्धिः स्याल्लग्नवित्तयोः ॥ २३॥ 
सन्धिः षडंशसंयुक्तो धनभावो भवेत्स्फुट: । 


घनभाव: षडशाढध: 


सन्धिधनतृतीययो: ॥ २४ ॥ 


षडंशसंयुतः सन्धिस्तृतीयी भाव उच्यते । 


षडंशाढधस्तृतोयः 


तृतोयसन्धिरेकाढभस्तुर्यः 


स्यात्सन्धिर्भातृचतुर्थयो: । २५॥ 


सम्धिभंवेदिह्‌ । 


द्वधाढधस्तृतीयमावोऽपि पुत्रभावो भवेत्स्फुटः । २६ ॥ 
त्र्याढधो द्वितीय तन्धि: स्पात्सन्धिः पञ्चमभावजः । 


धनमावो वेदयुतो 


रिपुमावः प्रजायते ॥ २७॥ 


amare: wage: सन्धिः स्याद्रिपुभावजः | 


मानसागरी १०१ 


लग्नाच्चाः सन्धिसहिता भावाः षट्राशिसंयुताः । 
सप्तमाथा भवन्तीह भावाः सव ससन्यय: २८॥ 
चतुर्थ लग्न से प्रथम लग्न को घटाकर शेष को ६ से भाग देकर लब्धि 
राइयादि को प्रथम लग्न में जोडने से प्रथम भाव तथा द्वितीय भाव की सन्धि होती 
है । सन्धि में बष्ठांदा जोड़ने से द्वितीय भाव स्पष्ट होता है । धन में बष्ठांश जोड़ने 
से द्वितीय-तृतीय की सन्धि, पुनः asta युक्त सन्धि तृतीय भाव होता है। तृतीय 
भाव में षडंदा जोड्ने से तुतीय-चतुर्थ की सन्धि होती है । तृतीय सन्धि में एक जोड़ने 
से चतुर्थं की सन्धि, तृतीय भाव में दो जोड़ने से पञ्चम भाव, द्वितीय सन्धि में 
३ जोड़ने से पञ्चम की सन्धि, द्वितीय माव में ४ जोड्ने से षष्ठ माव, लग्न सन्धि 
में पाँच जोडने से षष्ठ भाव की सन्धि होती है । 
लग्नादि सन्धि सहित भावों में ६-६ राशि जोडने से सन्धि सहित सप्तम से 
द्वादश पर्यन्त भाव स्पष्ट हो जाते हैं ।' २३-२८ ॥। 


लग्न में ६ राशि जोरने से सप्तम भाव तथा दशम लग्न में ६ राशि 
जोडने से चतुर्थ भाव होता है | 


उदाहरण- स्पष्ट (प्रथम) लग्न ४1१२।५९।२३ 
स्पष्ट दशम लग्न १।१२।०।११ 
६ 


चतुर्थलग्न ७।१२।०।११ 
७।१२। ०।११ 
४1१२।५६॥२३ 
VEEL ० ।४८ 
६) २।२६। O ।४८(०।१४।५०।५ षष्ठां 
oO 


२२८ २००६० 
ES 
sc 
E 
२६ 
ax 
XX ६००-३०० 
३० 
०2८६० 
= 00 
_ ४८5 
Yu 


¥G 
A 


१०२ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


प्रथम लग्न ४।१२।५९।२३ 
०।१४।५०। ८ 
सन्धि ४।२७।४६।३ १ 
०।१४।५०। ८ 
द्वितीय भाव ५।१२।३९६।३९ 
०।१४।५०। ८ 
सन्धि ५।२७।२६।४७ 
०।१४।५०। ८ 
तृतीय भाव ६।१२।१६।५५ 
०।१४।५०। ८ 
सन्धि ६।२७।१०।०३ 
०।१४।५०। द 


चतुर्थ माव ७।१२।००।११ 


(qo स०% १) go ७।२७।१०।०३ 
(Jo भा०--२) पञ्चम भाव ८।१२।१६।५५ 
(fo सं०1-२) सन्धि ८।२७.२६।४७ 


(feo भा०--४) षष्ठ भाव ६।१२।३९।३६ 
(so Fo +) सन्धि ६।२७।४६।३ १ 
(प्र भा०-- ६) = सप्तम भाव १०।१२।५६।२३ 


(do + ६) = सन्धि १०।२७।४९।३१ 
(forro +8) = अष्टम भाव ११।१२।३९।३६ 
(do + ६) = सन्धि ११।२७।२६।४७ 
(तृ० भा०-- ६) = नवम भाव ०।१२।१६।५५ 
(सन्धि + ६ ) = सन्धि ०।२७।१०।०३ 
(चतु०भा० + ६)= दशम भाव १।१२।०।११ 
(do +5) = सन्धि १।२७।१०।०३ 
(पं्मा०+६) = एकादशभाव २।१२।१९।५५ 
(सं+६) = सन्धि २।२७।२९।४७ 
( षष्ठ $ ६) = द्वादश भाव ३।१२।३९।३९ 
(do + ६) = सन्धि ३।२७।४६।३१ 
विज्ञोपक साधन-- 


सन्धिखेटान्तरं कायं यच्छेषं नखताडितम्‌ | 
मावसल्थ्यन्तरेणाप्तं तत्र विशोपकं फलम्‌ ॥। २६ ॥ 


मानसागरी १०३ 


सन्धि और ग्रह का अन्तर कर शेष को बीस से गुणाकर भाव और सन्धि के 
अन्तर से भाग देने पर विशोपक बल होता Ft २६ ॥ 

उदाहरण--जन्म-लग्न से चतुर्थ भाव में सूर्यं ७।८।२०।४० राश्यादि है। 
चतुर्थ भाव की सन्धि ७।२७।१०।३ है । अतः दोनों के अन्तर १८।४९।२३ अंशादि 
को २० से गुणा किया । गुणनफल ३७६।२७।४० को विकला में परिणत कर माव 
और सन्धि के अन्तर १५।६।५२ के विकलात्मक मान ५४५९२ से भाग देने पर 
लब्धि २४।४८ ga का विशोपक बल हुआ । 


दादशभाव विचार 


तन्वादयो भावबलं वदन्ति तत्स्वामिसम्पूणंबलंः समेतः | 
युक्त ऽथ दुष्टे शुभदृग्युते च क्रमेण तद्भावविवृद्धिकारी ॥ ३० ॥ 
तनु ( प्रथम भाव ) आदि द्वादश भावों के स्वामी अपने-अपने सम्पूणं बलों से 
युक्त होकर अपने अपने भाव में हों या भाव को देख रहे हों तथा माव शुभग्रहों 
से युत अथवा दुष्ट हो तो उत्तरोत्तर भाव वृद्धिकारी होता है। इस प्रकार 
भावों का बल कहा जाता है ॥ ३० ॥ 


रूपं तथा वर्णविनि्णयश्च चिह्नानि जातिवंयसः प्रमाणम्‌ । 
सुखानि दुःखान्यपि साहसं च लग्ने विलोक्यं खलु सर्वमेतत्‌।। ३१ ॥ 
स्वरूप, शरीर का वर्ण निर्णय, चिह्न (लहसन, मस्सा आदि का) ज्ञान, जाति, 
आयूप्रमाण, सुख-दुःख, साहस इन सबका विचार लग्न ( प्रथम भाव ) से करना 
खाहिये ॥ ३१ ॥ 
स्वर्णादिधातुक्रयविक्रयश्च रत्नानि कोषोऽपि च संग्रहश्च । 
एतत्समस्तं परिचिन्तनीयं घनाभिधाने भवने सुधीभिः ३२ ॥ 
स्वर्ण आदि ध gait का क्रय-विक्रय, रत्न, कोष (खजाना) तथा विभिन्न वस्तुओं 
का संग्रह इन समस्त विषयों का विचार विद्वानों को धन नामक द्वितीय भाव से 
करना चाहिये ॥ ३२ ॥ 
सहोदराणामथ किद्धूराणां पराक्रमाणामुपजीविनाँ च । 
विचारणा जातकशास्त्रविद्धिस्तृतीयभावे विनयेन कार्या ॥ ३३ ॥ 
सहोदर भाई, नौकर, पराक्रम तथा आश्वितजनों का विचार जातक शास्त्र के 
शाता को नियमानुसार करना चाहिये ।। ३३ ॥। 


सुहृद्गृहग्रामचतुष्पदो वा क्षेत्रायमालोकनक॑ चतुर्थ । 
दृष्टे शुभानां शुभयोगतो वा भवेहाबृद्धिनियमेत तेषाम्‌ ॥ २४ ॥ 


१०४ 'मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता 


(| ine AA 


मित्र, गृह, ग्राम, पशु, खेत आदि आस-पास" का विचार aga भाव से 
करना चाहिये। भाव यदि शुभग्रहो से दृष्ट अथबा युत हो तो नियमानुसार भाव 
की बृद्धि होती है ॥ २४ ॥। 
बुद्धिप्रवन्थात्मजमन्त्रविदयाविनेयगर्भस्थितिनीतिसंस्थाः । 
सुतातिधाने भवने नराणां होरागमञ्जै; परिचिन्तनीयम्‌ ॥ ३५ ॥। 
बुद्धि, प्रबन्ध (लेखन), पुत्र, मन्त्र (गुप्त विद्या), विद्या ( अध्ययन ), शिष्य, 
गर्म स्थिति तथा नीति सम्बन्धी मनुष्यों के विचार होराशास्त्र के पण्डित को 
सुतनामक (पञ्चम) भाव से करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
वैरिव्रात क्ररकर्मामयानां चिन्ता शङ्का मातुलानां विवारः । 
होरापारावारपार' भ्रयातैरेतत्सवं शत्रुभावे विचिन्त्यम्‌ ।। ३६॥ 
शत्रु समूह, BETA, रोग, चिन्ता, wer (भय), मामा (ननिहाल) इन सब 
का विचार, होरा रूपी समुद्र के पारगामी व्यक्ति को, शत्रु (षष्ठ) भाव से करना 
चाहिये 1 २६ ॥ 


रणाङ्गणं चापि दणिकक्रिया च जायाविचारो गमन पमाणम्‌ । 
क्षास्त्रप्रवीणेन विचारणीयं कलत्रमावे किल सर्वमेतत्‌ ॥ ३७ ॥ 
युद्धक्षेत्र, व्यापार, स्त्रो, यात्रा का समय इन समस्त विषयों का विचार शास्त्र 
में कुशल ब्यक्ति को कलत्र (सप्तम) भाव से करना चाहिये ।। ३७ ॥ 
नद्यत्तारात्पन्थवँषम्यं दुगं शस्त्रं चायुः सङ्भुटञ्न्चेति सर्व॑म्‌ । 
रन्ध्रस्थाने सवंथा कल्पनीयं प्राचीनानामाज्ञया जातकझै; ॥ ३८॥ 
नदी के उतार से मागे की विषमता (नदी नालों से युक्त कठिन मागें, समुद्री 
यात्रा), किला, शस्त्र, आयुप्तंकट आदि विषयों का विचार, दैवज्ञ को प्राचीन 
विद्वानों को आज्ञा से, अष्टम भाव से करना चाहिये ti ३५ ॥। 
धर्मक्रियायां हि मन:अरवृतिर्भाग्योपपति विमलं च शीलम्‌ | 
तीर्थप्रयाणं प्रणय: पुराण: quad सर्वमिदं प्रदिष्टम्‌ ॥ ३६॥ 
घामिक क्रियाओं में मानसिक झुकाव, भाग्य की उपलब्धि, स्वच्छ स्वभाव, 
तीर्थयात्रा, gana अनुराग इन सबका विचार नवम भाव के अन्तर्गत कहा 
गया है ॥ २६ ॥ 
ब्यापारमुद्रानुपमानराज्यं प्रयोजन चापि पितुस्तडौव । 
महत्फलापिः खलु सर्वमेतद्राञ्याभिधाने मवने विचारयन्‌ ।। ४० ॥ 


१, अमा शब्द सामीप्य का खोतक है।  ., 


मानसागरी १०५ 


ब्यापार, मुद्रा ( धन या अधिकार चिह्न ), राजसम्मान, राज्य (अधिकार) 
आवश्यकता, पिता तथा महान्‌ उपलब्धि इन सबक विचार राज्यनामक (दशम) 
भाब से करना चाहिये ॥ von 
गजाश्यहेमाम्बरच्छत्रजातमान्दोलिकामङ्जलमङ्गलानि । 
लाभः किलँषामखिलं विचार्यमेतत्त लाभस्य गृहे गृहज्जैः ॥ ४१।। 
हाथी, घोरा, स्वर्ण , वस्त्र, छत्र, पालकी, शुभकार्य, सौभाग्य, लाभ इन समस्त 
‘विषयों का विचार, माव जानने वालों को, एकादश भाव से करना चाहिये ॥३१॥ 
हानिर्दानं व्ययश्चापि दण्डो Ada एव च। 
सवंमेतद्‌ ष्ययस्थाने चिन्तनीयं प्रयत्नतः ॥ ४२ ॥ 
हानि, दान, व्यय, दण्ड, विवाद (मुकदमा! आदि) इन सबका विचार प्रयास 
पूर्वक द्वादश भाव से करना चाहिये ॥ ४२ ॥। 


ग्रहों के फल-- 
मूर्यादय: पदार्था ज्ञायन्ते येन जन्तुनाम्‌ । 
तदिदमधुना प्रवक्ष्ये भावाध्यायं विशेषेण । ४३ ॥ 
प्राणियों के मूति (शरीर, धन, मित्र ) आदि पदार्थों का ज्ञान जिस विधि से 
होता है उस मावाष्याय को अब मैं विशेष रूप से कह रहा हूं ॥ ४२ ।। 


द्वादश भावगत रवि फल 
सवितरि तनुसंस्थे शेशवे व्याघियुक्तो - 
नयनगदसुदुःखी नीचसेवानुरक्तः । 
न भवति गृहमेधी देवयुक्तो मनुष्यो 
समति विकलर्मातः पृत्रपोत्रेविहोनः ॥ ४४॥ 
लग्न में सूर्य स्थित हो तो मनुष्य बाल्यावस्था में रोगी, होता है । नेत्र रोगों 
से पीडित, नीच व्यक्ति की सेवा में लीन गृहस्थाश्रम गृणों से रहित, भाग्य युक्त, 
पुत्र पौत्र से रहित तथा व्यग्रता के साथ भ्रमण करने वाला होता है ।। ५४ ॥। 
बनगतदिननाथे पुत्रदारंत्रिहीनः 
कृशतनुरतिदीनो रक्तनेत्रः कुकेशः । 
भवति च धनयुक्तो लोहताञ्ञ ण सत्यं 
न भवति गृहमेधी मानवो दुःख मागी ॥ ४५ ॥ 
थन भाव में सूर्य हो तो ब्यक्ति पुत्र और स्त्री से रहित, qe शरीर वाला, 
अत्यस्त दीन, लाल आँखों वाला, कुत्सित बालों बाला, लोहे और तांबे से षन 
da करने बाला, व्यावहारिक शान से रहित तथा दुःखी होता है ।। ४५॥ 


१०६ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


सहजभवनसंस्थे मास्करे आतृनाश 
प्रियजनहितकारी पुत्रदाराभियुक्त: | 
भवति च wage धैयंयुक्तः सहिष्णु 
विपुलघनविहारी नागरीप्रीतिकादी ।। ve 
जन्म लग्न से तृतीय-भाव में यदि सूर्यं हो तो भाइयोंका नाश होता है । ऐसा 
व्यक्ति अपने प्रियजनों का हित करने वाला पुत्र, स्त्री एवं धन से युक्त, धैर्यवान, 
सहिष्णु, अपार सम्पत्ति का उपभोग करने वाला तथा सभ्य एवं कुलीन स्त्रियों में 
प्रीति रखने वाला होता है ।। ४६ ॥ 


विविधजनविहा री ra दिनेशे 
भवति च मृदुवक्ता गीतवाद्यानुरक्तः । 
समरशिरसि युद्ध नास्ति मङ्गः कदाचित्‌ 
प्रचुरघनकलत्र। पाथिवानां प्रियञ्च ।। ४७॥ 
जिसके जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो वह व्यक्ति विविध व्यक्तियों 
के बीच विचरण करने वाला, मृदुभाषी, गीत-वाद्य में अनुराग रखने वाला, कमी 
मी युद्ध में पराजित न होने वाला, waa घन और स्त्रियों से युक्त, राजाओं का 
प्रिय पात्र होता है !। ४७ ॥ 
तनयगतदिनेशे शैशवे दुःखभागी 
` न भवति धनमागी यौवने व्याधियुक्तः । 
जनयति सुतमेकं, चान्यगेहञ्च शर- 
अपलमतिविलासी क्रूरकर्मा कुचेताः ।। ४८ ॥ 
यदि पञ्चम माव में सूर्यं हो तो वह व्यक्ति बाल्यावस्था में दुःखी, युवावस्था 
में धन से रहित तथा रोगी होता है । एक ही पुत्र को जन्म देता है, दूसरों के 
धर में निवास करनेवाला, वीर, चङ्चल, बुद्धिवाला, विलासी, क्रूरकर्मा तथा दुष्ट 
हृदय वाला होता है || ४८ ॥ 
अरिगृहगतभानौ योगशीलो मतिस्थो 
निजजनहितकारी ज्ञातिव्गंप्रमोदो । 
sa गृहमेघी चाइमूतिविलासी 
भवति च रिपुजेता कर्मपृजप्रो दुढाङ्ग: !। ४९ ।। 
शत्रु स्थान ( षष्ठ भाव ) में यदि सूर्य हों तो मनुष्य योगी, स्थिर बुद्धि वाला 
भात्मीय जनों का हितैषी, अपनी जाति एवं कुल को आनन्दित करने बाला, दुर्बल 
शरीर वाला, अतिथि सत्कार में दक्ष, सुन्दर स्वरूप वाला, विलासी, शत्रु को 
जीतने वाशा, अपने कार्यों हारा सम्मानित तथा दढ शरीर वाला होता है vere 


मानसागरी १०७ 


युवतिभवनसंस्थे भास्करे स्त्रोविलासी 
न भवति सुखभागी Ta: पापशीलः । 
उदरसमशरीरो नातिदीर्घो न हृवस्वः 
कपिलनयनरूपः पिङ्गकेशः कुमूत्ति: ५० ॥ 
यदि जन्म लग्न से सप्तम भवन में सूर्य हो तो वह व्यक्ति स्त्री में आसक्त, 
सुख से रहित, चञ्चल, पाप कमं में रत, उदर के समान शरीर वाला, ( मध्यम 
कद ) न अधिक बड़ा न छोटा, पीली आँखों एव स्वरूप वाला, at बालों, 
तथा विकराल स्वरूप वाला होता है ॥ ५० ॥ 
निघनगतदिनेशे चअलस्त्यागभील: 
किल बुघगणसेवी सवंदा रोगयुक्तः । 
विकलबहुलभाषो भाग्यहीनो विशीलो 
रतिविहितकुचेली नीचसेवी प्रवासी ॥ ५१ ॥ 
जन्म लग्न से अष्टम भाव म यदि सूर्य गया हो तो जातक चञ्चल, त्यागी, 
विद्वत्‌ समाज का सेवक, सदैव रोगी, अधिक झूठ बोलने वाला, भाग्यहीन, शील 
से हीन, रति म उपयोगी मलिन वस्त्र वाला, AN की सेवा करने वाला तथा 
प्रवासी ( परदेश में निवास करने वाला ) होता है ॥ ५१ ॥ 


ग्रहगतदिननाथे सत्यवादी सकेश 
कुलजनहितकाो देवविभ्रानुरक्तः । 
प्रथमवयसि रोगो यौवने स्थौयंयुक्तो 
बहुतरघनयुक्तो दीघंजीवी सुमूत्ति:॥ ५२ ॥ 
जिसके जन्म लग्न से नवम भाव म सूर्य गया हो तो वह सत्य बोलने वाला, 
सुम्दर बालों वाला, कुटुम्बीजनों का हितचिन्तक, देवता और ब्राह्मणों से अनुराग 
रखने वाला, बाल्यावस्था म रोगी, युवावस्था में स्थिर ( अर्थात्‌ स्वस्थ ) बहुत 
अधिक धनवान्‌, दीर्घं काल तक जीवित रहने वाला तथा सुन्दर होता है ॥ ५२ ॥ 
दशमभवतसंस्थे तोव्रमानौ मनुष्यो 
गुणगणसुखभागी दानशीलो$भिमानी । 
मृदुलघुशुचियुक्तो नृत्यगीतानुरागी 
नरपतिरतिपूज्यः शेषकाले च रोगी ॥ ५३॥। 
तीक्ष्ण रहिम वाले ( सूर्य ) जिसके दशम भाव में हों वह मनुष्य विविध get 
एबं सुखों से युक्त, दानी, अभिमानी, कोमल, a एवं पवित्र, नाच-थाना में 
अनुराग रखने वाला, अत्यधिक सम्मानित राजा ( राजनेता) तथा अन्तिम समय 
में रोगी होता ह ॥ १३ ॥ 


१०८ “मनोरमा' हिन्दीब्यास्योपेता 


बहुतरघनभागी चायसंस्थे दिनेशे नरपतिगृहसेबी भोगहीनो गुणञ्ञः । 
कुशतनुधनयुवतःकामिनीचित्तहारी मवति चपलमतिर्जातवगंम्रमोदी ।। ५४ ।। 
एकादश्षच भाव में सूर्य स्थित हो तो अत्यधिक धनवान्‌, राजधराने का सेवक 
( अथवा राजकीय सेवारत ) भोग से रहित, गुणबान्‌, दुर्बल शरीर वाला, धन 
से युक्त, सुन्दर स्त्रियों का प्रिय, चञ्चल स्वभाव बाला तथा अपनी जाति एवं 
समाज को आनन्दित करने वाला होता है ॥ ५४ it 
जडमतिरतिकामी चान्षयोषिद्विलासी 
विहगगणविघाती दुष्टचेताः कुमूत्तिः | 
नरपति घनयुक्तो द्वादशस्थे दिनेशो 
कथकजनविरोधी जंघरोगी कुशाङ्ग: ॥ ५५ ॥। 
यदि द्वादश भाव मे सूर्य हो तो व्यक्ति जड बुद्धि वाला, अत्यधिक कामी, 
'परस्त्री में आसक्त, पक्षियों का वघ करने वाला, दुष्ट हृदय वाला, कुरूप, राज- 
कीय सम्पत्ति से युक्त, कथकजन (कथाकार या झगड़ालू ) का विरोधी, जंघा से 
रोगी तथा कृष ( दुर्बल ) श रीर वाला होता है॥ ५५ ॥ 


द्वादश भावगतं चन्द्रफल 
तनुगतकुमुदेशे वित्तपूर्णः सुखी स्याद्‌ 
बहुतरघनभोगी वोर्य॑युक्तः सुदेहः | 
मवति च यदि नीचे" चन्द्रमाः पापगो वा 
जडमतिरतिदीन: स्यात्तदा विहीनः ।। ५६ ॥ 


चन्द्रमा यदि लग्न में हो तो जातक धन से पूर्ण, सुखी, अत्यधिक धन का 
'उपमोग करने वाला, बलवान एवं सुन्दर शरीर वाला होता है। यदि चन्द्रमा 
नीच राशि में हो अथवा पापग्रह की रालिमें हो तो ब्यक्ति जड बुद्धि वाला, 
अत्यन्त दीन तथा घन से रहित होता है ॥ ५६॥ 
घनगतहरिणाखु त्यागशीलो भतिज्ञो 
निधिरिव धनपूर्णो चअलात्मा सुदृष्टः । 
जनयति बहुसौख्यं कीतिशाली सहिष्णु- 
मुखकमलविलासा१ चन्द्रतुल्यस्थरूपः ।। ५७ ।। 
जिसके अन्म लग्न से दूसरे भाव में चन्द्रमा हो वह त्यागी, बुद्धिमान्‌, निधि” 
की तरह धत से परिपूर्ण, चञचल चित्त वाला, दर्शनीय, अधिक सुख उत्पन्न करने 
१. मीत्रश्‍वनामा, २. युबतिजन बिलासी पाठाम्तरम्‌ । 
३. निधि नव होती हैँ--पस्रोऽस्त्रियां महापथः शाखो मकरकच्छपौ | 
मुकुन्दकुन्दनीलाइच FT निषयो AE 


नानसागरी १०९ 


वाला, यशस्वी, सहनशील, कमल के समान ( सुन्दर ) मुख का आनन्द लेने वाला 
तथा चन्द्रमा के सदृश स्वरूपवान्‌ होता है ॥ ५७॥। 


शशिनि सहजसंस्थे पापगेहे च नित्यं 
ल मवति बहुभाषी भ्रातृहर्तारिमूतिः | 
भवति च सूखभोगी सौम्यगे रात्रिनाथे 
सकलघननिघानं शास्त्रकाव्यप्रमोदी ।॥ ५८ ॥। 


अन्मकालिक चन्द्रमा यदि तृतीय माव में पाप ग्रह की राशि में होतो जातक 
प्रतिदिन कम बोलने वाला, भाई का हरण करने वाला, mee होता है * 
यदि शुभग्रह की राशि में हो तो सुख का भोग करने वाला, समी प्रकार की 
सम्पत्तियों से परिपूर्ण, शास्त्र तथा काव्य से आनन्दित होता है ( अर्थात्‌ काब्य 
शास्त्र का प्रेमी होता है। ) ॥ ५८ ॥ 
बहुतरवसुपूर्णो रात्रिनाथे चतुथ 
प्रियजनहितकारो योषितां प्रीतिकारी । 
सततमिह स रोगो मांसमत्स्यादिभोगी 
गजतुरगसमेतः क्रांडते हम्यपृष्ठे ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रमा यदि चतुर्थमाव में हो तो विविध सम्पत्तियों से सम्पन्न, प्रियजनों का 
हित करने वाला, स्त्रियों का प्रमी, निरन्तर रोगयुक्त, मांस तथा मछली भक्षण 
करने वाला, हाथी घोडे से युक्त तथा हम्यंपृष्ठ ( महल ) के ऊपर कीडा करने 
वाला होता है ॥ ५६ ॥। 
तनयगतशशाखु वित्तपूर्णः सुखी स्याद्‌- 
बहुतरसुतयुक्तो वश्यनारीसमेतः | 
यदि भवति शशाद्धुः क्षीणपापारिगेहे 
युवतिसुखसम्‌हैः पुत्रपौत्रैविहीन। ।। ६०॥ 
पञ्चम भाव में चन्द्रमा स्थित हो तो जातक धन से पुणं, सुखी, अधिक 
सन्तान वाला, मनोनुकल स्त्री से युक्त होता है। यदि चन्द्रमा क्षीण हो, पापग्रह 
अथवा हात्रुग्रह की राशि में हो तो स्त्रीजन्य सुखों से, पुत्र एवं पौत्रो से रहित 
होता है ॥ ६०॥ 
रिपुगृहगशशाङु क्षीणतानाशकारी 
न मवति बहुमोगी व्याधिदुःखस्य दाता । 


यदि गृहमथ तुङ्गः पूणदेहः arg 
बहुतरसखदाता स्यात्तदा मानवानाम्‌ ॥ ६१ ॥ 


११० 'मनोरमा' हिम्दीब्याख्योपेता 


und में स्थित चन्द्रमा यदि क्षीण हों तो वह नाश करने वाला होता है 
( अर्थात्‌ अनिष्टकर होता है । ), सुखभोग से रहितकर व्याधि एवं दुख प्रदान 
करता है । यदि अपने गृह ( कर्के राजि ) अथवा उच्च ( वृष राशि) में हो तथा 
थूणे हो तो मनुष्यों को बहुत सुख देने वाला होता है ॥ ६१ ॥ 
विमलवपुषि ad सप्तमस्थे मनुष्यों 
रुचिरयुवतिनाथः का*चनाढथ: सुदेही । 
शशिनि कृशशरीरे पापगे nage 
न भवति सुखभागी रोगिपत्नीपतिः स्यात्‌ ॥ ६२॥ 
पूर्ण चन्द्रमा यदि सप्तम भाव में हो तो मनुष्य सुन्दर स्त्री का स्वामी, स्वर्ण 
से युक्त तथा सुन्दर शरीर वाला होता है । यदि क्षीण चन्द्रमा सप्तम भाव में 
पापग्रह की राशि में हो अथवा "ापग्रह से दृष्ट हो तो वह सुखी नहीं होता है 
तथा उसकी पत्नी रोगिणी होती है ॥ ६२ ॥ 
निघनमवनसंस्थे शीतरश्मौ नाशणां 
निघनमचिरकाले पापगेहे ददाति । 
निजभृगुगुरुगेही सोम्यगेहो च पूर्णो 
जनयति बहुदु:खं श्वासकासादिरोगँः ॥ ६३ ॥ 
अष्टम भाव में पापग्रह की रागि म यदि चन्द्रमा हो तो शीघ्र ही ( अल्प 
आयु में ) मृत्युका रक होता है । यदि अपनी राशि ( ककं ), शुक्र, गुरु तथा बुध 
की ( २, ७, & १२, ३, ६ ) राशियों में गया हुआ चन्द्रमा पुणं बलवान्‌ हो तो 
श्वांस-कास ( दमा, खाँसी ) जादि रोगों से बहुत कष्ट उत्पन्न कराता है ॥ ६३ ॥ 
नवमभवनसंस्थे शोतरश्मो प्रपूर्ण 
बहुतरसुखभुक्त्या कामिनीप्रीतिकारी । 
न भवति धनभागी क्षीणगे नीचगे वा 
विमलपथविरोघी निर्गुणो मूढचेता: ॥ ६४॥ 
नवम भाव में स्थित चन्द्रमा यदि पूर्ण हो तो ब्यक्ति विविध gal के उपभोग 
से स्त्रियों द्वारा अनुराग प्राप्त करता है ( अर्थात उसके ऐश्वर्य से स्त्रियां आकृष्ट 
होती हैं ) । यदि उसी माव में चन्द्रमा क्षीण हो अथवा नीच राशिगत होतो 
जातक निर्धन, सुमार्ग का विरोधी, गुणहीन तथा मूर्ख होता है ।। ६४॥ 
बहुतरघनभागी कमंसंस्थे हिमांशौ 
विविषधननिधानं पुत्रदारादिपू्णः | 
रिपुकुटिलगृहस्थे कास रोगः sar: 
पितृयुवतिषनाढयः कर्महीनो मनुष्यः ॥ ६५ ॥ 


«mamá 222 


दशम भाव में यदि चन्द्रमा हो ठो बहुत अधिक धन का अधिकारी विविध 
प्रकार की ( चल एवं स्थिर ) सम्पत्ति का खजाना तथा स्त्री-पुत्र आदि से परिपूर्ण 
होता है । यदि चम्द्रमा शत्रुग्रह की राशि मे हो अथवा वक्त ग्रह की राक्षि में हो 
तो कास (ata, खाँसी आदि ) रोगों से पीड़ित, दुबल शरीर वाला, पिता एवं 
स्त्री के घनों से युक्त तथा कर्महीन होता है ॥ ६५॥ 
बहुतरधनमोगी चायसंस्थे शशाद्ध 
प्रचुरसुखसमेतो दारमृत्यादियुक्तः | 
शशिनि कृशशरीरे नीचपापारिगेहे 
न भवति सुखभागी व्याघितो मूढचेता: ॥ ६६ ॥ 
यदि ग्यारहवे भाव मे चन्द्रमा स्थित हो तो जातक अत्यधिक gel से सम्पन्न, 
स्त्री एवं सेवकों से युक्‍त होता है | 
यदि चन्द्रमा क्षीण होकर नीच (वृश्चिक) राशि में हो, पापग्रह अथवा शत्रग्रह 
की राशि में गया हो तो वह व्यक्ति सुख से रहित, रोगी तथा मूर्ख होता है een 
व्ययनिलयनिवेशे रात्रिनाथे कुशाङ्गः 
सततहिमसरोगी क्रोधनो निर्धनश्च । 
निजबुघगुरुगेहे दान्तिकस्त्यागशीलः 
कृशतनुसुक्षमोगी नीचसङ्गी सदैव ॥ ६७॥ 
द्वादश भवन में यदि चन्द्रमा का निवास हो तो मनुष्य पतले अङ्गों वाला, 
निरन्तर शीत रोग से पीडित, क्रोधी तथा निर्षेन होता है। यदि उसी भाव में 
चन्द्रमा अपनी राशि (४), बुध की राशि (३,६) तथा गुरु की राशि ( ६,१२ ) में 
स्थित हो तो दुर्बल शरीर वाला, सुखी तथा सदेव नीचों का साथी होता है gon 


द्वादश भावगत भोम फल-- 


उदरदशनरोगी शेशवे लग्नभौमे 
पिशुनमतिकृशाङ्गः पापवित्कृष्णरूपः | 
भवति चपलचित्तो नीचसेवी कुचेलः 
सकलसुख्वविहीनः सर्वदा पापशीलः ॥ ६८ ॥ 
लग्न (प्रथम भाव) में भौम हो तो बाल्यावस्था में उदर तथा दांतों से रोगी 
होता है । चुगली करने वाला, दुर्बल, पाप कर्मों का ज्ञाता, काले रंग का चञ्चल, 
frat का सेवक, मलिन वस्त्र घारण करने वाला, समस्त सुखों से हीन तथा सदैव 
पाप कमं करने वाला होता है ॥ ६८ ॥ 


११२ 'मनोरमा' हिन्दीव्याश्योपेता 


धनगतपृथियीजे धातुवादी प्रवासी 
त्ररणघनकुतचिसो दा तकर्ता सहिष्णु:। . 
कृ्षिकरणसमर्थो विक्रमे मग्नवित्तः 
कृशतनुसखभागी मानवः सवंदैव॥ ६६॥ 
धन भाव में यदि मंगल हो तो मनुष्य धातुओं का ज्ञाता, परदेश वासी, ऋण 
द्वारा धन संग्रह में लीन ( अथवा आय-व्यय, हानि-लाम में दत्त चित्त, सट्टा करने 
वाला ), जुआरी, सहनशील, कृषि कर्म में समर्थ, पराक्रम सम्बन्धी कार्यो में 
आनन्दित रहने वाला, दुबल, तथा सदा सुखी होता है ॥ ६६ ॥ 


सहजभवनसंस्थे भूमिजे श्रातृहर्ता 
कृशतनुसुखभागी तुङ्गमोमो विलासी | 
धनसुखनरहीनो नोचपापारिगेहे 
वसति सकलपूर्णो मन्दिरे कुत्सिते च ॥ ७०॥ 
तृतीय अवन में यदि मंगल हो तो भाई का हरण करने वाला, दुबला-पतला 
तथा सुखी ब्यक्ति होता है। मौम अपनी उच्च ( मकर ) राशि में हो तो विलासी 
होता है । यदि नीच राशि ( कर्के ) पाप तथा शत्रुग्रह की राशियों में गया हो तो 
वह धन-जन एवं सुखों से हीन होता है । समी प्रकार से पूर्ण होने पर मी निन्दित 
गृह ( बहा ) में रहता है ॥ ७० ॥ 
जडमतिरतिदीनो बन्धुसंस्थे च «e 
न भवति कुल आयें बन्घुहीनेन दुःखी | 
भ्रमति सकलदेशे नीचसेवानु रक्त: 
परवशपरदारे लुक्धचित्त सदैव ॥ ७१॥ 
चतुर्थ भाव में यदि भौम हो तो जातक श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न नहीं होता, 
बन्धुओ के अभाव से दुःखी होता है। सदैव पराश्रित, परस्त्री में आसक्त तथा 
frat की सेवा में लीन रहता हुआ समस्त देशों में भ्रमण करता है ॥। ७१ ।। 


तनयभवनसंस्थे भूमिपुत्रे मनुष्यो 
मवति तनयहोनः पापशीलोऽतिदुःशी । 
यदि निजगृहतुङ्ग वतते भूमिपुत्रः 
कृशमलिनशरीरं पुत्रमेकं ददाति ॥ ७२॥ 
q भाव में मंगल यदि स्थित हो तो वह मनुष्य सम्तानहीन, पापी तथा 
अत्यन्त दुःखी होता है । यदि मंगल अपनी राशि या उच्चरादि में स्थित होतो 
दुर्बल तथा मलिन शरीर वाला एक वृत्र देता है ॥ ७२ ॥ 


'मानसागरी ११३ 


रिपुगृहगतमौमे सङ्गरे मृत्युभागी 
सुतथनपरिपृणंस्तुङ्गगे सौख्यमागी । 
रिपुगणपरिदुष्टे नीचगे क्षोणिपुत्रे 
भवति विकलमूत्ति: कुत्सितः क्ररकर्मा ॥ ७३ ॥ 
षष्ठ भाव में यदि मंगल गया हो तो संग्राम में मृत्यु होती है । यदि मंगल e 
भाव में अपनी उच्च राशि में हो तो पुत्र और धन से पन्पूर्ण तथा सुखी होता है। 
नीच राशि में स्थित मंगल यदि शत्र ग्रहों से दृष्ट हो तो विक्षिप्त ( अथवा अख्ज- 
हीन `, निन्दित एवं ऋर कार्य ( हत्या आदि) करनेवाला होता है ॥ ७३ ॥ 
मुनिगृहगत मौमे नीचवंस्थे$रिगेहे 
युवतिमरणदुःखं जायते मानवानाम्‌ । 
मकरनिजगृहस्थे नान्यपत्नीश्च धत्ते 
चपलमतिविशालां दृष्टचित्तां विरूपाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
सप्तम भात्र गत भौम यदि नीच vif में या शत्रु राशि में हो तो मनुष्यों को 
स्त्री की मृत्यु से कष्ट होता है । यदि मंगल उसी स्थान में ( अपनी उच्च ) मकर 
राशि में अथवा अपने घर ( मेष, वृश्चिक ) म हो तो पुरुष चञ्चल, विशाल शरीर 
एवं दुष्ट हृदयवाली, कुरू! “ स्त्री का सेव करता है ॥ ७४ us 
प्रलयेभवनसंश्थे मङ्गले क्षीणनीचे 
व्रजति निधनभावं नीरमध्ये मनुष्यः | 
घनुकिरणिचरीऽर्कः सर्वदा चेव भोगी 
करपदगसुनीलो मृत्युलोक प्रयाति ॥ ७५॥ 
यदि अष्तम भवन में मंगल निर्बल होकर अपनी नीच राशि ( कक ) में स्थित 
हो तो मनुष्य जल में डब कर मरता है। यदि aq ओर मीन राशि में सूर्य 
हो तो सदैव भोग करने वाला हाथ एवं पैर दोनों से चलने वाला नीले रंग का 
होता है तथा ( शीघ्र ही ) मृत्युलोक चला जाता (अर्थात्‌ मर जाता) है ।* ॥७५॥ | 
नवमभवनसंस्थे क्षोणिपुत्रेऽतिरोगी 
नयनकरशरीरः पिङ्गलः adda 
बहुजनपरिपूर्णो माग्यहीनः कुचेलो 
विकलजनसुवेशो शीलविद्यानुरक्तः ॥ ७६ ॥ 


१. इस इलोक का पाठान्तर ''धनु निकटचरेऽजे सवंदा चेव भोगी ।” है । 
इसका अभिप्राय है-धनु राशि के आसन्न जो राशि अर्थात्‌ वृश्चिक एवं 
मकर तथा मेष राशि में भौम हो तो भोगी होता है । अर्थे संगत है । मेष, 
बृश्चिक भौम का गृह है तथा मकर उच्च स्थान है अतः संगति ठीक है। 
८ मा० सा० | 


Tr 


११४ 'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


नवम भाव में यदि मङ्गल हो तो जातक अत्यन्त रोगी, होता है। उसके हाथ, 
नेत्र एवं शरीर सदैव पीला होता है । बहुत जनों से परिपूर्ण, भाग्यहीन, मलिन 
बस्त्र धारण करनेवाला, विक्षिप्त, शीलवान्‌ तथा विद्या में अनुराग रखने वाला 
होता है ॥ ७६ ॥। 

दशमगतमहीजे दान्तिकः कोषहोनो 
निजकुलजयकारी कामनीचित्तहारी । 
*जठरसमशरीरो भूमिजीवोपकोपी- 
द्विजगुरुजनभक्तो नातिदोर्घो* न हुस्व: ।। ७७ ॥ 

दशम भाव में मंगल हो तो इन्द्रियो का दमन करने वाला कोषहीन (निर्धन), 
अपने कुल का मान बढ़ाने वाला, स्त्रियों का चित्त हरने वाला ( मोहक ), उदर के 
समान सम शरीर वाला, भूमि ( खेती-बारो, भूमि सम्बन्धो व्यापार ) से जीविका 
पाने वाला, क्रोधी, ब्राह्मण एवं गुरुजनोंका भक्त, न अधिक लम्बा न छोटा अर्थात्‌ 
मध्यम कद का होता हे ॥ ७७॥ 

सुरजनहितकारी चायसंस्थे च भोमे 
नृप इव गृहमेधी पीडितः कोपपूर्ण: । 
भवति च यदि तुद्ध लोकसोभाग्ययुक्तो 
धनकिरणनियुक्तः पुण्यकामाथंलोभी ॥ ७८ ॥ 

जिसके ग्यारहें भाव में मंगल हो वह सुरजनों (देवतुल्य सत्पुरुषों) का हितैषी, 
राजा के समान गह की व्यवस्था वाला, पीड़ा युक्त तथा क्रोधी होता है । यदि 
मंगल उसी भाव में अपनी उच्च राशि (मकर ) में हो तो लोक-सौभाग्य 
( सामाजिक प्रतिष्ठा ) से युक्त, धनी, तेजस्वी, धमं, अर्थ और काम का लोभी 
होता है ।। ७८ ॥ 


परघनहरणेच्छुः सवंदा चचलाक्ष- 
श्रपलमतिविहारी हास्ययुक्तः प्रचण्डः । 

भवति च सुखभागी द्वादशस्थे च भौमे 
परयुवतिविलासी साक्षिकः कमंपूरः ॥ ७९ ॥ 


द्वादश भाव में मंगल हो तो बह व्यक्ति दूसरों का धन छीनने का इच्छुक 
सदेव चञ्चल नेत्रों एवं चञ्चल बुद्धि वाला, विनोदी ( अधिक dad वाला ), 
उग्र, सुखी, परस्त्री का उपभोग करने वाला, प्रमाण प्रस्तुत करने वाला तथा कार्य 
को पूर्णे करने वाला होता है ।। ७९ ॥। 


१, जरठ पाठान्तरम्‌ । २, नीचो मूल पाठः । 


मानसागरी ११५ 


दादश भाषगत YA फल 
ततुंगतशशिपुत्रे कान्तिमाश्चातिदृष्टो 
विमलमतिविशाल: पण्डितस्त्यागशील: । 
मितमृदुशुचिभोगी सत्यवादी विलासो 
बहुतरसुखभागी सवंकालप्रवासी ।। ८० ॥ 
लग्न में बुध हो तो जातक तेजस्वी, हृष्ट पुष्ट, निमंल एवं विशाल बुद्धि वाला, 
विद्वान्‌, त्यागी, भीठा एवं पवित्र स्वल्प आहार ग्रहण करने वाला, सत्य वक्ता, 
विलासी अत्यधि+ः सुख मोग करने वाला तथा सदैव परदेश में निवास करने वाला 
होता है ।। ८० ॥ 
भवति च पितृभक्तः सुस्थितः पापभीरु- 
मृदुतनुखररोमा दीर्घकेशोऽतिगोरः । 
घनगतिशशिसूनौ सत्यवादी विहारी 
बहुतरवसुभागी सवंकालप्रवासी ।। ८१ ॥ 
घन भाव में वुध गया हो तो व्यक्ति पिता का भक्त, सुव्यवस्थित, पाप से 
भयभीत, कोमल डारीर, कठोर रोम एवं लम्बे बालों वाला, अत्यन्त गौर, सत्य 
वक्ता, विहार करने वाला, अत्यधिक घन का स्वामी तथा सदैव परदेश में रहने 
बाला होता है ॥ ८१॥ * 
साहसी निजजने: परियुक्तश्चित्तशुद्धिरहितो हतसौख्यः । 
मानवः कुशलतेप्सितकर्ता शीतमानुतनयेऽनुजसंस्थे | ५२ ॥ 
भ्रातृ ara ( तीसरे घर ) म यदि बुध हो तो साहसी, आत्मीय लोगों से युक्त, 
मलिन हृदय वाला, सुख से हीन, तथा अपने अभीष्ट कार्य की सिद्धि में निपुण 
व्यक्ति होता है ।। ८२ ॥ 
बहुतरधनपूर्णा भश्रातृहर्ता' च पापे 
बहुतरबहुपत्नोपूणंगेहः २स्वतुङ्ग । 
तरलमतिरलज्जः क्षीणजंघः कृशाङ्गः 
शिशुवयसि च रोगी बन्धुसंस्थे कुमारे ॥ ८३॥ 
age भाव मे पापग्रह की राशि में या पाप युक्त बुध स्थित हो तो मनुष्य 
धन-धान्य से परिपूर्ण, भाई का ( अंश ) “रण करने वाला होता है । यदि उसी 
स्थान में बुध अपनी उच्च ( कन्या ) रागि में हो तो वह बहुत सी स्त्रियों से पूर्ण 
गृह का स्वामी, दयालु, निर्लज्ज, रुग्ण जांघों एवं दुर्बल शरीर वाला तथा बाल्य- 
काल में रोगी होता है ।। ८३ ॥। 


१. हन्ता वाठान्तरम्‌। २. पूणंगेहे स्वतुङ्गे । पूर्वपाठः । 


११६ ‘ira हिन्दीब्याख्योपेता 


तनयमन्दिरगे शशिनन्दने सुतकलत्रयुतः GARA 
विकचपडूजचारुमुख: सुखी सुरगुरुद्विजमक्तियुत: शुचि: ॥ ८४ ॥ 


पञ्चम भाव में बुध हो तो वह व्यक्ति पुत्र एवं स्त्री से युक्त सुख भोग करने 
वाला, विकसित कमल के समान सुन्दर मुख वाला, सुखी, देवता, गुरु एवं ब्राह्मण 
में मक्ति रखने वाला तथा पवित्रात्मा होता है ॥ ८४ ॥ 
अरिनिकेतनवत्तिशशाङुजो रिपुकुलाड्भयदो यदि वक्रगः । 
यदि च पुष्यगृहे शुभवीक्षितो रिपुकुलं विनिहन्ति शुभप्रदः ॥ ८५ ॥ 
षष्ठ भाव में स्थित बुध यदि वक्ती हो तो शत्रु पक्ष से मय उत्पन्त कराने 
वाला होता है । यदि बुध शुम ग्रहों की राशि में स्थित हो तो शत्रुकुल को नाह 
करने वाला तथा शुमकारक होता है ।। ८५ ॥ 
तुरगभावगते हरिणाङ्कजे भवति चअलमध्यनिरीक्षित।। 
विपुलवंशभवश्रमदापति: स च भवेच्छुभगे शशिवंशजे ॥ ८६॥ 
सप्तम भाव में बुध हो तो चञ्चल एवं मन्द दृष्टि होती है । यदि शुभग्रह 
की राशि में बुघ हो तो वह व्यक्ति विशिष्ट कुलीन परिवार मे उत्पन्न कन्या का 
पति होता है ।। ५६ ॥ 
निघनवेश्मनि सत्ययुतो gar निधनदोऽतिथिमण्डन एव च । 
यदि च पापयुते रिपुगेहगे मदनकाम्यजवेन पतत्यधः ॥ ५७ ॥ 
अष्टम भाव में बुघ हो तो मनुष्य सत्यवादी. कृपण तथा अतिथियों का स्वागत 
करने वाला होता है । यदि बुघ पापग्रह से युक्त हो अथवा शत्रुराशि म स्थित हो 
तो कामवासना के प्रबल वेग से मनुष्य का अधःपतन होता है ।। ५७ | 
नवमसौम्यगृहे शशिनन्दने धनकलत्रसुतेन समन्वितः | 
भवति पापयुते विपथस्थितः श्रुतिविमन्दकरः शशिजोद्यमी ॥ ८५ ॥ 
धवम भाव में शुमग्रहों की राशि में यदि बुध हो तो जातक धन, स्त्री और 
पुत्र से युक्त होता है । यदि पापग्रहों की राशि में स्थित हो तो कुमागं पर चलने 
वाला बेदनिन्दक तथा उद्यमी पुरुष होता है sc 
गुरुजनेन हिते निरतो जनो बहुधनो दशमे शशिनन्दने । 
निजभुजाजितवित्ततुरङ्गमो बहुघनेनियतो मितमाषण: ॥ 5६ ॥ 
दशम भाव में यदि बुघ हो तो गुरुजनों (वरिष्ठ लोगों) द्वारा मनुष्य हितका 
में लगाया जाता है तथा वह धनवान, अपने बाहुबल से धन एवं घोडा अजित 
करने वाला, TTT तथा सीमित भाषण करने वाला होता है ॥ ८९ ॥ 


१. शुभो मूलपाठः | 


हि हिंडू डू डग डब 


मानसागरी ११७ 


अुतिमतिनिजवंशहित: कृशो बहुधनप्रमदाजनवल्लभः 
रचिरनीलवपुर्गणगलोचनो भवति चायगते शशिजे नर: ॥ ९० ।। 
ग्यारहवें भाव में बुध हो तो जातक वेद का अनुयायी, अपने कुल का हित- 
चिन्तक, दुर्बल, अधिक धन एवं स्त्रियों का स्वामी, सुन्दर नील वर्ण की शरीर 
वाला तथा गुणग्राही नेत्रों वाला होता है ॥ ९० ॥ 
भवति च व्ययने शशिनन्दने विकलमूतिघरो घनर्वाजतः | 
परकलत्रधने धनचित्तवान्‌ ब्यसनदूररतः कृतकः सदा ॥ ६१ ॥ 


यदि बारहव भाव में बुध टो तो मनुष्य विक्षिप्त स्वरूपवाला ( अथवा विक- 
ary ), निर्धन, परायी स्त्री एवं घन में आसक्त, स्वयं धनवान्‌, व्यमन (नशा ) से 


रहित तथा सदेव कृतश होता है ॥ ६१॥। 
दादश भावगत गुरु फल 
विविधवस्त्रविपूणंकलेवरः कनकरत्नधनः प्रियदर्शन: । 
नुपतिवंशजनस्य च वल्लभो भवति देवगुरौ तनुगे नर: ॥ ६२ ॥ 
देवगुरु (बृहस्पति) के लग्न ॐ स्थित होने से मनुष्य विविध वस्त्रों से परिपूर्ण 
शरीर वाला, सोना तथा रत्नों मे घनवान्‌, देखने में सुन्दर, राजाओं के वंशओं 
( राजपरिवार ) का अत्यन्त प्रिय होता है ॥ ६२ ॥ 
सुरगुरो धनमन्दिरसंश्रिते प्रमुदिते रुचिरभ्रमदापतिः | 
भवति मानधनो बहुमोक्तिकंगंतवसुभंविता प्रसवाहिके ॥ ६३ ॥ 
बृहस्पति, घन (द्वितीय) भाव म मुदितावस्था' में हो तो जातक सुन्दर स्त्री का 
पति होता है । बहुत अधिक मोतियों द्वारा मानी एवं धनी होता है । परन्तु जन्म 


के दिन ( समय ) वह निर्घत रहता है । ( अर्थात्‌ जन्म के समय निर्धन पदचात्‌ 
धनवान्‌ होता है ) ।। ९३॥ 


सहजमन्दिरगे च बृहस्पतौ भवति बन्धुगतार्थसमन्वितः | 
कृपणतामपि गच्छति कुत्सिते घनयुतोऽपि सदा धनुद्दानिमान्‌।। ६४ ।। 
ततीय भाव में बहस्पति हो तो जातक का धन माइयों के हाथ में होता है । 


वह बुरे कार्यों मे कृपणता दिखलाता है । धन से युक्त होते हुये भी सदैव घन-हानि 
ही देखता है ।। ६४॥ 


सन्माननानाघनवाहनाच: सञ्जातहषंः पुरुषः सदेव । 
नुपानुकम्पासमुपात्तसम्पह्म्भोलिभृन्मन्त्रिणि भूतलस्ये॥ ६५ ॥ 

१. अपनी उच्च राशि में दीप्त, स्व राशि में स्वस्थ, मित्र की राशि में मुदित, 
शुभ et में शान्त, उदित ब्रह की राशि में शक्त, अस्तग्रह की राशि में aa, 
नीच राशि में दीन तथा aa पीडित अवस्था होती है । 


११८ 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


जिसके जन्लस्व से चौके भाव में बृहस्पति हो वह विविध सम्प्रन्रियो एवं वाहनों 
हारा सम्मान प्राप्त करता है, निरन्तर प्रसन्न, रहता है तथा राजाओं की कृपा से 
सम्पत्ति अजित करता है ॥ €५॥। | 
qua सुहृञ्जनवन्दितः सुरगुरी सुतगेहगते नरः । 
विपुलशास्त्रमतिः सुखभाजनं भवति सर्वजनप्रियदर्शन; । ६६ ॥ 
सुत ( पञ्चम ) भाव में बृहस्पति गया हो तो वह मनुष्य सहृदय एवं मित्रगणों 
से आदर प्राप्त, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, सुखी तथा सभी लोगों का प्रिय 
एवं अपने दर्शन से आनन्दित करने वाला होता है ।। ९६ ॥ 
करिहयंश्र कृशाङ्गतनुमंवेजजयति शत्रुकुलं रिपुगे गुरौ । 
रिपुगृहे यदि वक्रगते गुरी रिपुकुलाद्धयमातनुते विभुः ॥ ६७ ॥ 
शत्रुभाव ( षष्ठ ) में गुरु हो तो जातक दुबले-पतले शरीरवाला, हाथी एवं 
घोड़ों द्वारा शत्रृकुल को जीतने वाला होता है। षष्ठ भाव में गुरु यदि वक्री हो 
तो वह शत्रु-कुल से भय प्राप्त करता है ॥ ६७ ॥ 
युवतिमन्दिरगे सुरयाजके नयति भूपतितुल्यसुख जनः । 
अमृतराशितमानवचः: सुधीभंर्वात चारुवपु: प्रियदर्शनः es ॥ 
सप्तम भाव में बृहस्पति हो तो मनुष्य राजा के समान सुख प्राप्त करता है | 
अमृतराशि के समान मधुर बोलने वाला, विद्वान, सुन्दर शरीर वाला तथा देखने 
में प्रिय होता है ॥ ६८ ॥ , 
विमलतीर्थकरश्च बृहस्पतौ निधनगे न मनःस्थिरता यदा । 
घनकलत्रविहोनकृशः सदा भवति योगपथे निरतः परम्‌ ।। ९९ ॥ 
अष्टम भाव में बृहस्पति हो तो पवित्र तीथों थी यात्रा करने वाला, चञ्चल 
चिता, धन एवं स्त्री से रहित, दुर्बल, तथा निरन्तर योग्राम्यास में लीन 
रहता है ॥ € ॥। 


सुरगुरी नवमे मनुओत्तमो भवति भूपतितुल्यधनी शुचिः । 
कृपणबुद्धिरतः कृपणः सुखी बहुधनप्रमदाजनवल्लभः 11 १०० ॥ 
नवम भाग में. बृहस्पति हो तो ag ब्यक्ति मनुष्यों में श्रेष्ठ, राजा के समान 
धनवान्‌, पविजात्मा, कृपण safes, स्वयं कंजूस, gel, बहुत धत एवं 
स्त्रियों का प्रिय होता है ॥ tos: 
aaa च ze दपर id 
अवति Meinen | :॥ १०१॥ 


मानसागरी ११९ 


दशम भाव में गुरु स्थित हो तो जातक का गृह ay और रत्नों से विभूषित 
होता है तथा बह नीति, गुण एवं विद्वानों से युक्त, सुन्दरी परस्त्रियों से रहित 
तथा धामिक होता है ॥ १०१ ।। 
wate भूमिपते समतां घर्ननिजकुलस्य विकारकरः सदा । 
सकलघमंरतोऽथंसमन्वितो भवति AAT सुरयाजके ॥ १०२ ॥ 
जिसके जभ्मलग्न से ग्यारहवें भाव में बृहस्पति हों वह घन में राजा की 
समता करने वाला, अपने कुल के लिए हानिकर, सभी घमो में आस्था रखने 
वाला तथा धन से युक्त होता है ॥ १०२ ॥। 
शिशुदशाभवने हृदि रोगवानुचितदानपराङ्मुख एव च । 
कुलधनेन सदा कुलदाग्मिको भवति पापगृहे च बृहस्पतौ ॥ १०३ ॥ 
द्वादश भाव में बृहस्पति यदि बाल्यावस्था में हो तो जातक हृदय रोग से पीडित 
एवं उचित दान से विमुख होता है । यदि पाप ग्रहों की राशि मे गुरु हो तो पैतृक 
सम्पत्ति के बल पर अपने कुल में दम्म करने वाला होता है॥ १०३ ॥। 
दादश भाबगत शुक्र फल 
"अथ जनृस्तन्‌गे भृगुनन्दने भर्वात कार्य्यरतः परपण्डितः । 
विमलशल्ययुते सदने रतो भवति कौतुकहा विधिचेष्ठित:॥ १०४ tt 
जन्म समय में शुक्र यदि लग्न में हो तो जातक अपने कायं में लीन, अत्यधिक 
विद्वान्‌, सुन्दर शल्य ( कटीली झारी, एक प्रकार की मछली ) से सुसज्जित गृह में 
आसक्त, कलाबाजियों में अनिच्छा रखने वाला, भाग्यानुसार कार्यं करने 
वाला होता है ॥ १०४॥ 
परधनेन धनी धनगे भृगो भवति योषिति वित्तपरो नरः। 
रजतसीसथनो गुणशैशव: कृशतनुः सुवचा बहुबालकः3 ॥ १०५॥ 
द्वितीय भाव में यदि शुक्र हो तो मनुष्य दूसरों के घन से घनी होता है । स्त्रियों 
को धन देने वाला, चाँदी और शीशा ( अथवा सीसा ) के व्यापार से धनी बचपन 
के गुणों से युक्त, दुबल; मधु रभाषी तथा अधिक सन्तान वाला होता है ॥ १०५॥ 
सहजमन्दिरवतिनि भागंवे प्रचुरमोहयुतो भगिनीयुत:* । 
भवति.लोचनरोगसमन्वितो wage: प्रियवाक्यसदम्वरः॥ १०६॥। 


तृतीय भाव में शुक्र हो तो अत्यधिक मोह-माया वाला एवं वनों से युक्त, 


१. उरसिगे तनुगे । २. विमलशल्यगही । पूर्वपाठः | 
३. पालकः पूर्वपाठः | ४. भगिनीसुतः । 


१२० 'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 
नेत्ररोग से पीडित, घनवान, प्रियवादी तथा सुन्दर वस्त्रों को धारण करने वाला 
होता है ॥ १०६ tt 
अवति बन्धुगते भृगुजे नरो बहुकलत्रसुतेन समावृतः । 
सुरमते सुखमध्यवरे गृहे वसनपानविलाससमावृतः I १०७ ॥ 
शुक्र चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य बहुत स्त्री एवं पुत्रों से घिरा होता है तथा 
वस्त्र, पान ( पेय पदार्थों ) एवं विलास से युक्त होकर सुन्दर गृह में आनन्दपूर्वक 
रहने वाला होता है ॥ १०७ ॥ 
तनयमन्दिरगे भृगुनन्दने बहुसुतो दुहितुर्वरपूजितः | 
बहुघनी गुणवान्‌ वरनायको भवति च।पि विलासवती्रियः ॥1१०५॥। 
पञ्चम भाव में शुक्र स्थित हो तो जातक बहुत सन्तान बाला होते हुये भी 
कन्या के पति ( दामाद ) म आदर प्राप्त करता है । तथा बहुत धनवान, गुणवान्‌ 
श्रेष्ठ, अगुआ ( नेरा ) एवं सुन्दरी स्त्रियों का प्रेमी होता है॥ १०८ ॥ 
भवति वै सुक्‌लो द्रवपण्डितो रिपुगृहे भृगुजेऽस्तगते नरः । 
जयति वैरिबल निजतुड्भगे भृगुसुते सखदे किल षष्ठगे ॥ १०६ ॥ 
यदि षष्ठ भाव म अस्तंगत शुक्र हो तो गनुष्य अच्छे कुल में उत्पन्न विद्वान 
होता है । यदि अपनी उच्च राशि में शुक्र हो तो शत्रु की सेना को जीतकर आनन्द 
पूर्वक रहता है ॥ १०६ ॥ 
घुवतिमन्दिरगे भृगुजे न री बहुसृतेन घनेन समन्वितः | 
विमलवंशभवध्रमदापतिमंवति चार्वपुर्मदितः सुंखी ।। ११० ॥ 
सप्तम भाव में शुक्र हो तो मनुष्य बहुत से पुत्रों एवं घन से युक्त, स्वच्छ 
( पवित्र ) कुल म उत्पन्न कन्या का पति, सुन्दर शरीर वाला, प्रसन्न एवं सुखी 
होत। है ॥: ११० m 
निषनस्मगते भृगुजे जनो विमलघमरतो नृपसेवकः । 
मवति मांसश्रयः पृथुलोचनो निघनमेति चतुर्थवयस्यपि ॥ १११ ।। 
अष्टम भाव में शुक्र हो तो जातक पवित्र धम में लीन, राजा का सेवक 
( राजकीय कर्मचारी ), मांसभक्षी, मोटी आंखों वाला तथा वृद्धावस्था में मृत्यु 
प्राप्त करने वाला होता है ॥ १११॥ 
विमलतोथंपरोऽक्षतनुः सुखी सुरवरद्विजवर्णरतः शुचिः । 
' निजभुजाजितमाग्यमहोत्सवो भवति धर्मगते भृगुजे नर: ।। ११२ ॥ 
जिस मनुष्य के नवम माव में शुक्र हो वह पवित्र तीर्थो की यात्रा में तत्पर, 
सुम्दर शरीर वाला, सुखी, देवता तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति में आस्था रखने वाला, 
पवित्रात्मा, अपने बाहुबल से अजित घन का उपभोग करने वाला होता है ॥११२॥ 


मानसागरी १२१ 


दशममन्दिरगे भृगुवंशजे बधिश्वन्धुयुत: स च भोगवान्‌ । 
वनगतोऽपि च राज्यफलं लमेत्‌ समरपुन्दरवेषसमन्वितः।। ११३ ॥। 
दशम भाव में शुक्र गया हो तो जातक का माई बहरा होता है तथा स्वयं 
सुख भोग करने वाला, जंगल में रहता हुआ मो राज्य सुख को प्राप्त करता है 
( जंगल विभाग का अधिकारी होता है ) तथा युद्ध योग्य सुन्दर शरीर से युक्त 
होता है ॥ ११३ ॥। 
लभनभावगते `मृगुनन्दने वरगुणावहितोऽप्यनलब्रतः | 
मदनतुल्यवपुः सुखभाजनं भवति हास्यरतिः प्रियदर्शनः ॥ ११४॥ 
एकादश माव में शुक्र हो तो अच्छे गुण से युक्त, अग्निब्ररी ( अग्नि होत्र-- 
प्रति दिन वेदिक विधि से हवन करने वाला), कामदेव के समान सुन्दर शरीर 
वाला, समी प्रकार से सुखी, हासपरिहास का प्रेमी तथा देखने में प्रिय ब्यक्ति 
होता है॥ ११४॥ 
अनुष चेद्‌ व्ययवतिनि भागंवे मवति रोगयुतः प्रथमं नरः । 
तदन दम्भपरायणचेतनः कुशबलो मलिनः सहित: तदा ॥११५॥ 


लग्न से बारहव माव में यदि जन्मकालिक शुक्र हो तो पहले मनुष्य रोगी 
होता है पश्चात्‌ धमण्डी, दुर्बल, तदन्तर मलिन वेष-मूधा वाला एवं मलिन 
श्यक्तियों का थी होता है॥ ११५॥ 


दादश मावगत शनि फल्ल 
सततमल्पगतिमंदपीडितस्तपनजे तनुगे खलु चाधमः | 
भवति हीनकचः कृशविग्रहः बहुसृहृद्रिपुसद्मनि मानवः ॥ ११६ ॥ 
शनि लग्न ( प्रथम माव ) में हो तो मनुष्य निरन्त. मन्दगतिवाला (आलसी), 
अमण्ड ( मिथ्यामिमान ) से स्वयं व्यथित, अघम. स्वल्य बालों वाला, तथा कृश- 
काय होता है । यदि लग्न में शत्रग्रह की राशि में शनि हो तो मनुष्य बहुत मित्रों 
चाला होता है ॥ ११६॥। 
घननिकेतनवर्तिन भानुजे मवति वाक्यसहः स धनान्वितः । 
चपललोचनसअलने रतो भवति चौरपरो नियत सदा ॥११७॥ 
धन भाव में यदि शनि हो तो जातक सहनशील, घन से युक्त, चञ्चल नेत्रों 
वाला, धमसंप्रह में तत्पर, तथा सदैव चोरी करने वाला होता है ॥ ११७॥। 
gerard तपनात्मजे भवति सर्वसहोदरनाशक; | 
तदनुकूलनुपेण समो नरः ससृतपुत्रकलत्रसमन्बितः ॥ ११८॥। 


१४२. : मनोरमा हिन्दीब्याख्योपेता 


तृतीय भाव aes हो ;तो बह समी सहोदर माइयो का करने वाला, 
इसी प्रकार ( भ्रतुहीन्‌ ),राजा के; समरन, पुत-स्क्री एबं wa, युक्त मनुष्य 
होता है ॥ ११८ ॥ 


बन्धुस्थितो भानुसुतो नराणां करोति बन्थोनिघनं च am । 
Aqua विनाकृतञ्च ग्रामान्तरे चासुखदः स॒ वक्री ।.११९॥। 


चतुथं भाव में स्थित शनि भाइयों का नाश करता है तथा स्वयं मनुष्य को 
रोगी तथा स्त्री, a और नोक से अपम।नित करता है । यबि शनि वक्री हो 
तो दूसरे ग्राम में जानें पर मो दुःख प्रदान करता है ॥ ११६ ।। 
शनंश्ररे Tae पुत्राथंहीनो भवतीह दुःखम्‌ । 
तुङ्ग निजे मित्रगृहे च पङ्गौ पृत्रंक भागी भवतीति कञ्चित्‌ ॥१२०॥ 
पञ्चम भाव में यदि शत्रुग्रह की राशि में शनि हो तो जातक पुत्र और घन 
से हीन, दुःखी होता है । यदि अपनी राशि ( १०, ११) उच्चराशि (७) तथा 
मित्र ग्रह की राशिमें शनि हो तो एक पुत्र होता है ऐसा कुछ आचायों का 
मत है ॥ १२० ॥ 
नीचे रिपोर्नोचकूलक्षयं च षष्ठे शनिर्गच्छति मानवानाम्‌ । 
अन्यत्र शत्रन विनिहन्ति तुङ्गी पुर्णार्थकामाज्जनतां ददाति ॥१२१॥ 
जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठे भाव म शनि अपनी नीचराशि में या ay 
राजि में पड़ा हो तो कुल का नाश करता है ! अन्य राशियों में हो तो शत्रुओं का 
नाश कराता है । यदि अपनी उच्चरारि में होतो कामनाओं की प्रति कर पूर्ण 
रूप से घन, और जीविका प्रदान करता है ॥ १२१ ॥ | 


विश्रामभूतां विनिहन्ति जायां सूर्यात्मजः सप्तमगश्च रोगान्‌ । 
घते पुनद॑म्भघराङ्गहीनं मित्रस्य वंशे रिपृता सुहृद्भिः ॥१२२॥ 
सप्तम माव में शनि हों तो अतिशय गुणवती मार्या ( पत्नी ) का नाश (मृत्यु), 
जातक स्वयं रोगी, अहंकार, भूमि एवं अङ्गो से हीन होता है तथा अपने मित्रवर्ग 
में मित्रों से शत्रुता होती है ॥ १२२ ॥ 
शूनंश्चरे चाष्टमगे मनुष्यो,देशान्वरे तिति दुःखभागी । 
चौर्यापराघेन च नीचहस्ते प-्वत्वमाप्नोत्यथ नेत्ररोगी ।। १२३ ॥ 
शति यद्वि अष्टम भाव में गया हो तो मनुष्य tat से रोगी, दूसरे देश में 
निवास करने बाला तथा दुःखी होता है ।.चोरी के अपराध में,नीच ब्यक्ति के हाथों 
उसकी मृत्यु होती है.॥। १२२ ॥ 


मानसाग रो १२३. 


धर्मस्थपङ्गो बहुवम्भकारी धर्मार्थहीनः पितृवः्वकश्च । 
मदानुरक्तो निधनी च रोगी पापिछ्ठमार्यापरहींनबीर्यः ।। १२४॥ 
नबम भाव में शनि हो तो जातक बहुत घमण्ड करने वाला धमं और अर्थ से 
रहित, पिता को बोका देन वाला, मदानुरागी ( नशीली वस्तुओं का सेवन करने 
वाला ) निर्धन, रोगी तथा स्त्री के पाप आचरण से वह निर्बल होता है ॥ १२४॥ 
शनैश्चरे कमंगृहे स्थितेऽपि महाघनो नृत्यजनानु रक्तः | 
MARTA नृपसग्रवासों न शत्रवर्गाद्धयमेति मानी ॥ १२५ ॥ 
शनि यदि दशम माव में हो तो जातक महान्‌ धनवान नर्तक-नतँकियों में 
अनुरक्त, विदेश या अन्य स्थान में जाने पर राजमवन में निवास करने वाला 
होता है । वह स्वाभिमान पूर्वक रहता हुआ शत्रुवर्गे से भ यमीत नहीं होता ॥१२५॥ 
सूर्यात्मजे चायगते मनुष्यो घनी विभृश्यो बहुभोग्य मागी | 
शीता न्रागो मुदितः सुशील: स बालभावे भवतीति रोगी ॥ १२६ ॥ 
शनि यदि ग्यारहवें माव में हो तो मनुष्य घनवान्‌, विचारशील, मौतिक सुख 
साधनों का उपमोग करते वाला, ठण्डी वस्तुओं का सेवन करने वाला, प्रसन्न, 
सुशील तथा बाल्यावस्था में रोगी होता है । १२६ ॥। 
व्यये शनो पः्वगणाधिनाथो गदान्वितो हीनवपु: सुद:खी । 
जंघाव्रणी क्ूरमतिः कृशाङ्गो वधे रतः पक्षिगणस्य नित्यम्‌ ॥ १२७ ॥ 
द्वादश माव में शनि हो तो जातक पञ्चगर्णो ( किसी संस्था या पञ्चायत के 
सदस्यों ) का प्रधान, daga, छोटे कद:का, प्रायः दुःखी रहने वाला, जंघा Te 
( फोडा या चोट ) युक्त, क्रूर स्वमाव वाला, दुर्बल तथा सदैव पक्षियों का वष 
करने बाला होता है ।। १२७ I 
¿RU भाव गत राहु फल 
रोगी सदा देवरिपौ तनुस्थे कुलस्य धारी बहुजल्पशील: । 
रक्तेक्षण! पापरतः कुकमंरतः सदा साहसकमंबक्ष: ।। १२८॥। 
जिसके जन्म समय में लग्न में ही राहु पड़ा हो वह कुल की मर्यादा एवं 
भार वहन करने Tia, सदेव रोगी, अधिक वाचाल ( व्यर्थ बोलने वाला ), लाल 
आँखों वाला, पाप में लोन, कुकर्म में रत तथा साहसिक कार्यों में निपुण 
ati १२८ ॥। 
राहो se कृतचौरवत्तिः सदावलिप्तो बहुदुः खभागी । 
मत्स्येन मांसेन सदा. धी च सदा वसेन्नीचमृहे मनुष्यः ॥ १२६ ॥ 


धन स्थान में राहु हो तो जातक चोर, सदेश मोहमाया में लिप्त, बहुत दुःखी, . 


१२४ Atar हिन्दीव्याढ्योपेता 


मछली के व्यापार से घनयान्‌ तथा सदैव नीच मनुष्य के घर में निवास करने 
बाला होता है । १२६ ॥ 
आतुविनाशं प्रददाति राहुस्तृतीयगेहे मनुजस्य देहे । 
सौख्यं धन पुत्रकलत्रांमत्र ददाति तुङ्गा गजवाजिभृत्यान्‌ 1 १३० ॥ 
यदि जन्म लग्न से तृतीय माव में राहु हो तो माई का नाश होता है परन्तु 
उस मनुष्य को शारीरिक सुख, घन, पुत्र-स्त्री एवं मित्र का लाभ होता है। राहु 
यदि अपनी उच्च" राशि मे हो तो घोडा-हाथी तथा नौकर प्रदान 
करता है VRo ॥ 
राहौ चतुथ घनबन्धुहीनो ग्रामंकदेशे वसति sae: । 
नीचानुरक्त: पिशुनश्च पापी पूत्र कभागी कृशयोषिदस्य ।। १३१ ॥ 
राहु यदि चतुर्थ माव में हो तो घन एवं माइयो से हीन होता है । ग्राम के एक 
भाग ( संकुचित क्षेत्र ) में रहता है। नीच व्यक्तियों का साथी, चुगली करने 
वाला, पापी, तथा एक पुत्र एवं दुबली -पतली स्त्री से युक्त होता है । १३१॥ 
राहुः सुतस्थः शशिनानुगो हि पुत्रस्ग हर्ता कुपितः सदेव । 
गेहान्तरे सोऽप सुतैकमात्र दत्ते प्रमाणं मलिनं कुचेलम्‌ ।। १३२ 11 
राहु पञ्चम भाव में चन्द्रमा से युक्त हो तो सन्तान नाशक, तथा सदैव क्रुद्ध 
रहने वाला होता है । यदि दोनों गेहान्तर में ( पञ्चम भाव में राहु तथा किसी 
अन्य भाव में चन्द्रमा) स्थित हो तो एक मात्र मलिन एवं गन्दा पुत्र प्रदान 
करता है।। १३२ U 
aed स्थितः शत्र विनाशकारी ददाति पुत्र च धनानि भोगान्‌ । 
्वर्भानुरुच्चरखिलाननर्थान्‌ हन्त्यन्ययोषिद्गमनं करोति ।। १३३ ॥ 
we भाव में राहु शत्रुओं का नाशक, पुत्र, धन तथा विविध भोगों को देने 
वाला होता है । यदि अपनी उच्च राशि में हो तो समी प्रकार के अनिष्टों को 
दूर कर परस्त्री से सम्बन्ध कराने बाला होता है ॥ १३३॥। 
जावास्थराहुर्घनहानिमेवं ददाति नारीं विविधांश्च भोगान्‌ । 
पापान्रक्तां कुटिलां कुशीलां ददाति शेषेबंहुमिर्युतन्य ॥ १३४ ॥ 
सप्तम भाव में राहु हो तो जातक को धनहानि होती है परन्तु वह विविध 
भोगों एवं अन्य वस्तुओं के सुखों से युक्त होता है तथा उसकी पत्नी पाप कमे में 
लीन, कुटिल तथा अशिष्ट होती है ।। १३४॥ 


१. राहु की उच्च-नीच राशियों का निर्णय इस प्रकार किया गया है-- 


यद्‌ बुषस्य ग्रहस्योच्चं राहोस्तद्‌ गृहमुच्यते । 
यद्‌ बुधस्य गहं राहोस्तदुच्चं ब्रुवते बुधा। ।। मुवन दीपकः १८ ॥ 


मानसागरी १२५ 


राहुः सदा चाष्टममन्दिश्स्थो रोगान्वित पापरतं प्रगल्मम्‌ । 
wre कुशं कापुरुषं धनाढथ' मायामतीतं qu करोति ॥ १३५ ॥ 
अध्टम भावस्थ राहु सदैव मनुष्य को रोगयुक्त, पाप कर्म में लीन, साहसी, 
सोर, दुर्बल, कायर, घनाढध एवं छल-प्रपञ्च से रहित कराता है॥ १३५॥ 
धर्मस्थिते चन्द्ररिपौ मनुष्यश्राण्डालकर्मा पिशुनः कुचेलः | 
ज्ञातिप्रमोदे निरतञ्च दीनः शत्रोः कूलाद्भीतिमुपति नित्यम्‌ ।। १३६॥। 
नवम भाव में राहु हो तो मनुष्य चाण्डालों का कार्यं करने वाला, qua खोर, 
गस्दे वस्त्रों वाला, अपने जाति बन्धुओं की प्रसन्नता में संलग्न, एवं दीन होता 
है । तथा उसे निरन्तर शत्रुओं से मय प्राप्त होता रहता है ॥ १३६ ॥। 
कामातुर: HATA च राहौ परार्थलोभो मुखरञ्च दीनः । 
म्लानो विरक्तः सृखवजितश्च विहारशोलञ्चपलोऽतिदुष्टः ।। १३७ ॥। 
दशम भाव में राहु हो तो जातक कामी दूसरों के धन का लोभी, सर्वत्र अबुआ 
(मुखिय।) बनने वाला, दीन, खिन्न, विरागी, सुख से हीन, घूमने फिरने की प्रवृत्ति 
बाला, अत्यन्त चञ्चल तथा दुष्ट होता है ॥ १३७ ॥ 
० आयस्थिते सोमरिपौ मनृष्यो दान्तो भवेश्नोलवपु: TAT: । 
वाचाल्पयुक्तः परदेशवासी शास्त्राथवेता चपलोऽत्रपञ्च ।। १३८ ।। 
एकादश भाव में राहु हो तो मनुष्य इन्द्रियो का दमन करने वाला, नीले 
(काले) रंग का शरीर वाला, सुन्दर, अल्यभाषी, दूसरे देश में निवास करने वाला, 
शास्त्रों का ज्ञाता, चञ्चल तथा लज्जा से हीन होता है ॥ १३८ ॥। 
व्ययस्थिते सोमरिपौ नराणां धर्मार्थहीनो बहुदुःखतप्तः | 
कान्ताविमुक्तश्च विदेशवासी cd हीनः कुनखी कुवेषः ।। १३६ ॥। 
बारहवें भाव में राहु हो तो मनुष्य घर्म-अथं दोनों से रहित, विविध दुखो से 
सन्तप्त, स्त्री से रहित, विदेश में रहने वाला, सुख से हीन, खराब नाखून तथा 
कुत्सित (निन्दित) वेष-भूषा वाला होता है ॥ १३६ ॥ 


द्वादश मावगत केतु फल- 
तनुस्थः शिखी बान्धवक्लेशकर्ता तथा दुजनेम्यो भयं व्याकुलत्वम्‌ | 
कलत्रादिचिन्ता सदोद्रेगिता च शरीरे व्यथा नैकधा मारती स्यात्‌ ।।१४०॥। 
जन्म लग्न में यदि केतु हो तो जातक अपने भाइयों को कष्ट देने वाला, स्वयं 
दुजेनों से भयभीत तथा व्याकुल, स्त्री सम्बन्धी चिन्ताओं से युक्त, सदेव उद्विग्न 
रहता है तथा बार-बार वायु जनित रोगों से उसका शरीर दुःखी होता है ॥१४०॥ 


(१२६ 'मनोरमा' हिस्दीव्याख्योपेट 


घने Fa किनरेशादने 'घान्येनाशो CV । 

कटुम्बादिरोधो वंचःसह्कत वा भवेत्स्वे is । १४१ ।। 

धन भाव में यदि केतु हो तो किसी दुष्ट राजा द्वारा धन-धन्य का नाश, 
मुख में रोग, तथा कुटुम्कियों से विरोध होता है। अपने गृह ( राशि) में यदि 
केतु हो तो वाणी से सत्कृत एवं शुमग्रहो के गृह में हो तो अधिक सुख प्राष्त 
होता है ॥ १४१ ॥। 


शिखी विक्रमे शत्रुनाशं विवादं धनं भोगमेश्वर्यतेजोऽधिकं च । 

सुहृदर्गगाशं॑ सदा बाहुपीडाभयोद्वेगचिन्ताकुलत्वं विधत्त ॥ १४२ i 

केतु यदि तीसरे भाव में हो तो शत्रुओं का नाश, विवाद (झगा), घन प्राप्ति, 
मोग (सुख), dal, तथा तेज की अधिकता होती है साथ ही मित्र वर्ग का नाश, 
“भुजाओं में सदेव पीड़ा, मय, 330, चिन्ता एवं आकुलता फो भी वृद्धि 
होती है ॥ १४२ ॥ 

चतुथ न मातुः सखं न कदाचित्‌ Agata: dy नाशमेति । 

शिखी बन्धुवर्गात्सुखं स्वोच्चगेहे चिरं नो वसेतस्वे गृहे व्यग्रता चेत्‌ ।। १४३ ।। 

चतुर्थ भाव म केतु होतो न माता से न मित्र वर्ग से ही सुख प्राप्त हात५है, 
पैतृक सम्पत्ति का नाश होता है। यदि केतु अपनी उच्च राशि में हो तो अपने 
बन्धु वर्ग से सुख प्राप्त होता है तथा पराये गृह में रहने से मन मे व्यग्रता बनी 
रहती है ।। १४३ ॥ 

यदा पश्चमे राहुपुच्छं प्रयाति तदा सोदरे घातवातादिकष्टम्‌ । 

स्वबुद्धिव्यथा सतत स्पल्पपुत्रः सदासो भवेद्वीर्ययुक्तो नरोऽपि ।। १४४॥ 

यदि पञ्चम भाव में केतु हो तो भाइयों को चोट एवं बायु विकार से कष्ट, 
सदैव अपनी बुद्धि द्वारा व्यथा ( अर्थात्‌ अपनी कल्पनाओं के कारण कष्ट ) अल्प 
ya एवं नौकरों से युक्त तथा बलवान्‌ पुरुष होता है ।। १४४ ॥ 

तमः पुच्छमागः^ शिखी षष्ठमावे भवेन्मातुलान्मानमङ्गो रिपूणाम्‌ । 

विनाशश्चतुष्पात्सुखं तुच्छचित्तं शरीरे सदानामयं व्याधिनाशः ।। १४५ ॥। 

राहुपुच्छ ( केतु ) यदि षष्ठ भाव में हो तो अपने मामा लोगों द्वारा अपमान, 
शत्रुओं का नाश, चौपायों ( पशुओं ) से सुखी, छुद्र हृदय वाला, शरीर से भारोग्य 
तथा व्याधियों से हीन होता है ॥ १४५ us 


feet सप्तमे भूयसी मागंचिन्ता निवृत्तः स्वनाशोऽथवा वारिभोतः ।२ 
मवेत्कीटगः सर्वदा लाभकारी कलत्रादिपीडा व्ययो ब्यग्रता चेतु ॥१४६॥। 


१. 'सप्तमस्थः' पाठान्तरम्‌ | २. वारिभीतोः । 


मानसागरी 228 


केतु यदि सप्तम भाव में हो तो मार्ग सम्बन्धी तीव्र चिन्ता, अपनी होनि, जल 
से भय होता है। यदि केतु कर्क राशि में हो तो सदैव लाभदायक, 'स्त्रीम्वुत्र आदि 
को पीडा, व्यय तथा व्याकुलता होती हैं ।। १४६ ॥ 
गुदं पीडभधतेऽशादिरोगेरवश्यं भयं वाहनादे: स्वद्रव्यस्य रोधः । 
भवेदष्टमे राहूपुच्छेञ्यंलाभः सदा कोटकन्याजगोयुग्मकेतुः ॥ १४७ ॥ 
अष्टम भाव में राहु पुच्छ (केतु) हा तो अथ ( बवासीर ) आदि अतड़ी से 
सम्बन्धित रोगों से गुह्य स्थान में Her, वाहनादि ( गाड़ी, घो? आदि ) से अवश्य 
मय ( दुर्घटना ) होती है तथा अपने घन का अवरोध होता है । यदि केतु कर्के,१ 
कन्या, मेष, वष, मिथन राशियों में हो तो सदैव घन लाम होता है ॥ १४७ ॥। 
शिखी धमंभावे यदा क्लेशनाश: सतार्थी भवेन्म्लेच्छतो भाग्यवृद्धिः । 
सहोत्यव्यथां बाहुरोगं विधत्ते तपोदानतो हास्यवृद्धि तदानीम्‌ ॥ १४८ ॥ 
यदि केतु नवम माव में हो तो कष्टो का नाश, पुत्र की अभिलाषा, तथा 
म्लेच्छों के सहयोग से माग्य में ate होती है। मग माई-बहनों को पीड़ा, हाथों 
में रोग तथा जप-तप-दान आदि (पुण्य ) कार्य करने पर जातक का उपहास 
होता है ।। १४८ ।। 
पितुर्नो सुख॑ कमंगो यस्प केतुस्तदा दुर्ंगं कष्टमाजं करोति । 
संदा वाहने पाडितं जातु जन्म वृषाजालिकन्यासु चेच्छत्रुनाशम्‌ ।। १४६ ni 
जिसके जन्म समय में केतु दशम भाव में गया होतो वह पिता के सुख से 
वञ्चित, अभागा, कष्ट पाने वाला तथा वाहन की अभिलाषा से पीड़ित रहता 
है । यदि केतु वृष, मेष, वृश्चिक एवं कन्या राशि में हो तो शत्रुओं का नाश 
होता है॥ १४६ ॥। 
सुभाग्यः सृविद्याधिको दर्शनीयः सुगात्रः सुवस्त्रः सुतेजाश्व* तस्य । 
दरः पोड्यते सन्ततिर्दुभंगार च शिखी लाभगः सवंलाभं करोति ॥ १५० ॥ 
लाभ ( ग्यारहवें) भाव में केतु समी प्रकार का लाभ देने वाला होता है तथा 
जातक सौमाग्यशाली, विद्या सम्पन्न ( विद्वान्‌ ), दर्शनीय, सुन्दर शरीर एवं वस्त्र 
से यक्त, तेजस्वी एवं भय से पीडित होता है तथा उसकी सन्तान भाग्यहीन 
होती है ॥ १५० 0 


१. 'कीट शब्द का अर्थ वस्तुतः कर्क राशि के लिए किया जाता है । ''कीटः कर्कट 
राशिः सरीसृपो वृश्चिको ज्ञेयः ।” ( बृहज्जातक । ) परन्तु बहुत स्थानों में कीट 
का अर्थ कर्क और वृश्चिक दोनों ही लिया गया है। अतः ककं के स्थान में 
वश्चिक अर्थ भी किया जा सकता है । 

२. सुतेजो$पि तस्येति पूर्वपाठः। ३. सम्ततं शत्रुवर्गः पाठान्तरम्‌ । 


०१२६ “मनोरमा हिन्दीब्याख्योपेता 


शिखी रिष्फगो वस्तिगुह्याशध्रिकोपी रजा पीडन मातलान्नेब गर्म । 

सदा शाजतुल्यं नरं सदृब्ययं तद्‌ far विनाशं रणेऽसौ करोति ॥ १५१ ॥ 
द्वादश भाव में केतु हो तो जातक के वस्ति ( पेर ), गुह्य, ( मल-मूत्र मार्ग ) 

तथा पैरों में कष्ट, रोगों से पीड़ा, तथा मामा लोगों से सुख का अभाव होता है । 

परन्तु वह. संग्राम में अपने दात्रुओं का नाश करता है तथा सन्मार्ग में व्यय करने 

वाला राजा के समान पुरुष होता है ॥ १५१ ॥ 


दो ग्रहों का युति फल- 
स्त्रीवशः क््रकर्म्मा च दुविनोतः क्रियादुढः ı 
विक्रमी लधघुचेताश्च चंद्रसुयंसमागमे ॥ १५२ ॥ 
यदि ya और चन्द्रमा का समागम ( दोनों एक ही राशि में ) हो तो स्त्री के 
वशीमूत, क्रुर कर्म करने वाला, अशिष्ट, दृढता पुर्वक कार्यं करने वाला, पराक्रमी 
तथा क्षुद्र हृदय वाला व्यक्ति होता है॥ १५२ ॥ 
सूर्यंमङ्गलसंयोगे तेजस्वी पापमानसः। 
मिथ्यावादी च मूर्खश्च वघनिष्ठो बली नरः ॥ १५३ ॥ 
ga मंगल यदि एक राशि मे हों तो तेजस्वी, पापात्मा, झूठ बोलने वाला, 
मूख, वघ (पशु-पक्षी आदि की हत्या) करने वाला बलवान पुरुष होता है ॥१५३॥ 
विद्वानार्यो राजमान्य: सेवाशील: प्रियवदः । 
यशस्वी च स्थिरद्रव्यो बुघसूयंसमागमे ।। १५४ ॥ 
यदि ga भौर सूर्य का समागम हो तो जातक, विद्वान, श्रेष्ठ, राजा द्वारा 
सम्मानित, सेवा में तत्पर, प्रियवादी, यशस्वी तथा घनसंग्रह करने वाला 
होता है ॥ १५४ ॥। 
नृपमान्यो धर्मनिष्ठो मित्रवानर्थवानपि । 
उपाध्यायोऽतिविख्यातो योगे जीवाक॑यो भवेत्‌ ।। १५५ ॥ 
बृहस्पति और सूर्य का एक राशि में योग हो तो राजा से सम्मानित, धर्म का 
आचरण करने वाला, मित्रों से युक्त, धनवान, अध्यापन कार्य करने वाला तथा 
अत्यन्त प्रसिद्ध व्यक्ति होता है ॥ १५५ ॥ 
शस्त्रप्रहार बन्धञ्च रङ्गशो नेत्रदुर्वलः। 
स्त्रीसङ्जलब्धद्रव्यञ्च सक्तः शुक्काकंसङ्गमे ।। १५६॥। 
सूये और शुक्र एक राशिगत हो तो जातक शस्त्र प्रहार ( शस्त्र सञ्चालन ) 
बन्धन तथा रंगमञ्च की कलाओं का ज्ञाता, दुबल नेत्रों वाला, स्त्री के सम्पर्क से 
धन प्राप्त करने वाला तथा विषयासक्त होता है ॥ १५६॥ 


wur `, १३६; 


विद्वानपि क्रियालिष्ठो  धातृशो qa: 
प्रणष्सुतदारश्च . . : शनिसूर्यंसमागमे ।। १५७ ॥। 
यदि सूर्य और शनि एक ही राशि में डों तो विद्वान, कियानिष्ठ ( धर्माचरष 
का श्रद्धा पूवंक निर्वाह करने वाला ) धातुओं का विशेषश ( पारखी ), बढो का? 
भाचरण करने वाला होता है तथा उसके पुत्र एवंस्त्री की शीघ्र भस्यु हो. 
जाती है॥ १५७ ॥। क्या 
चन्द्रमङ्लसंयोगे रक्तपीडातुरो . भवेत्‌ । 
मृच्चमंधातृशिल्पी च घनी शरो इणे भवेत्‌ ॥। १५४॥ 
न्द्रमा और मंगल एक राशि में हों तो वह व्यक्ति रक्त-दोष से पीडित होता 
है। मिट्टी, चमडा एवं धातु का कलाकार, धनवान तथा संग्राम में बहादुर 
होता है ।। १५८ ॥ 
स्त्रीसंसक्तः सुरूपश्च काव्ये च निपुणो नरः | 
घनी गुणी हास्यवकत्रो बुघेन्दोर्घामिकोज्यये | १५६॥ 
चन्द्र और बुध का संयोग एक राशि में हो तो वह व्यक्ति स्त्री में ञासक्त, / 
सुन्दर, काव्यकला में निपुण, घनवान, गुणवान्‌, हंस मुख तथा अपने कुल में 
धार्मिक होता है ।। १५६ ॥ 
देवद्विजार्चामक्तश्च बन्धुमान्यकरो घनी। 
दुढ़नीतिः सुशीलश्च जीवचन्द्रसमागमे ॥ १६० ॥ 
गुरु और चन्द्रमा एक राशि गत हों तो देवता एवं ब्राह्मणों की पूजा में श्रद्धा न 
रखने वाला, भाई बन्धुओ का आदर करने वाला, धनवान्‌, दृढ़ ( स्थायी) प्रेम 
करने वाला, तथा सुशील व्यक्ति होता है ।। १६० ॥। 
कुशलो विक्रयादौ च वृषलः कलहप्रियः । 
___ माल्यवस्त्रादिसंयुक्तः शाशभागंवसङ्गमे ॥ १६१॥ 
चन्द्रमा और शुक्र एक राशि में हो तो वह व्यक्ति क्रय-विक्रय में निपुण, शूद्र 
( आचार हीन ), झगड़ालू, तथा माला, वस्त्र आदि से संयुक्त रहता है ॥ १६१ ॥ 
गजाएवपालो दुःशीलो वृद्धस्त्रीरमणो नरः । 
वेश्याधनोऽल्पपुत्रश्च शनिचन्द्रसमागमे । १६२॥ 
जिसकी कुण्डली में शनि-चन्द्रमा एक राहि में हों वह हाथी-षोड़ा पालने 
वाला, दुष्ट, वृद्धा स्त्री के साथ रमण करने वाला, वेश्या से घनप्राप्त करने वाला 


तथा स्वल्प पुत्रों वाला होता है | १६२ ॥ 
€ मा० सा० 


११० 'मनोरमा' हिम्दीश्याश्योपेता 


भूपुजयुधसंदोबे MR 
स्त्री दुमा क्रमप्रीतः ee: ।। १६३ ।। 
अंचल ओर बुध एक राशि में स्थित हो तो निर्धन, विधवा एवं कुरूपा स्त्री से 
विवाह करते बाला तथा सोना-लोहा एवं विभिन्न बस्तुओ के कय ( खरीददारी ) 
में रुचि रखने वाला व्यक्ति होता है ।। १६३ ।। त 
सेघावो शिल्पशास्त्रशः AAN वाग्विशारद: । 
werfen: प्रथानश्च जीवमजुलसजूमे ।। १६४ || 
गुरु और मंगल एक राशि में हों तो प्रतिभा सम्पन्न, शिल्प ( भूति-कला ) 
शास्त्र का शाता, बहुश्रुत ( सुनकर ज्ञान प्राप्त करने वाला ), माषश में निपुण, 
अश्वप्रिय ( घुडसवारी करने वाला ) एवं प्रधान (श्रेष्ठ ) पुरुष होता है ॥ १६४ ॥ 
गुणप्रधानो गणको चूतानृ्तरतः शठः । 
परदाररतो मान्यः शुक्रमजुलसजूमे । १६५ ॥। 
शुक्र और मंगल एक साथ एक राशि में हों तो गुणों द्वारा प्रधान, गणक 
( ज्योतिषी अथवा गणना सम्बन्धी कार्ये करने वाला ), जूआ तथा झूठ में आसक्त, 
दुष्ट, परस्त्री में आसक्त तथा समाज में आदर पाने वाला व्यक्ति होता है ॥१६५॥ 
वाग्मीन्द्रजालदक्षञ्च विधर्मी कलहप्रियः | | 
विषमचप्रपस्याढयो मन्दमङ्लसङ्जमे । १६६ ।। 
मङ्गल और शनि एक ही राशि में स्थित हों तो वह व्यक्ति वाचाल, इन्द्रजाल 
(सम्मोहन, जादूगरी), में निपुण, धमंहीन, झगड़ालू, विष, एवं मदिरा का निर्माण 
अथवा प्रयोग करने वाला होता है॥ १६६ ॥। 
बुधस्य गुरणा योगे नृत्यवाधविचक्षणः। 
धैयंयुक्तः पण्डितश्च सुखी भवति मानवः ।। १६७ ।। 
बुध और गुरु एक राशि में हों तो मनुष्य नृत्य-गौत एवं वाद्य में दक्ष, 
Stary, विद्वान्‌, तथा सुखी होता है॥ १६७॥ 
बुघमार्गवयोयेगि ae बहुशिल्पवित्‌ | 
घनी सुवाक्यो वेदो गीतो हास्यलालसः।। १६८ ।। 
बुध और शुक्र का एक राशि में योग हो तो व्यक्ति कानून ( राजनीति ) का 
ज्ञाता, विविध सिल्पों ( कला ) को जानने वाला, घनी, सुन्दर वचन बोलने वाला, 
बेद का ज्ञाता, संगीतज्ञ तथा हास्य का प्रेमी होता है ॥ १६८ ॥ 
क्षीणो गमनशीलञ्च निरपाबों जगत्कलिः । 
शुयवाक्यः कार्यदक्षों भानुसूनवुधान्थये ।। १६९ ।। 


मायखानरी १३१ 


शनि और ra होने पर मनुष्य (शरीर से) दुर्बल, प्रायः यात्रा 
करने बाला, उपा रहित ( उद्देशक हीन), सबसे झगटने वाला, शुभवचन 
बोलने वाला, तथा कार्य में चतुर होता है ॥ १६९॥। 
गुर्भागंबसंयोगे दिष्यदारो महाधनी! 
धर्मास्तिकप्रमाणशो विलाजीवी च जायते ॥ १७० ॥ 
यदि गुरु और शुक्र एक राशि में स्थित हों तो ब्यक्ति सुन्दरी एबं सदाचारी 
पत्नी से युक्त, महान भनी, धर्म एवं ईश्वर प्रधान शास्त्र ( दन ) का ज्ञाता तथा 
विद्या द्वारा जीविका प्राप्त करने वाला होता है ॥ १७०॥ 
वृत्तिसिद्धश्व श्रश्च यशस्वी नगराधिपः । 
श्रेणीसेनामिमुख्यञ्च गुरुमन्दान्यये नरः ॥ १७१ ॥ 
जिसकी कुण्डली में गुरु और शनि एक ही राशि में स्थित हों तो वह मनुष्य 
जीविका प्राप्त करने में कुशल, वीर, यशस्वी, नगर का अधिपति ( जिलाधीश, 
आदि ), किसी बगे ( पार्टी ) का नेता, सेना का मुख्य अधिकारी होता है ॥१७१॥ 
शुक्रेण च शनेयोगि मत्त! पशुपतिनँरः | 
दारुदारणदक्षञ्च क्षादाम्लादिकशिल्ववित्‌ ॥ १७२ ॥। 
शुक्र और शनि की युति यदि एक ही राशि में हो तो मनुष्य मतवाला 
(aga), पशुओं का मालिक, लकड़ी चीरने में निपुण, खारा एवं खट्टे 
पदार्थों ( अचार-सिरका आदि ) का ज्ञाता तथा शिल्प ( काष्ठ एवं प्रस्तरकला ) 


में निपुण होता है॥ १७२ ॥ 
तीन ग्रहों का qe 
यम्त्राश्वकूटकुशलोऽसृग्वेदनापीडितोऽतिश्‌ रश्च । 
बादित्यचन्द्रभौर्मरेकस्थैर्जयते सुतविहीनः । १७३ ॥ 
qa, चन्द्र और मङ्गल यदि एक ही भाव में हों तो जातक मशीन, घोडा 
qa कूट ( छल-घोखाधड़ी ) सम्बन्धी कार्यों में निपुण, रक्तविकार से पीडित, 
अति साहसी, एव पुत्र से रहित होता है॥ १७३ ॥ 
विशज्ञाधनरूपयुतः काव्यकथाकदिसभाधियः सधनः। 
नूपसेबकः प्रियवागेकस्थे सुयंचन्द्रबुधे ॥ १७४ ॥ 
सूर्य चन्द्र और बुध यदि एक ही भाव में पड़े हों तो वह व्यक्ति बिद्या, घन 


और स्वरूप से युक्त, कबि, कहानीकार, कविसम्मेलन का प्रेमी, धनवानु, 
राजसेवक, तथा प्रिय बोलने बाला होता है ॥ १७४ ॥। 


१३२. मनोरमा" हिन्दीब्याश्योपेता 


. धर्मपरो नृपसचिवो भानकृञ्चबन्यूनाम्‌। ` 
. देवद्विजाचंनरतों ES सददैकस्थ! 11 १७५ ॥ 

g we और गुरु यदि एक ही भाव में बेढे हों तो जातक धर्म परायण, 
राजा का ent ( राजनेता ),. स्थिरबुद्धिवाला, भाई बन्धुओ का आदर करने 
वाला तथा देवता और ब्राह्मणों की पुजा ( सम्मान ) करने वाखा होता है ॥ १७५।। 

सुवपुर्द्रकृतारिनंरपतिसुमगः सदा प्रवरतेजाः । 
a सहितेर्भवति नरो दन्तविकृतञ्च॥ १७६ ॥ 

सूर्य, चन्द्र और शुक्र यदि एक राशिगत हों तो पुरुष सुन्दर शरीर वाला, THE 
का दमन करने वाला, अत्यन्त सम्पन्न राजा, सदैव तेजस्वी, तथा दाँतों के रोग 
वे युक्त होता है ॥ १७६॥ 

धमंपरो विगतघनो गजाश्वपरिपालकः सुकमेरतः ı 
षविरवितनयशशाङ्क रेकस्थविगतशोलञ्च ॥ १७७॥ 

सूयं, चन्द्र और शनि यदि एक ही भाव में स्थित हों तो जातक धमंपरायण, 
निर्धन, हाथी-घोडों का पालक ( गजाश्व-शाला का अधिकारी ), अच्छे कार्यों में 
डीन, तथा शील ( विनम्रता ) से रहित होता है ॥ १७७ ॥ 

भानुमौमबुधैयोगि ख्यातः साहसिको नर: । 
| निष्ठुरो गतलज्जञ्च धनस्त्रीपुत्रमण्डितः ॥ १७८ ।। 
` सूय, मङ्गल और बुध का योग एक ही राशि में हो तो मनुष्य विख्यात, साहसी, 
निष्ठुर, लज्जाहीन, धन, स्त्री एवं पुत्र से युक्त होता है ॥ १७५ ॥ 
जीवसूयंकुजैयोगि प्रचण्डः सत्यभाषणः । 
राजमन्त्रो नरश्रापि सुवाक्यो निपुणो भवेत्‌ ॥ १७९ 

सूयं, मङ्गल और बृहस्पति का एक राशि में योग होने पर मनुष्य उग्र स्वभाव 
वाला, सत्यवादी, राज-मन्त्री, सुन्दर वचन बोलने वाला तथा निपुण 
होता है ॥ १७६ ।। 

शुक्रभौमाक॑संयोगे सुभगो नयनातुरः । 
कुशीलो वत्सलो दक्षो विषयासक्तमानसः 11 १८० ॥ 

qa, मङ्गल तथा शुक्र का योग हो तो जातक सुन्दर, नेत्रों से रोगी, शील से 

रहित, स्नेहशील, चतुर, तथा हृदय से विषयों में अनुराग रखने वाला 


धौता है son | 
| झनिसुय॑कुजयोंगे. मूर्लो ' गोधनर्वाजत! ı 
शोगात्त: स्वजनैहीनो विकलः कलहाकुलः ॥ १८१॥ ` 


मानसागरी १३३ 


ga एवं शनि का मोग हो तो बह व्यक्ति, q, गौ (रूपी) धन 
से रहित, रोग से पीड़ित, भात्मीय जनों से हीन, व्यग्र तथा लडाई-झगड के लिए 
उताबला रहता है॥ १८१॥। 
बुधजीवाकंसंयोगे नेत्ररोगी महाधनी । 
शास्त्रशिल्पकला मिज्ञो लिपिकर्ता HATT: ॥ १८२ ॥ 
ya gu और गुरु का योग हो तो वह व्यक्ति नेत्र-रोगी, बहुत धनवान, शास्त्र, 
शिल्प (पत्थर एवं काष्ठ कला), कला ( चित्रकारी, नृत्य, गीत आदि ) का ज्ञाता 
तथा लेखन कायं करने वाला होता है १५२ ॥। 
शुक्रसूयंबुध॑यंगि गुरुवर्गेनिराकृतः | 
आभश्षप्ता दिशो याति स्त्रोहेतोस्तप्तमानस: 1 १८२ ॥। 
gi बुध और शुक्र का योग एक राशि में होने पर जातक गुरु वर्ग ( माता- 
पिता-गुरुजन ) से अपमानित एवं अभिशप्त (झाप प्राप्त कर) होकर इधर- 
उधर भ्रमण करता है तथा स्त्री के लिए सन्तप्त होता है ॥ १८३ ॥ 
शनिसूयंबुधेयोंगे दुराचारः पराजितः | 
बन्धुभिश्च परित्यक्तो विद्वेषी जायते नर; ।। १८४॥ 


qa, बुध और शनि का योग हो तो मनुष्य दुराचारी, पराजय प्राप्त करने 
वाला, भाइयों द्वारा परित्यक्त, तथा विरोध करने वाला होता है ॥ १८४ ॥ 


मन्दजीवाकसंयोगे पुत्रमित्रकलत्रवानु । . 
निभंय नृपतिद्वेष्टा APARTE ॥ १८५ ॥। 
सूबे गुरु और शनि के संथोग से मनुष्य पुत्र-मित्र-स्त्री से संयुक्त, निडर, राजा 
FIT करने वाला, तथा अने भाइयों का हितेषी होता है॥ १८५॥ 
चन्द्रचान्द्रिकुजेयंगि निजाचार््च पापकृत्‌ | 
आजीवितहतो लोके बन्धुहीनश्च जायते॥ १८६॥ 
चन्द्रमा, मङ्गल और बुध का योग हो तो मनुष्य नीच आचरण वाला, पापकर्म 
में रत, जीवन पर्यन्त संसार में अपमानित तथा भाइयों से रहित होता है ।। १८६॥ 


सन्द्रजोवकुजैयोंगि स्त्रीलोलो वणंसंयुतः । 
कान्तश्च सङ्गतः स्त्रीणां चन्द्रतुल्यमुखो भवेत्‌ ॥ १८७ ॥ ... 
न्द्रमा, बहस्पति और मङ्गल यदि एक ही राशि में हों तो वह ब्यक्ति स्त्रियों 
के प्रति चञ्चल, वर्णों से युत, सुन्व र, स्त्रियों का अनुगामी, तथा चन्द्रमा के समान 
मुखवाला होता है.।!! १८७ ४ , 


रै 


११२४ “मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता 


agree दुःशीलायाः पतिः सुतः । 
सदा MUA शीतभीतोऽपि जायते tes ॥ 
चन्द्रमा, शुक्र और मङ्गल का योग एक राशि में हो तो वह व्यक्ति दुष्टा स्त्री 
का पति एवं दुष्टा स्त्री का पुत्र होता है । (अर्थात्‌ ऐसे ब्यक्ति की माता एवं 
स्त्री दोनों ही दुष्टा होती हैं । ) सदेव अमथ करने वाला तथा शीत से डरने वाला 
ब्यक्ति होता है ॥ १८८ ॥। 


शनिचन्द्रकुजैयोगि बाल्यै स्यान्मृतमाठ्कः | 
क्षुद्रावलोकविद्विश्टो विषमो जायते नर: ॥ १८६ ॥ 
चन्द्र, मङ्गल और शनि का योग हो तो जातक की बाल्यावस्था में ही माता 
की मृत्यु हो जाती है, ax लोग ( उससे ) देखने मात्र से ईध्या-द्रेष करते हैं तथा 
उसका जीवन कठिन होता है teen 
जीवचन्द्रबुघेयोग तेजस्वी धनवानपि। 
पुमित्रादिसंयुक्तो वाग्मी ख्यातश्व कीतिमान्‌ ॥ १६० ॥ 
चन्द्रमा, बुध और गुरु का योग एक राशि में हो तो ब्यक्ति तेजस्वी, धनवान, 
ga-far आदि ( सुजनों ) से युक्त कुशल वक्ता तथा विख्यात होता हँ ॥ १६० ॥ 
बुघेन्दुमागवरयोग विश्ययालङ्कृतो नरः। 
tert धनातिलोमी च नीचाचारश्य जायते ॥ १९१॥ 
बुध, चन्द्रमा और शुक्र का योग हो तो मनुष्य विद्या से सुशोभित, Keay, 
घन के सम्बन्ध में अत्यन्त लोभी तथा नीच आचरण करने वाला होता है ॥१९१॥ 
बुचेन्दुमन्दस॑योगे प्राशो मूपतिपूजितः । 
अत्युच्यो विपुला ङ्गञ्च वाग्मी भवति मानवः ॥ १६२ ॥ 
बुघ, चन्द्र तथा शनि का थोय हो तो पुरुष बुद्धिमान्‌, राजा से सम्मानित, 
Fur एवं विशाल शरीर वाला तथा वाचाल होता है ॥ term 
शुक्रजीवेन्दुर्योगे साध्वीपुत्रश्व पण्डितः ı 
साधु: सवंकलाभिश्षः सुभगो जायते भरः॥ १९१ ॥ 
Gage और चनामा का योम एक राशिमें हो तो जातक साध्वी स्त्री से 
उत्पन्न, पण्डित ( विद्वान्‌ ), aa, समौ कलाओं का ज्ञाता एबं सुन्दर 
Querida १९२ ॥ 


fran नीरोगः स्त्रीगतो भरः।. . 
शास्वार्थंविश। सर्वशो प्रामपत्ततपालकः॥। १९४॥ 


मानसागरी १३५ 


गुरु, चन्द्रमा और शनि का योग यदि एक राक्षि में. हो तो मनुष्य निरोग, 
स्त्री में आसक्त, शास्त्र का मर्मश, सबकुछ जानने वाला, ग्राम एवं नगर का 
पालन ( रक्षा ) करने वाला होता है ॥ १९६४॥ 
शनिशुक्रेन्दुसंयोगे लिपिकर्ता च वेदवित्‌ । | 
पुरोहितकुलोत्प्षो भनवेत्पुस्तकवाचकः॥। १९५ ॥ 
शनि-शुक्र और चन्द्रमा को युति हो तो जातक लिखने का कार्य करने बाला, 
बेद का ज्ञाता, पुरोहित कुल में उत्पन्न, पुस्तकों का वाचन ( पुराणों की कथा ) 
करने वाला होता है ।। १९५ ।। 
जीवभौमबुधध॑योंगे सुकविर्यवतोप्रिय: । 
परोपकारकृतीक्ष्णो गान्धर्वकुशलो भवेत्‌ ॥ १६६॥ 
गुरुमज़ुल एवं बुघ का योग यदि एक राशि मे हो तो वह सुन्दर कवि, सुन्दर 
स्त्रियों का प्रेमी, परोपकारी, उग्र स्वभाव वाला, तथा mag विदा ( नृत्य, 
बीत, अभिनय आदि ) में निपुण होता है ॥ १९६ ॥ 
भृगुमौमबुधैर्योगे विकलाञ्चश्च wwe: । 
अकुलीनः सदोत्साही FAM मुखरो नर: ॥ १६७ ॥ 
शुक्र-म ड्रल और बुध का योग एक al राशि में हो तो मनुष्य विकलसा छू 
(किसी अंग में विकार युक्त), चअल, असम्मानित कुल में उत्पन्न, निरन्तर उत्साह 
qe, सम्तुष्ट, तथा सभी कार्यों में आगे रहने वाला होता है ॥ १९७ ॥ 


बुधमन्दकुजेयंगि प्रवासी नेत्ररोगवान्‌ । 
प्रेष्यो वदनरोगी च हास्यलुब्धो WATT: । १९८ ॥ 
बुध-दानि और मङ्गल का योग एक ही भाव में हो तो मनुष्य परदेश में 
रहने वाला, नेत्रों से रोगी, दूत कार्य करनेवाला, मुख से रोगी, तथा हास्य का 
प्रेमी होता है ॥ १९८ ॥। 
जीवकाव्यकुजे्योंगे दिब्यनारीयुतः सुखी । 
सर्वानन्‍्दकरों लोके जायते नृपतिप्रियः ॥ १९९ ॥ 
ge और Tye का योग हो तो मनुष्य अत्यन्त सुन्दरी स्त्री से qe, 
gut, सदैव आनन्द करने वाला, तथा राजा का प्रिय पात्र होता है॥ १११ tt 
os राजपुजितः । 
लीचाचारो निर्धना भवेस्मित्रेविगहित: 11 २०० ॥ 
बृहस्पति, शनि, और मङ्गल का योग यदि एक ही राशि मे हो तो उस 
व्यक्ति के अङ्गों में कुष्ठ रोग होता है । वह राजा से सम्मानित, नीच आचरण 
करने बाला, Er तथा मित्रों हारा अपमानित होता है ॥ २०० ॥ 


१३६ 'मनोरमा' हिन्रीध्याख्योपेता 


भृगुमन्दकुजैयोगे दुःशीलायाः पतिः शुभः | | 
प्रवासशीलो दुःखी च जातको जायते सदा ॥ २०१ ॥ 
हुक, शनि भौर मङ्गल का योग यदि एक राहि में हो तो जातक दुष्ट 
स्वभाववाली स्त्री का पति होता है । स्वयं शुम, परदेशवासी, तथा सदैव दुःखी 
होता है ॥ २०१ ॥ | 
बुधेज्यभृगुसंयोगे सतनुन्‌ पपूजित: । 
जितारिदीघंकोत्तिश्च सत्यवादो भवेन्नरः॥। २०२ u 


बुध, गुए और शुक्र का संयोग हो तो वह मनुष्य सुन्दर शरोर बाला, राजा 
से पूजित, शत्रुओं को जीतने वाला, अधिक यशस्वी तथा सत्यवादी होता है ॥२०२॥ 


बुधाकिजीवसंयोगे सुदारो बहुमाग्यवान्‌। 
धनेश्वर्ययुतः प्राज्ञ: सुश्रधेय॑युतों भवेत्‌ ॥ २०३ ॥ 
ga, शनि और गुरु का योग हो तो व्यक्ति सुन्दर-स्त्री वाला, बहुत भाग्य- 
काली, धन-सम्पत्ति से युक्त, बुद्धिमान्‌ सुख एवं धेयं से युक्त होता है ॥ २०३ ॥ 
मन्दशुक्रबुघे्योगे मुखरः पारदारिकः । 
असङ्गतिः कलाभिज्ञः स्वदेशनिरतो भवेत्‌ ॥ २०४ ॥ 
शनि, शुक्र और बुध का योग हो तो वह सभी कार्यो में अग्रणी, दूसरों की 
स्त्री में आसक्त, बुरी संगति वाला, कलाओं का ज्ञाता, तथा अपने देश में अनुराग 
रखने वाला होता है ॥ २०४ tl 
भन्देज्यशुक्रसंयोगे राजा भवति कीत्तिमान्‌। 
' नीचवंशेऽपि सम्भूतः Maga नुपो भवेत्‌ ॥ २०५ ॥ 
शनि, बृहस्पति और शुक्र की युति यदि एक ही राशि में हो तो वह यशस्वी 
राजा होता है । यदि नीच कुल में मी seow हो तो वह बहुत शालीन राजा 
होघा है ॥ २०५॥। 
शुक्रजीवाकंस॑योगे राजमन्त्री च निर्धनः । 
Serr e प्राञ्च परकर्मकृत्‌॥ २०६॥ 
शुक्र, बहस्पति और qa का योग यदि एक राशि में हो तो वह ब्यक्ति राजा 
का मन्त्री ( मन्त्रिमण्डल का सर्दस्य ), निर्धन, नेत्रों से रोगी, vz, बुद्धिमान तथा 
दूसरों का कार्य करने वाला होता है ।। २०६॥ | 


, , शनिशुक्राकंस॑योगे कलामामव्रिवजितः | 
कुष्ठी शत्रुभयोहिग्नो दुराचारी नरो भवेत्‌ ।। २०७ ।। 


मानसाथरी १३७ 


शनि, शुक्र और सूर्य का योग एक राशि में हो तो मनुष्य कला और सम्मान 
से रहित, कुष्ठ रोगी, क्षत्रुओं के भव से उद्विग्न ( परेशान ) तथा ढुशचारी 
होता है ॥ २०७ ॥। 
प्रायः ada चन्द्र मातुर्नाशो रवौ पितुः । 
शुभग्रहै: शुभं वाच्यं मिश्रितेमिश्चितं फलम्‌ ।। २०८ ॥। 
यदि चन्द्रमा पापग्रहो (कम से कम तीन पापग्रहों ) से युक्‍त हो तो माता की 
तथा सूर्य ( तीन से अधिक ) पापग्रहों से युक्त हो तो प्रायः पिता की मृत्यु 
होती है । यदि सूयं-बन्द्र ( तीन ) शुमग्रहों से युक्त हो तो शुभफल तथा मिश्रित 
( पाप और शुभ) ग्रहों से युक्त हो तो मिश्रित ( शुम-अशुभ दोनों ) फल 
होता है ।। २०८ ॥। 
शुभास्त्रयो ग्रहा युक्ताः कुर्वन्ति सुखिनं नरम्‌ । 
पापास्त्रयो दुःखितं च दुविनीतं विगहितम्‌ ॥ २०९ ॥ 
यदि तीन gavel का योग एक राशि में हो तो मनुष्य सुखी होता है । 
यदि तीन पापग्रहो का योग हो तो मनुष्य दुःखी, अशिष्ट e निन्दित 
होता है॥ २०९ ॥ 


थार uel का युतिफल 
चन्द्रचान्ट्रिकजार्कागां योगे लिपिकरो नरः । 
तस्करो मुखरो वाग्मी मायावी कृशलो भवेत्‌ 11 २१० ॥ 


चन्द्र, बुध, मंगल तथा सूर्य का योग यदि एक राशि में हो तो मनुष्य लेखक 
` ( स्टेनो ), चोर, अग्रणी (मुखिया), कामी, मायावी, तथा चतुर होता है ॥२१०॥ 
भौममास्करचन्द्रेज्यसंयोगे निपुणो धनी । 
तेजस्वी गतशोका्च MATT MATT । २११॥। 
मंगल, सूर्य, चन्द्र तथा बृहस्पति का संयोग यदि किसी राशि में हो तो मनुष्य, 
निपुण (चतुर), धनवान, तेजस्वी, चिन्ता शोक से रहित तथा नीति जानने वाला 
होता है । २११ ॥ 
सूर्यन्दुमौमशुक्राणां योगे विद्याथंसंग्रही । 
सखी पुत्री कलत्रो च वागवृत्तिमंनुजो भवेत्‌ ॥ २१२ ॥ . 
सुय, चन्द्र, मंगल सथा शुक्र का योग यदि एक ही भाव में हो तो मनुष्य विद्या 
एवं धन कां संग्रहं करने वाला, सुखी, पुत्रवान्‌, स्त्री युक्त तथा बळी ( वकालत, 
अनचन जादि ) से जीविका चलाने वाला होता है ॥ २१२॥ : `` : 


१३८ 'मनोरमा' हिन्दीब्यास्योपेता 


अर्काकिशशिभोमानां योगे मूर्खश्च निर्धनः । 
Ben Fruta भिक्षावत्तिभवेन्नरः ॥ २१३ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, मंगल तथा शनि का योग एक राशि में हो तो मनुष्य मूखें, निर्धन, 
छोटे कद का, विषम शरीर (कुबडा) वाला तथा भिक्षुक होता है । २१३ ॥।। 
सोमसौम्याकंजीवानां योगे शिल्पकरो धनी । 
सौवणिकाप्लुताक्षश्र रोगहीनश्च जायते ॥ २१४ ॥। 
खन्द्र-बुघ-सूर्ये तथा गुरु का योग एक राशि में हो तो वह मूतिकार, धनी, 
स्वणेकार एवं बडी-बटी आँखों बाला, रोग रहित होता है ॥ २१४ ॥ 
चन्द्राकबुधशक्राणा संयोगे सुभगो नर: । 
ZAR राजमान्यञ्च वाग्मो च विकलो भवेत्‌ २१५ ॥ 
वम्द्र-सूर्य-वुध और शुक्र की युति यदि एक राशि में हो तो वह मनुष्य सुम्दर, 
छोटे कद का, राजसम्मानित, चतुर वक्ता तथा व्यग्र (उलझन युक्त) होता है ॥२०५॥ 
धर्काकिवान्त्रचन्द्राणौ योगे भिक्षाशनो नरः । 
नियुक्तः पितृमातृभ्यां विकलाक्षञ्च निर्धनः ॥ २१६ ॥ 


सूये, शनि, बुध तथा चन्द्रमा यदि एक ही भाव में हों तो मनुष्य माता-पिता 
द्वारा भिक्षा वृत्ति में नियुक्त होता है तथा मिक्षा से जीवन यापन करने वाला, 
विकलाक्ष (अन्धा, कानः अथवा नेत्र-दोष-यु्त ) तथा दरिद्र होता है ॥२१६॥ 


सर्यचन्द्रेज्यशुक्राणां सम्बन्धे राजपूजितः | 
जलारण्यमृगस्वामी नरः स्यान्निपुणः सुखी ॥ २१७ ॥ 
सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति शुक्र यदि एक ही राशि में स्थित हो तो वह व्यक्ति 
राजा से सम्मानित, जल (नौ सेना) जंगल ( वन विभाग ) तथा मृग ( पशुओं या 
चिड़ियाघर ) का अधिपति, कुशल कार्यकर्ता तथा सुखी होता है २१७॥ 
सूयंचन्द्राकिजीवानां मान्यञ्च बनिताप्रियः | 
बहुवित्तसृतः क्षीणः समीक्षञ्च॒ प्रजायते ॥ २१८ ॥ 
सूये, चन्द्र, शनि तथा बृहस्पति यदि एक ही माव में हों तो बह व्यक्ति 
स्त्री का प्रेमी, अधिक बन एवं पुत्रों वाला, दुर्बल तथा समान दृष्टि वाला 
होता है ॥ २१८ ॥ 
सिताकंजश्वीन्दूनां योगे o । 
= बनितासदुशाचारी भीररग्रेसरो वर: ॥ २१६॥ 
शुक्र, शनि, सूर्म तथा चनामा का भोग यदि एक ही राकि में हो तो ager 


मानसागरी १३९ 


अत्यन्त दुर्बल पारीर बाला, स्त्री की तरह आचरण करने वाला, डरपोक तथा प्राय! 
सभी कार्यों में आगे रहने बाला होता है ॥ २१९॥ 


बुघाकक्‌जजीवानां योग सत्रकरो तर: । 
वरदारतः शरो SE THI भवेत्‌ ॥ २२० ।। 
बुध, सूर्य, मंगल तथा गुरु का योग एक ही राशि में हो तो वह व्यक्ति सूत का 
कार्य करने वाला, परस्त्री में आसक्त, शूर (बसवान) तथा चक्र (अस्त्र विशेष अथवा 
चरखा ) धारण करने वाला होता है ॥ २२० ॥ 


रविशुक्रकजेन्दू्नामन्वये पारदारिकः ı 
निर्लज्जो दुर्जनश्वौरो विषमाङ्गो नरो भवेत्‌ ।। २२१ ॥ 

सूर्य, शुक्र, मंगल, और चन्द्रमा की एक राशि में बुति होने से मनुध्य परस्त्री 
में आसक्त, निलेज्ज, दुष्ट, चोर, तथा विषम ( कोई अंग छोटा कोई बड़ा ) अंगों 
कला होता है।॥ २२१ ॥ 

अर्काकिबुघभौमाना योगे योद्धा कविजंनः | 
मन्त्रो च मूपतिस्तोदणों नीचाचारोऽपि जायते ॥ २२२ ॥ 

सूयं, शनि, बुध और मंगल की युति यदि एक ही राशि में हो तो जातक 
योद्धा, कवि, मन्त्री, राजा, तेज बुद्धि वाला, तथा नीच आचरण करने वाला 
होता है॥ २२२ ॥ 

भौमाकबुषशुक्राणां योगे पूज्यो घनी मतः । 
सुभगो नुपमान्यञ्च नरो भवति नीतिमाम्‌ ॥ २२३ ॥ 

मौम, सूर्य, बुष और शुक्र के योग से मनुष्य लोक में पुज्य, धनवान्‌, सुन्दर, 

राजा द्वारा सम्मानित तथा नीतिश्च होता है ॥ २२३ ॥ 
भा्वाकमौमजीवानार्मक्ये च गणनायकः । 
सोन्मादो नुपमान्यञ्च पिदार्थो आयते नर: ॥ २२४॥ 

q, शनि, मंगल तथा शुरु के एक राशि में योग होने पर मनुष्य समूह (संब): 
का नेता, उन्मत्त, राजा द्वारा सम्मानित, अपनी इच्छाओं को पूणं करने बाला 
होता है ।। २२४॥ 

मत्दमात्तष्डशुक्रारैः संयुक्त जायते गर; 
लोकहिहः समाख्यातो नी चाचारो जडाहति:।। २२५ ।। 

aft, qd, शुक्र तथा मंगल का योग यदि एक राशि में a 

लोगों का हृवी कहा जाता है, नीच आचरण करने बाला तथा जड स्वरूप बाला 


होता है॥ २२६॥ , 


१४० “मनोरमा हिन्दीब्याख्योपेता 


जीवशुक्र बुधार्काणा योगे बहुमतिमंदः । 
धनी सुखी च feared: qe प्रजायते ।। २२६ | 
गुरु, शुक्र, बुध तथा सूये का योग यदि एक राशि में हो तो मनुष्य अधिक 
बुद्धिमान्‌ ( विविध विषयों का ज्ञाता ), धनवान, सुखी, अपनी कामनाओं की पूर्ति 
करने वाला तथा अच्छी तरह से पुष्ट होता है ॥ २२६ ॥। 
अकॉकिबुधदेवेज्यरेकराशिस्थितंनंरः | 
भ्रातृमान्‌ कलही मानी क्लोबाचारी निस्द्यम! ।। २२७ ।। 
qa, शनि, गुरु और बुष यदि एक हो भाव में स्थित हों तो मनुष्य भाइयों से 
मुक्त झगडालू, घमण्डी, नपुंसकों की तरह आचरण करने बाला तथा उद्योगहीन 
# कोई कार्य न करने वाला ) होता है ॥ २२७ ॥। 
| शुक्रसौरिबुधार्काणां योगे मित्रयुतः शुचिः । 
मुखरः सुभगः प्राज्ञो जायते च सुखी नरः ।। २२८ ।। 
शुक्र, शनि, बुध तथा सूर्य का योग यदि एक ही राशि में हो तो मनुष्य मित्रों 
से युक्त, पवित्रात्मा मुखिया (qa करने बाला), सुन्दर, बुद्धिमान्‌ एवं 
सुखी होता है ॥ २२८ ।। 
सर्यसौरिसितेज्यानां सम्बन्धे लोमवान्‌ सुखी । 
कावः काररुकनाथञ्च राजप्रीतो भवेन्नर:।। २२१ ॥ 
सूर्य, aft, शुक्र तथा गुरु का सम्बन्ध ( योग ) एक ही ara में होने से मनुष्य 
शोभी, सुखी, कविता करने वाला, शिल्पकारों में श्रेष्ठ तथा राजा का प्रियपात्र 
होता है ॥ २२९ ।। 
चन्द्रचान्द्रिकजेज्यानां योगे शास्त्रविचक्षणः | 
aa महामान्यो महाबुद्धिनंरो भवेत्‌ ।। २३० 11 
चन्द्र, बुध, मंगल और बृहस्पति का योग एक ही माव में होने से मनुष्य 
wren में निष्णात, मनुष्यों में श्रेष्ठ, महान लोगों द्वारा सम्मानित तथा अत्यन्त 
बुद्धिमान होता है ।। rien 
भौमेन्दुबुधश्ुक्राणमन्वये बन्थकीपतिः । 
निद्रालुः कलही नीचो बन्धुद्रेषी जनो भवेत्‌ ।। २३१ ॥ 
मंगल, चन्द्रमा, बुध एवं शुक्र का संयोग यदि एक ही राशि में हो तो वह 
अल्ह्या स्त्री का पति, अधिक सोने वाला, झगड़ालू, नीच तथा भाई बग्धुओं 
से हेष करने वाला होता Hu २३१॥ _ | 


मानसानम रा १४१: 


भोमेन्दुदुधसौशणां . योगे श्रकलोक्षव! i 
पु्मिशरकलत्री च. दविमातृपितृको जनः॥ २२२॥ 
भौम, चन्द्र, बुघ तथा शनि का योग एक ही राशि में हों तो जातक शूर 
( बलवान एवं साहसी ) व्यक्तियों के कुल में उत्पन्न, पुत्र, मित्र एवं स्त्री 
से क्क होता है तथा उसके दो माता-पिता होते हैं ।। २३२ ।। | 


चन्द्रारगुरशुक्राणा योगे साहसिको मवेत्‌ । 
विकलाऊू धनी पुत्री मानी प्राझोऽपि जायते ।। २३३ ॥ 


चन्द्रमा, मंगल, गुरु और छुक्र यदि एक ही राशि में हों तो जातक साहसी, 
थिकलाङ्ग ( किसी अङ्ग में विकार युक्त ) धनवान्‌, पुत्र से युक्त, स्वाभिमानी, तथा 
बुद्धिमान होता है ।। २३३ ।। 


भोमेन्दुमन्दजीवानामन्वये बधिरो घनी । 
सोन्मादः स्थिरवाक्यश्च श्रो विज्ञो भवेन्नरः ।। २३४ ।। 


मंगल, चन्द्रमा, शनि, और गुरु के सम्बन्ध होने से जातक बहरा, धनवान, 
उन्माद ( पागलपन ) से युक्त, अपने वचन पर स्थिर रहने वाला, श्र तथा ज्ञानी 
होता है ।। २३४ ॥ 
चन्द्रारंशुक्रमन्दाना मलिनः कुलटापतिः। . 
सोद्वेग: सपंतुल्याक्ष: प्रगरमो जातको भवेत्‌ । २३५ ॥ 
चन्द्र, मंगल, शुक्र एवं शनि की युति एक ही राशि में हो तो जातक मलिन 
स्वभाव वाला, चरित्रहीन स्त्री का पति, चिन्ता एवं व्याकुलता से युक्त, सपं के 
समान आँखों वाला तथा उदण्ड स्वभाव का होता है।। २३५ ॥। 
जोवश्क्रवुधेन्दूनामन्वये सभगो धनी। 
विमातृपितृकः प्राज्ञो गरतारिर्जायते नरः ॥ २३६ ॥ 


गुरु, शुक्र, बुध तथा चन्द्रमा का योग यदि एक ही राशि में हो तो बह 
ब्यक्ति, सुन्दर, धनवान्‌, माता-पिता से रहित, बुद्धिमांन तथा शत्रुओं से रहित 
होता है ।। २३६ ॥। | 
मन्देज्यचन्द्रचान्द्रीणो योगे aña: कविः। 
तेजस्वी राजमन्त्री च यशोधमंयुतो नर: ॥। २३७ ॥। 
. शानि, गुरु, चन्द्र और बुध का योग एक ही राशि में हो तो मनुष्य भाई बन्घुओं 
का प्रेमी, कवि, तेजस्वी ( प्रभावशाली ), राजा का मन्त्री, यशस्वी एवं धार्मिक 
होता है ।। २३७ ॥ | 


१४२ 'मनोरमा? हिल्दीन्यास्योपेता 


ña. dd गृषदुत्रितः 
AN पृरानीशो UN भनी २३८॥। 
चन्द्रमा, बुज, शुक्र एवं शनि यदि एक ही राशि में हों तो बह व्यक्ति राजा से 
शूखित ( सम्मानित ), नेत्रों से रोमी, नगर का अधिपति ( अधिकारी ) तथा बहुत 
सी स्त्रियों से यक्त एवं धनी होता है ॥ २३८ ॥ 


WRITS TTS पारदारिकः । 
„ Stat निद्ंब्यवन्धुश्य स्थूखभार्यो तरोत्तमः ।। २३९ 1 
WHAT, गुरु, शुक्र एवं शनि के एक राशि में स्थित होने से व्यक्ति परस्त्री में 
आसक्त, बुद्धिमान, धन एवं बन्धुओं से रहित, स्थूल शरीर वाली पत्नी से युक्त 
तथा मनुध्यों में श्रेष्ठ होता है ॥ २३६ ॥। 
बृधारमृगुजोवानां योगे स्त्रोकलहप्रियः ı 
धनी सुशीलो नीरोगो लोकपूज्यो नरो भवेत्‌ । २४० 11 
बुध, मंगल, शुक्र एवं गुरु यदि एक ही राशि में हों तो वह स्त्री एवं कलह 
(avert) का प्रेमी, धनवान्‌, सुशील, रोग से रहित (स्वस्थ), लोक में सम्मानित 
पुरुष होता है ॥। २४० ।। 
भौमेज्यसौम्यसौरीणां योगे शरश्च निघंनः । 
सत्यशौचव्रतो विद्वान्‌ दीनो वाग्मी नरो भवेत्‌ २४१ ॥ 
भौम, गुरु, बुष एवं शनि का योग यदि एक ही राशि में हो तो मनुष्य झुर- 
बीर, fs, सत्यवादी, पवित्रात्मा, विद्वान्‌, दीन तथा वाक्पटु होता है ॥२४१॥। 
मल्लोऽ्न्यपुर्श्योद्धा च बुधारयमभागंव: । 
ख्यातो लोके दुडाङ्गशच सारभेयरुचिभंवेत्‌ ॥ ४२२ ॥ 
बुध, मंगल, शनि, एवं शुक्र का योग यदि एक राशि में हो तो वह व्यक्ति, 
बहलवान, दूसरे लोगों द्वारा हृष्ट पुष्ट किया हुआ ( अर्थात्‌ किसी के भागित 
रहकर पहलवानी करने वाला ), योद्धा, लोक प्रसिद्ध, पुष्ट अंगों वाला तथा कुत्ते 
की तरह स्वामिभक्त होता है ।। २४२ ।। 
भौमेज्यशनिशुक्राणां योगे स्याद्वासनातुर: । 
परदाररतो मानी कितवो जायते नर: ॥ २४३ ।। 
भौम, गुरु, शनि एवं शुक्र का योग यदि एक ही राषि में हो तो मनुष्य 


a ( काम, नशा आदि ) से व्याकुल, परस्त्री में आसक्त, मभिमानी तथा धूत 
डोसा है ॥ २४३ ॥। 


मावसाम री १४३. 


दृषयीवलुकंतीरः सह स्थितस्तीव्रसयोग । २४४ ।। 
शुध, गुरु, शुक्र एवं पानिका तीव्र संयोग ( निकटतम aut में ) एक राशि में 
हो तो जातक प्रतिभाशाली, शास्त्राम्यास में लीन, कामी, सत्य का दास (अर्थात्‌ 
अधिक सत्यवादी ) होता है ॥ २४४ ।। 


de महो का yea 
बहुप्रपण्ची दुःखी च जायाविरहतापिः। , 
सूर्याधिर्जीवपर्यन्तनंर:  त्यात्प्थमिग्रंहै: ।। २४५ ।। 
सुर्य से गुरु पर्यन्त ( सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु ) पाँच ग्रहों का योम यदि 
एक राशि में हो तो मनुष्य बहुत प्रपञ्च करने वाला, दुखी तथा स्त्री वियोग से 
ama होता है । २४५॥। 
गतसत्यो बन्धुहीनः परकर्मरतो नर: । 
क्लीबस्य च सला सूर्यमौमेन्दुबुघमागवेः ।। २४६ ।। 
सूये, ata, चन्द्र बुध तथा शुक्र यदि एक ही साथ पड़े हों तो मनुष्य सत्य 
से रहित ( अर्थात्‌ झूठा ), भाई से रहित, दूसरों के कार्य में रत तथा नपुंसक लोगों 
का साथी होता है ॥ २४६ ॥ 
स्यादल्पायुश्च विकलो e सुतविर्वाजत: | 
अर्काकिबुघचन्द्रारयोगे बम्धनभागपि ॥ २४७ ।। 
सूर्य, शनि, बुध, चन्द्र और मंगल की युति एक हो राशि में हो तो वह अल्पायु 
( अस्प समय तक जीबित रहने वाला ), व्यग्र, दुःखी, पुकहीन, तथा बन्धन का 
भागी होता है ( अर्थात जेलयात्रा करनी पड़ती है ) ॥ २४७ ॥ 
जात्यन्थो बहुदुःखी च पितृमातृविवर्जित: । 
ama नरो भौमभानुचन्द्रेञ्यभागंवः ।। २४८ ॥ 
मंगल, सूर्य, चन्द्र, गुरु तथा शुक्र एक ही राशि में हो तो जाति का अन्धा 
अर्थात्‌ जाति को न मानने वाला, बहुत दुखी, माता-पिता से रहित तथा हाथी 
का प्रेमी होता है ॥ २४८ ।! 
परदव्यहरो योद्धा परतापकर: खल: | 
समर्था जायते मन्दचन्द्रजोवाकभूसुतैः ।। २४९ ॥ 
हानि, चन्द्र, गुरु, सूर्य एवं मंगल ये पाँचो ग्रह यदि एक राक्षि में गये हों तो 
जातक दूसरों के द्रव्य का हरण करने वाला, योद्धा, दूसरों को पीड़ित करने वाला 
दुष्ट तथा समर्थ ( कार्य में सक्षम अथवा प्रभावशाली होता है ॥ २४९ ॥ 


१४४. 'मनोरमा' हिस्दीग्वाल्योपेता 


A O 


सानावारंधर्नहति!. -परक्षररतो `. ri ``. ` 
एकस्थजयते भानुसोमेष्दुशनिमारगवैः ॥ २५४/॥। 
qa, भौम, चन्द्र, शनि एवं शुक्र यदि एक ही राणि में हो तो मनुष्य सम्मान, 
आचार-विचार एवं धन से रहित; तथा दूसरों की स्त्री में आसक्त होता है ॥।२५०।। 
शाजमन्त्री मूरिवित्तो यन्त्रज्ञो दण्डनायकः । 
ख्यातो जने यशस्वी च जीब्राकम्दुज्ञभागंवैः ।। २५१ ॥। 
युरु, सूर्ये, चन्द्र, बुध और शुक्र एक ही राशि में स्थित हों तो जातक, राजा 
का मन्त्री, बहुत अधिक धनवान, यन्त्रों के ज्ञान में निपुण, दण्ड देने के अधिकार 
से युक्त तथा यशस्वी होता है ॥ २५१ ॥ | 
परान्नभोजी सोन्मादः प्रियतप्तश्व AAA: । 
उग्रो भीरुनंरः सयंशनिचन्द्रेज्यचन्द्रज: ।। २५२ ॥। 
wa, शनि, चन्द्र, गुरु, बुध यदि एक साथ हो तो मनुष्य, दूसरे का अन्न खाने 
बाला, उन्मत्त, . अपने प्रियजनों को सन्तप्त ( दुःखी ) करने वाला, qe (ठग ), 
कोधी तथा डरपोक होता है ।। २५२ ।। 
घनपृत्रसखहीनो मृत्यूत्ताही च लोमशः । 
दीर्घी भवति चन्द्राकबुधशुक्रशनेश्चरंः ॥ २५३ ॥ 
चग्द्र, सूर्य, बुघ, शुक्र तथा शनि एक ही राशि में हों तो वह धन, पुत्र एवं सुख 
से रहित, आत्महत्या की चेष्टा करने वाला, रोम (बाल) यृक्त शरीर वाला तथा 
शरीर से लम्बा होता है ।। २५३ ॥ 
हुन्द्रजालरतो वाग्मी चलचित्तोऽङ्गनाप्रियः | 
प्राशश्च दक्षो निर्मोतः शुक्रेज्याकन्दु सूर्यजः | २५४ ।। 
छुक्र, गुरु, सूर्य, चन्द्र ओर शनि यदि एक ही भाव में स्थित हों तो वह व्यक्ति 
जादूगर ( खेल दिखाने वाला ), चतुर वक्ता, चञ्चल मन वाला, स्त्रियों का प्रेमी, 
बुद्धिमान, निपुण, तथा भय से रहित होता है ॥। २५४ ।। 
स्फीतो बहुहयः कामी नरः शोकी चमपतिः । 
बुधाकंकुजशुक्रज्यः सुभगो भूपतेः प्रियः ॥ २५५ ॥ 
यदि एक ही राशि में बुध, सूर्य, मंगल, शुक्र तथा गुरु स्थित हों तो जातक, 
मोटा-ताजा अधिक घोड़ों को रखने वाला, कामवासना युक्त, चिन्ता युक्त, सेना- 
पति, (सेना में अधिकारी ) आकृति से सुन्दर, तथा राजा का प्रिय पात्र 
होता है ।। २५५॥। | 


'मनोरमा' हिन्दीव्याल्योपेता १४५ 


भिक्षाभोगी च रोगी च नित्योद्विग्नो मलीमसः ı 
जीर्णो नरो भानुभौमशनिजीवबुध॑भंवेत्‌ ।। २५६ ॥ 
यदि जन्म समय में सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और बुध एक ही साथ हों तो बह 
मनुष्य भिक्षावृत्ति से निर्वाह करने वाला, रोग-युक्त, प्रतिदिन व्याकुल रहने वाला, 
मलिन बेषभूषा-युक्त तथा जजंर शरीर वाला होता है ।। २५६ tt 
व्याधिभिः शत्रुभिग्रस्तः स्थानभ्रष्टो बुभुक्षितः | 
नरः स्याद्विकलः शुक्रमन्दार्कबधभूसुतैः ॥ २५७ ।। 
शुक्र, शनि, सूयं, बुध एवं मंगल यदि एक साथ हों तो जातक व्याधि ( रोग ) 
तथा शत्रु से पीडित, स्थान से च्युत ( अर्थात्‌ घर छोड़ कर अन्यत्र निवास करे 
अथवा अपने पद ( नौकरी ) से हटा दिया जाय मूख से पीड़ित, तथा व्याकुल 
होता है ।। २५७ ।। 
विज्ञो विचारदेहश्च धातुपन्त्ररसायनं: । 
नरः प्रसिद्धो भूपत्ररविजीवसितासिते:।। २५८ ॥ 
यदि मंगल, सूर्य, गुरु, TH तथा शनि एक ही राशि में हों तो वह व्यक्ति 
विद्वान्‌, विवेकशील, घातु ( लोहा, तांबा, सोना, चाँदी, राँगा, सीसा, जस्ता, 
पारा ) यन्त्र (मशीनरी ), तथा रसायन (औषधि तथा अन्य तेजाब, स्प्रिट आदि) 
के कार्यों में प्रसिद्ध होता है ।। २५८ ।। 


मित्रत्रीतिः शास्त्रवेत्ता घामिको गुरुसम्मतः | 
दयालुः शुक्रसूर्याकिबुधजीवै्जनो भवत्‌ ।। २५६॥ 
यदि जन्म समय में शुक्र सूर्य, शनि, बुध और गुरु पांचो एकत्र हों तो मनुष्य 
मित्रों से प्रेम रखने वाला, शास्त्रों का ज्ञाता, धामिक, गुरुजनों ( माता-पिता, 
शिक्षागुरु आदि वरिष्ठजनों ) का आज्ञाकारी तथा दयालु होता है ॥ २५६ ॥ 


साधुः कल्याणहीनश्च धनविद्यासुखान्वितः | 
बहुपुत्रो नरो जीवभौमेष्दुबुधभागंवैः ।। २६० ॥। 
गुरु, मंगल, चन्द्रमा, बुध और शुक्र यदि जन्म काल में एक ही राशि में स्थित 
हों तो वह व्यक्ति सज्जन कल्याण ( मंगल कार्यों अथवा किसी की सहायता से) 
रहित, धन, विद्या, और सुख से युक्त, बहुत पुत्रों वाला, होता है ॥ २६० N 
| CARA AN मलिनस्तिमि रामयी । 
नरो भवति मोसमेन्दुजीवशुक्रशनेश्चरेः । २६१ ॥ 


यदि मंगल, चन्द्र, गुरु, शुक्र एवं शनि एक ही भाव म As हों तो मनुष्य दूसरों 
१० मा० सा? 


११४६ मानसागरी 


से अन्न माँगने वाला ( मिक्षुक अथवा उधार करते वाला ) ब्राह्मण वृत्ति वाला, 
मलिन आचरण एवं बेषमूषा-युक्त तथा रतौंधी ( रात में न दीखना ) रोग से 
ब्रस्त होता है ॥ २६१ ॥ 
दुभंगो मलिनो मूर्ख: प्रेष्यः क्लीबश्च निर्घनः । 
नरो भवति चन्द्रज्शुक्रसौरिमहीसृतः ॥ १६२॥ 
चन्द्र, बुघ, शुक्र, शनि और मंगल ये पाँचों ग्रह यदि एक ही राशि में स्थित 
हों तो जातक मही आकृति वाला, मलिन स्वभाव युक्त, मूर्ख, मृत्य ( सन्देश वाहक, 
अपरासी ) नपुंसक तथा निर्धन होता है ॥ २६२ ॥ 
बहुमित्रारिपक्षश्च दुःशीलः परपीडकः | 
मानी नरः सोमजीवशुक्रमन्दघरासुतेः ।। २६३ ॥ 
जन्म समय में यदि चन्द्र, गुरु, शुक्र, शनि एवं मंगल एक ही राशि में हों तो 
जातक बहुत मित्रों एवं शत्रुओं से युक्त, दुष्ट, दूसरों को पीडित करने वाला 
अभिमानी, होता है ॥ २६३ ॥ 
राजमन्त्री राजतुल्यो लोकपूज्यो गुणाधिकः । 
अन्द्रचन्द्रजमन्दैज्यभृगुपुत्रेनंरो भवत्‌ ॥ २६४ I 
जन्म समय में यदि चन्द्र, बुघ, शनि, गुरु, और शुक्र एक ही राशि में हो तो 
मनुष्य राजा का मन्त्री, राजा के समान प्रभावशाली एवं घनवान्‌, समाज में पूज्य 
( सम्मानित ) तथा अधिक गुणवान्‌ होता है ।। २६४ ।। 


अलसस्तामसो नित्यं सोन्मादो राजवल्लभः | 
निद्रातरो नरो भौमबुधजीवाकिभागंवैः ।। २६५ ।। 
यदि जन्मकाल में भौम, बुध, ge, शनि और शुक्र एक ही राशि में हों तो 
जातक आलसी, कोबी, सदैव उन्मत्त रहने वाला, राजा का प्रियपात्र तथा मिद्रासु 
( निरन्तर ऊंघनेवाला ) होता है ।! २६५ ॥ 
छः ग्रहों का युतिफल 
विद्याधमंघनँयृँक्तो बहुमोगी च भाग्यवान्‌ । 
सूर्याचे: शुक्रपर्यन्तैः ख्यातो मवति वड्ग्रहैः ।। २६६ ।। 
सूर्य से शुक्र पर्यन्त ( सूयं, चन्द्र, मंगल, बुध, शुरु, शुक्र ) छः wel का योम 
यदि एक ही भाव में हो तो वह विद्या, धर्म, और धन से युक्त, सभी get का 
उपभोग करने वाला, भाग्यशाली पुरुष होता है ॥ २६६ ॥ 


परकार्यकरो दाता शुद्धात्मा A | 
थड्मिग्रदैविना शुक्रं रमते बिजयी अनः॥। २६७ ।। 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १४७ 


जन्म समय में वदि शुक्र के बिना ग्रहों ( सू. च. मं. बु. मु. दा. ) का योग हो 
तो वह दूतरों का कार्य करने वाला ( परोपकारी ), दानीं, शुद्ध हृदयवाला, 
स्वभाव से चञ्यल तथा विजय प्राप्त कर आनन्व लेने वाला होता है ॥ २६७ ॥ 
संशयी सुभगो मानी ख्यातो युद्घेइरिमदंक: । 
विना जीवं ग्रहैः बड्भिविवादै रमते जन: ।। २६८ 1 
यदि बृहस्पति के विना छः ग्रहों (सूर्यं, चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि) का योग 
एक ही राशि में हो तो वह संशयात्मा (हर समय सन्देह करने वाला अविश्वासी), 
सुन्दर, स्वाभिमानी, विख्यात, युद्ध में शत्रुओं का दमन करने वाला, तथा विवाद 
( लडाई-झगडा ) में आनन्द लेने वाला होता है ॥ २६८ ॥ 


मार्याप्रियो रणोत्साही विश्रमक्रोधलोभवान्‌ | 
अर्काकिचन्द्रभौमेज्यभार्गवः सुभगो नर: ॥ २६९ ॥ 
सूये, शनि, चन्द्र, मंगल, गुरु, एवं शुक्र का योग यदि एक ही भावमें हो तो 
मनुष्य पत्नी से प्रेम करने वाला, संग्राम में उत्साही, संशयशील, क्रोधी, लोमी तथा 
सुन्दर होता है।। २५६ ॥ 


कलत्रहीनो निद्रंग्यो राजमन्त्री क्षमायुतः । 
रवीन्दुबुधजीवाकिभृगुभिः सुभगो नरः ॥। २७० ॥ 
जिसके जन्म समय में सूर्य, चन्द्र, बुघ, गुरु, शनि एव शुक्र एक ही माव में हों 
तो बह स्त्री से रहित, धनहीन, राजा का मन्त्री, क्षमाशील, तथा सुन्दर पुरुष 
होता है ॥ २७०॥ 
धनदारसृतर्हीनस्तीथंगामी वनाश्रितः। 
सूर्यारसौम्यजीवाकिमृगुषुर्तर aaa: ।। २७१ ॥ 


सूये, मंगल, बुध, गुरु, शनि, शुक्र इन छः ग्रहों का योग एक राक्षि में हों तो 
वह धन, स्त्री भौर पुत्र से रहित, तीर्थ यात्रा करने वाला बनबासी पुरुष होता 
है॥ २७१ ॥ 
धनी मन्त्री शुचिस्तन्द्री बहुभार्यो नुपक्ियः । 
विना सूयंग्रहैः षंड्भि4तापी आयते नरः ।। २७२ ॥। 
सूर्य के बिना अम्य छः ग्रहों ( चन्द्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि ; का योग एक 
ही भाष में हो तो वह व्यक्ति धनबान्‌, मन्त्री, पवित्रात्मा, आलसी ( अर्घ निद्रा की 
स्थिति में ), बहुत पत्नियों ( कई बिवाह करने ) वाला, राजा का प्रियपात्र, तथा 
प्रतापी होता है ॥ २७२ ॥ 


१४८ मानसागरी 


पायो दरिद्रो मूखंश्व बड्भिर्वा पञ्चभिग्रहैः । 
अन्योन्यदर्शनात्तेवां फलमेतटप्रकीत्तितम्‌ ।। २७३ ॥ 
पाँच ग्रहों के या छः ग्रहों के योग में उत्पन्न जातक प्रायः दरिद्र या मूर्ख होता 
है। अब तक जो फल कहे गये हैं बे इनकी पारस्परिक दुष्टियों पर आश्रित 
हैं ॥ २७३ ॥ 
विशेष--पांच-ः ग्रहों का योग किसी जन्म कुण्डली में देख कर उक्त फल 
कह देना अनुचित होगा । क्यों कि ग्रहों की युति सभी mat में एक ही समान 
फलदायक हो यह सिद्धान्ततः असंगत होगा । युति में पाप ग्रहों तथा शुभग्रहों के 
बलाबल के अनुसार किन-किन भावों के साथ युति एवं दृष्टि सम्बन्ध हो रहा है, 
इसका विचार करते हुये फलादेश करना चाहिये । 


सात ग्रहों का युतिफल 
दिवाकरनिभस्तेजा भूपमान्यः शिर्वाप्रयः । 
सूर्यायः शनिपर्यन्तेयोंगे दानी घनान्वितः ।। २७४ ।। 
सूर्य से शनि तक सात ग्रहों ( सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि) का 
योग एक ही राशि में हो तो जातक सूर्य के समान तेजस्वी, राजा द्वारा सम्मानित, 
शिवभक्त ( भगवान शिव की आराधना करने वाला), दानो तथा धनवान्‌ 
होता है ।। २७४॥ 


केन्द्रायु साचन 

केन्द्रांशसंख्यां त्रिगुणां विधाय राह्वारशन्यद्धुकृतो विहीनम्‌ । 

आयुःभ्रमाणं कथितं मुनोन्द्रैश्चिरन्तनज्यौतिषिके: BAST ।। २७५ ॥ 

केन््रस्थान्‌स्थितानङ्भारित्रगुणीकृत्य यावान्‌ पिण्डस्तावद्वषंसंख्यायुः, यदि 
aa राहुशनिमङ्गला भवन्ति (तदा) तकेन्द्राङ्कान्‌ संमील्य शेषं 
त्रिगुणं कार्यम्‌ । 

इति जन्मपत्रीपद्धतौ भावचक्रानयनभावाध्यायह्वित्रिचतुः 
पश्वग्रहषड्प्रहसप्तग्रहफलाध्यायो द्वितीयः । २॥ 


सभी केन्द्र स्थानों ( १, ४, ७, १० भावों ) में स्थित राशि संख्याओं को 
जोड़कर तीन से गुणा कर लें। यदि केन्द्र स्थानों में राहु, शनि और मंगल हो या 
इनमें से कोई भी ग्रह हो तो उनकी राशि संख्याओं का योग उक्त त्रिगुणित संख्या 
से घटाने पर शेष केन्द्रायु का वर्षमान होता है । ऐसा प्राचीन देवश ऋषियों का 
मत है । 


‘sacar’ हिन्दीव्यास्योपेता १४६ 


गद्यार्थ--केन् स्थानों में स्थित राष्यद्धोंकै योग को तीन से गुणा करने से 
जितनी गुणनफल संख्या हो उतने वर्ष तुल्य आयु होती है । यदि केन्द्र स्थानों में 
शनि, राहु और मंगल स्थित हो तो इन ग्रहों की राशि संख्याओ के योग को 
( राइयंको के योग से ) घटाकर शेष का तीन गुना आयु होती है । 
विशेष--इलोक सं. २६५ के अनुसार केन्द्रांको के त्रिगु णित योग से राहु शनि 
एवं मंगल की राशियों का योग धटाने से आयु होती Fi परन्तु गद्य द्वारा इससे 
भिन्न भाव स्पष्ट होता है । गद्य का आशय यह है कि केन्द्रांको के योग से राहु शनि 
और मंगल की संख्याओं का योग घटाकर तीन गुना करने से आयु होती है । इस 
प्रकार दोनों विधि से आयु साधन में बहुत अन्तर आयेगा । 'जातकतत्त्व' की टीका 
में भी गद्य का ही भावार्थ लिया गया है । 
KAY का मान स्य्रल है । इसे स्पष्टायु नहीं मानना चहिये । 
कहीं-कहीं पर राहु और मंगल की ही संख्या घटाने का उल्लेख है । 
उदाहरण- यदि किसी व्यक्ति की जन्मकालिक ग्रहस्थिति निम्नलिखित 
चक्र के अनुसार हो तो उसकी केन्द्रायु का प्रमाण इस प्रकार होगा-- 
जन्माजु-- 
इलोकानुसार केन्द्र स्थित राश्यंकों 
का योग*१२-- ३+ ६-- ६३० 
३०% ३७०६० वर्ष 
दानि अधिष्ठित राशि १२+ भौम 
अधिष्ठित राशि ६ दोनों का योग 
१२--६०२१ । (राहु केन्द्र से बाहर 
है अतः यहाँ राहु वी गणना नहीं को 


>< 
गई । ) स्‌. nn 
६०-२१०६६ वर्ष केन्द्रायु हुई । 


गद्य में कहे गये नियमानुसार केन्द्रको के योग ३० से शनि मंगल अधिष्ठित 
राशि योग २१ घटाने से शेष € का तीन गुना ( ६८३ ) २७ वर्ष केन्द्रायु हुई । 


दोनो स्थितियों में अपेक्षाकृत प्रथम सिद्धान्त व्यवहार योग्य है । 
विमला हिन्दी ब्याख्या सहित मानसागरी का 
द्वितीय भध्यायसमाप्त ॥ २,॥ 


Ani 


तृतीयोऽध्यायः 


मगलाचरण 
प्रणिपत्य परं ज्योतिः सवं च जगतीतलम्‌ । 
तमःप्रशमनं वक्ष्ये जन्मशास्त्रप्रदीपकम्‌ ॥ १॥ 
परम ज्योतिस्वरूप परब्रह्म को तथा समस्त विश्व को प्रणाम 'कर अन्धकार 
(अज्ञान ) को नष्ट करने वाले जन्मशास्त्रप्रदीप ( जातकपद्धति जिसके द्वारा 
मानव जीवन की मूत-वर्तेमान एवं भविष्य सम्बन्धी समस्त घटनाओं का शान किया 
जाता है) को कह रहा हूं ॥ १ ॥ 
द्वादश भांवगत लग्नेश का फल 
लग्नाधिपतिलंग्ने नीरोगं दीघंजीविनं कुरुते। 
अतिबलमवनीशं वा मूलामसमन्वितं जातम्‌ ॥ २ ॥ 
जन्मलग्न का स्वामी यदि लग्न में हो तो जातक स्वस्थ, दीघेजीवी, अस्यभ्त 
बलवान्‌, राजा, तथा भूमिष्ताभ से सम्पन्न होता है ॥ २॥ 
लग्नपतिर्घनभवने धनवन्तं विपुलजोविनं स्थूलम्‌ । 
अतिबलमवनीशं वा yard वा सुधमंरत कुरुते ॥ ३॥ 
लग्नेश यदि धन स्थान (द्वितीय भाव) म॑ स्थित हो तो वह जातक को धनवान्‌, 
दीर्घजीवी, स्थूल ( मोटा शरीरवाला ) अत्यन्त शक्तिशाली, राजा बनाता है 
तथा मूमिलाभ एवं धर्म में लीन करता है ॥ ३ ।। 
सहजगतो लम्नपतिः सद्बन्धुप्रवरमित्रपरिकलितम्‌ । 
धमंरतं दातारं शूर सबलं करोति नरम्‌ ॥ ४॥ 
लग्न का स्वामी यदि तृतीय माव में स्थित हो तो अच्छे भाइयों एवं श्रेष्ठ 
मित्रों से युक्त, धर्माचरण में लीन, दानो, शूर एवं बलवान्‌ होता है ॥ ४॥ 
लग्नेशे तुर्यगते qe प्रचुरजीवितं कुरुते। 
संल्लब्धपितरं पित्रो भक्तमबहुभोजन आतम्‌ ॥ ५ ॥ 
लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में गया हो तो जातक राजा का प्रिययात्र, दीर्षजीबी, 
पिता को प्राप्त करने वाला (अर्थात्‌ दसक), माता-पिता का भक्त तथा स्वल्पाहारी 


होता है॥ ५॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १११ 


qee लग्नपतौ सुसुतं सत्थागमीश्वरं विदितम्‌ | 
बहुमीविन सुनौतं सुकर्मतिरत॑ जत gern ६॥ 
यदि लग्न का अधिपति पञ्चम माव में गया हो तो जातक गच्छे पुत्रों 
( सुयोग्य पुत्रों ) से युक्त, त्यागी, राजा ( अथवा प्रधान ), सुविख्यात, दीर्घजीवी, 
यशस्वी ( जिसके गुणों का गान किया जाता हो), तथा सत्कमे में लीन रहने 
बाला होता है ॥ ६॥ 
रिपुमवने लग्नेशे नीरोगं लब्धभूमि च। 
सबलं gu धनिनं सुकर्मपक्षान्वितं कुरुते ॥ ७ ॥ 
लग्नेश शत्रुभाव ( षष्ठ माव ) में गया हो तो वह जातक को निरोग (स्वस्थ), 


मूमिल।भ, बलवान्‌, कंजूस, धनी, तथा अच्छे कार्यों को करने वाला एवं सत्कमियों 
का साथी बनाता है ॥ ७ ॥ 


प्रथमपतौ सप्तमगे तेजस्वी शोकवान्‌ भवेत्पुरुष: | 
तद्भार्याप सुशीला तेजःकलिता सुरूपा च॥ ८॥ 
प्रथम माव (लग्न) का स्वामी यदि सातवें भाव में स्थित हो तो व्यक्ति 
तेजस्वी एवं शोक सन्तप्त होता है तथा उसको पत्नी सुशीला, तेजस्विनी एवं सुन्दर 
स्वरूप वाली होती है ॥ ८ ॥ 
लग्नपतावष्टमगे कृपणो धनसलयी तु दीर्घायुः । 
क्रे खगे तु खेचरे काणः सौम्ये पुरुषो भवेत्सौम्यः ।। ६ ॥ 
लग्नेश यदि अष्टम भाव में हो तो जातक कंजूस, घन का संग्रह करने वाला, 
दीर्घायु होता है यदि लग्नेश पापग्रह हो तो जातक काना, शुमग्रह हो तो सौम्य 
( मोला-माला ) होता है ॥ ६ ॥ 


मूतिपतियंदि नवमे तदा भवति प्रचुरबान्धवः सुकृतिः । 
सममित्रस्तु सुशील: सुमती ख्यातः सुतेजस्वी॥ १० ॥ 
लग्नेश यदि नवम भाव में हो तो वह अधिक माई बन्धुओं से यक्त, अच्छा कार्य 
करने वाला, अपने समान वर्गे में मित्रता करने वाला, सद्बुद्धि वाला विख्यात एवं 
तेजस्वी होता है ।॥ १० ॥ 
प्रथमेशो दशमस्थो नृपलाभो पण्डितः सुशीलश्च । 
गुरुमातृपूजनमतिन्‌ safes: पुमान्‌ मवति॥ ११॥ 
प्रथम (लग्न) भाव का स्वामी दशमभाव में हो तो वह व्यक्ति राजा सै 


लाभान्वित, विद्वान्‌, सुशील, गुरु, माता-पिता के प्रति श्रद्धालु, तथा राजाओं में 
प्रसिद्ध सम्मानित ) होता ह ॥ ११॥ 


१५२ मानसागरी 


एकाददास्थतनुपः सुजोवितं सुतसमन्यितं विदितम्‌ | 
तेजःकलितं get पुरषं बलिनं सुवाहनर्यृक्तस्‌ ॥ १२ ॥ 
- लग्नेश यदि ग्यारहवें भाव में हो तो जातक का जीवन सुखी, पुत्रों से युक्त, 
ख्यातिप्राप्त, तेज युक्त, बलवान्‌ तथा अच्छे वाहनों से युक्त होता है ॥ १२ ॥ 
द्वादशगे मूतिपतौ कटुकवत्‌ कमंपरो5शुभो नीचः | 
मानी सहगोत्रीभविदेशगो दत्तभक्तनरः ॥ १३ ॥ 
यदि बारहवें भाव में लग्नेश हो तो बह ब्यक्ति कटु कमं ( कुत्सित कर्म) करने 
वाला, अशुभचिन्तक, नीच, अपने भाई-बन्धुओं के प्रति अभिमान प्रकट करने 
बाला, विदेश में प्रवास करने वाला, तथा परान्न मोजी होता है।। १३ us 


चनेश का हादश भावों में फल 


द्रव्यपतिलंग्नगतः कृपणं ध्यवसायिन सुकर्माणम्‌ । 
धनिन श्रीपतिविदितं करोति नरमतुलभोगयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
धन भाव का स्व।मी यदि लग्न ( प्रथम ) भाव में गया हो तो मनुष्य कंजूस, 
ब्यापारी, सत्कमं करने वाला, धनी, धनपतियों में विख्यात तथा अतुल भोग 
( समस्त भौतिक सुख सम्पदा ) से युक्त होता है ॥ १४ ॥ 
व्यवसायी च सुलाभी ह्य त्पन्नभुगलीककारको नोच: | 
नालोककृद्विदितोऽपि च पूर्णोद्रगी धनपती धनगे।॥ १५ i 
a यदि धर भाव में ही हो तो जातक व्यापारी, अच्छा लाभ करने वाला, 
उत्पन्न वस्तु ( अपने प्रयास से अजित वस्तु ) का उपभोग करने वाला, जठा व्यव- 
हार करने वाला, नीच, सत्यवादी के रूप में विख्यात होने पर भी उद्विग्न रहने 
बाला होता है।। १५ 1 
धनपे सहजगते चेद्बन्धुविभेदादिवर्जित: क्रूरे । 
सौम्ये राजविरोधी भूतनये तस्करः पुरुषः ॥ १६ ॥ 
पाप ब्रह धनेश होकर यदि तृतीय भाव में हो तो बन्धु बान्धवो से किसी प्रकार 
का भेद नहीं होता यदि शुभग्रह हो तो राजा का विरोधी तथा यदि मंगल धनेश 
होकर तृतीय भाव में हो तो बह व्यक्ति थोर होता है १६ ॥ 
gare द्रविणपती पितृलाभपर: सत्यदयायुक्त: | 
दीर्घायु: sue पुनरथ वा मरणं विनिदश्यम्‌ । १७ ॥ 
चतुर्थ माव में यदि धनेश हो तो पिता से लाभ, सत्य एव दया युक्त, दीर्घ जीदी, 
होता है परन्तु बनेश यदि पाप ग्रह हो तो जातक की शीघ्र मृत्यु होती है ॥ १७ ॥ 


“मनो रमा” हिम्दीब्याश्योपैता १५३ 


तनयकमलविलासी wert कर्मणि प्रसिद्ध च। 
कृपणं दुःशनिधार्ने तनयगतो धनपतिः कुरुते ts ॥ 
ag यदि पञ्चम भाव में गया हो तो बह कमल के समान ( प्रसन्न चित्त) 
पुत्रों के साथ सुखी, कष्ट कर कार्यों को करने में प्रसिद्ध, कंजूस तथा दुःखों से 
घिरा हुआ, व्यक्ति होता है । ( अर्थात्‌ एसे व्यक्ति को केवल पुत्र सुख ही प्राप्त 
होता है )॥ १८ ॥ 


षष्ठगतो द्रविणपतिर्घनसंग्रहतत्परं रिपुच्नं च। 
भूलाभिनं सुखचरंः पापंघंनवजितं पुरुषम्‌ ten 
शुभ ग्रह धनेश यदि छठ भाव में गया हो तो पुरुष धन संग्रह करने में तत्पर, 
शत्रुओं का दमन करने वाला तथा भूमि लाभ करने वाला होता है । यदि पापग्रह 
हो तो धन से रहित होता है ॥ १९॥। 
घनपैऽपि च सप्तमगे श्रे्णचिन्ता विलास मोगवती | 
धनसंग्रहणी मार्या HL खेचरे भवेत्‌ वन्ध्या Ro ॥ 
धनेश ( शुभग्रह ) यदि सप्तम भाव में हो तो उच्चस्तर की चिन्तायें होती हैं 
तथा उसकी पत्नी विलासिनी, सुखी, तथा धन संग्रह करने वाली होती है । यदि 
अनेश क्रर ग्रह हो तो बन्व्या होती है ॥ २० ॥ 
धनपेऽष्मभवनस्थेऽष्टकपाली चात्मघातकः पुरुषः | 
उत्पन्नमुग्विलासी परघनहिसी भवति देवपर: ॥ २१ ॥ 
धनेश अष्टम भाव A हो तो वह अष्टकपाली, आत्महत्या करने वाला स्वो- 
पाजित वस्तु का उपभोग करने वाला, विलासी, दूसरों की घन-हानि करने वाला, 
भाग्यवादी पुरुष होता है tt २१ ॥ 


wad धमंगृहस्थे सौम्ये दानप्रसिद्धवाग्भवति । 
करे दरिद्रमिक्षुविडम्बर्वातस्त्था मनुजः॥ २२ ॥ 
धनेश नवम भाव में शुभग्रह होकर गया हो तो दान के द्वारा प्रसिद्ध, तथा 
बच्चन का पक्का होता है । यदि करग्रह हो तो दरिद्र, भिखारी, तथा सर्वत्र लज्जित 
( अपमानित ) होता है ॥ २२ ।। 


दशमगृहस्थे TAT नरेन्द्रमान्यो भवेत्नृपाल्लक्ष्मी: | 
सौस्यगृहगे च मातुर्मनुजः पितृपालको भवति॥ २३॥ 
धनेश यदि दशम भाव में गया हो तो मनुष्य राजा द्वारा सम्मानित तथा, राजा 
से लक्ष्मी ( धन) प्राप्त करने बाला होता है । यदि धनेश ददम भाव में शुभग्रह की 
राशि में हो तो माता-पिता का पालन-पोषण करने बाला होता ह ॥ २३ ॥ 


RY «mamá 


एकाददाभ: सेचर्व्यवहारे श्रीवति; ema: ı 
लोकौचश्तिपालमरतं च नरं भवेज्ञातम्‌ ॥ २४॥ 
एकादश भाव में गया हुआ धनेश जातक को ग्रह ब्यवहार ( अथबा आकाश में 
सञ्चरण करने वाले हवाई जहाज आदि ) में कुशल, धनवान्‌, fread, लोकसमूह 
का पालन करने वाला मनुष्य होता है ॥ २४॥ 
द्रविणपतौ ध्ययलीने कृपणं धनवजितं क्र्रे । 
सौम्बे लाभालामख्यातं पुरुषं वदेज्जातम्‌ ।। २५ ॥ 
ऋ र हितीयेश यदि द्वादश भाव में हो तो मनुष्य, कृपण एवं निर्घन होता है । 
यदि शुभग्रह हो तो लाभ-हानि के कार्य में विख्यात होता है ॥॥ २५ ॥ 


द्वादश भावगत दृतीयेश फलम्‌ 
सहजपतिलंग्नगतो वाग्वादी लम्पटः स्वजनभेदी । 
सेवापरः कुमित्रः कूटकश: प्रोच्यते पुरुषः ॥ २६॥ 
तृतीय भाव का स्वामी यदि लग्न में हो तो वह वाद-विवाद करने वाला, 
लम्पट (आवारा), आपस में फूट डालने वाला, सेवा कार्य में कुशल, दुष्ट मित्रों से 
युक्त, छलनप्रपञ्च करने वाला पुरुष होता है ॥ २६ ॥। 
धनगृहगे सहजेशे मिक्षुविधनोऽल्पजीवनो मनुजः । 
बन्धुविरोधी क्रूरे सौम्यः पुनरीश्वरः खचरे ॥ २७॥ 
कर र ग्रह तृतीयेश होकर यदि धन माव में हो तो मनुष्य भिक्षुक घन से रहित, 
अल्पायु, भाइयों से विरोध करने वाला होता है, यदि शुभग्रह हो तो धनवान्‌ 
होता है ॥ २७ ॥। 
सहजगते सहजपतिः समतत्त्बं qual शु मस्वजनम्‌ | 
देवगुरुपूजनरतं नृपलामपरं नरं कुरुते॥ २८ ॥ 
तृतीय भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में ही गया हो तो मनुष्य अपने मान 
बलशाली एवं अच्छे मित्रों से युक्त, हितैषी आत्मीय (भाई-बन्धु) जनों से सम्पन्न, 
देवता-शुरु के पूजन में लीन तथा राजा का लाभ कराने वाला होता है ॥ २८ ॥ 
भ्रातृपतौ मातृगते पितृक्न्युसहोदरेवु सुखभोगी । 
मात्रा सह बैरकरः NA भक्षकः पुर्वः २९ ॥ 
तृतीय भावेश यदि चतुर्थ माव में भया हो तो वह पुरुष पिता-बन्धु ( चचेरे 
माई ), सहोदर ( सगे भाई बहनों ) के बीच सुख भोग करता है । परन्तु माता के 
साथ वेर करने वाला एवं पिता के धन का उपभोग करने वाला होता है ॥ २९ ॥ 


भनोरमा' हिम्दीव्याण्योपेता १५५ 


दुक्चिक्यपतौ सुनथे सुतबान्धवसुतसहोदर॑: पाल्य: । 
दीर्घायुभंवति तरः परोपकारकनिरतमतिश्च ॥ २० ॥ 
तृतीयेश यदि पञ्चम भाव में मया हो तो उस व्यक्ति का पालन उसके पुत्र, 
भतीजे एवं भाई करते हैं तथा वह दीर्घायु एवं परोपकारी विचारों वाला होता 
है 1301 


षष्ठगते सहजपतौ बन्धुविरोधो नयनरोगी च। 
भूलामो भवति मृशं कदाचिदपि रोगसद्भूलित: ॥ ३१ ॥ 
तृतीयेश यदि षष्ठ भाव में गया हो तो व्यक्ति भाइयों का विरोधी, नेत्र 
रोमी, अधिक मात्रा में मूमि प्राप्त कस्ने वाला तथा कभी-कभी रोगों से ग्रस्त मी 
होता है ।। ३१ ।। 
सप्तमगे सहजेशे नरस्य भार्या भवेत्सुशीला च! 
सौभाग्यवती युवति क्र रे दैवरगृहं याति ॥ ३२ ॥ 
सप्तम भाव में यदि ततीयेश हो तो उस पुरुष की स्त्री gate और सौमाग्य- 
वती होती है । यदि तृतीयेण पापग्रह हो तो उसकी स्त्री देवर ( पति के छोटे भाई) 
के घर (पास) जाती है ( अर्थात्‌ देवर से प्रेम करती है ) ॥ ३२ ॥ 
अआ्रातृपतिरष्टमग: सहजं मृतसोदरं at कुरुते। 
करे बाहु्व्याङ्गनमपि जीवति यद्यष्ट वर्षाणि ३३ ॥ 
भ्रात स्थाम ( तृतीय माव ) का स्वामी यदि अष्टम माव मे गया हो तो उसके 
सहोदर भाई-की मृत्यु होती है। यदि तृतीबेश पापञ्रह हो तो बाहु रोग से पीडित 
होता है । यदि रोग से जीवित रहा तो आठ वर्ष की आयु होती है ॥ ३३ ॥ 
धमंगते सहजपतौ क्रे बन्धुज्झितस्तथा सौम्ये । 
सद्बान्धवा्च सुकृती सोदरभक्तो भवेन्मनुजः ।। २४ ॥ 
तृतीय भाव का स्वामी यदि क्रूर ग्रह हो और नवम भाव में स्थित हो तो 
मनुष्य भाइयों द्वारा परित्यक्त होता है । मदि शुमन्रह (तृतीयेश) हो तो अच्छे भाई 
बन्धुओं से बुक्त सत्कार्य करने वाला तथा अपने सगे भाइयों का मक्त होता है।३४॥ 
¿Aaa दशमगते नृपपूज्यो मातृबन्धुपितृमक्तः | 
gara बन्धुषु विनिश्जितो जायते जातः॥ ३५॥ 


तुतीयेश यदि दशम भाव में गया हो तो जातक राजा द्वारा सम्मानित, माता- 
भाई एवं पिता का मक्त, उत्तम जानी, भाइयों के प्रति दुह ब्यवहार ( प्रेम ) रखने 
बाला होता है ।। ३५॥ 


१५६ मानसाभरी 


लाभस्थः सहजेशः शुवान्थवं राजशालिन कुर्ते । 
कुरुते «y सेवाविधायिनं भोगनिरत च ॥ ३६ ॥ 


सहजेश यदि लाभस्थान ( ग्यारहवें भाव ) में हो तो जातक अच्छे भाइयों से 
युक्त, राजा का आश्रय पाने बाला, भाइयों के प्रति सेवा भाव रखने वाला तथा 
मोग एश्वर्य सुख ) में लीन रहता है ॥ २६ ॥ 
व्ययगे दुश्चिक्येशे मित्रविरोधी च बन्धुसन्तापी । 
दूरे वासितबन्धुविदेशगामी नरो भवेज्जातः ३७॥ 
व्यय ( द्वादश ) भाव में यदि तृतीय स्थान का स्वामी गया हो तो मनुष्य मित्रों 
का विरोधी, वन्धुओं को कष्ट देने वाला, बन्धुओं को दूर बसाने वाला तथा स्वयं 
विदेश भ्रमण करने वाला होता है ।। ३७ ।। 


दादश भावगत WAT का फल 
तुर्यपतिलंग्नगतः पितृपुत्रयोः स्नेहं मिथः कुरुते । 
उत्तमे पितृपक्षे वैरी कालित 1पतृनाम्ना प्रसिद्ध च ॥ ३८ ॥ 
चतुर्थं माव का स्वामी यदि लग्न में गया हो तो पिता-पुत्र का परस्पर स्नेह 
बढ्ता है । उच्च कुल से पिता पक्ष (चाचा, मतीजा आदि) से वरमाव रखने वाला 
तथा पिता के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला होता है ॥ २८ ॥। 


पातालपे धनस्थे क्ूरखगे पितृविरोधकृच्छुभे जातः | 
पितृपालकः प्रसिद्धः पिता भुनक्ताह तल्लवमीम्‌ ॥ ३६ ॥ 
चतुर्थेश ऋ र ग्रह हो और घन भाव (द्वितीय) में बंठा हो तो जातक पिता का 
विरोधी होता है यदि शुम ग्रह हो तो पिता का पालन करने वाला, विख्यात पुरुष 
होता है तथा उसकी लक्ष्मी (सम्पत्ति) का उपमोग उसका पिता मी 
करता है ।। ३६ ॥ 


aa सहजस्थे पितृमातृवेदनाकरं कुरुते। 
पित्रा सह कलहकरं पितुबान्धवघातकं नियतम्‌ ॥ ve it 
gay यदि तृतीय माव में हो तो वह गिता एवं माता के लिए कष्ट कर 
होता है । पिता के साथ कलह करने वाला तथा सदैव पिता एवं भाइयों के लिए 
“धातक होता du vo ul 
तुयंगते तुर्यपतौ पिर्तार क्षितिपात्तप्रचुरमानः ı 
विदितः पितृलामकरो भवति सुधर्मा सुखी धनपः । ४१ ॥। 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता १५७ 


Ee: een 


यदि चतुथंश चतुर्थ माव में ही स्थित हो तो राजा द्वारा पिता का सम्मान 
कराता है war जातक स्वयं प्रसिद्ध, पिता को लाभान्वित करने वाला, मली भांति 
धर्माचरण करने वाला, सुखी एवं धनपति होता है ॥ ४१ ॥ 
सुतगे तुयंगृहेशे पितुसंलाभवांश्च दीर्घायुः | 
भवति कृतिप्रसिद्धः ससुतः सुतपासकश्चेव ॥ ४२ ॥ 
चतुर्थश यदि पञ्चम भाव में गया हो तो जातक अपने पिता से लाम प्राप्त 
करने वाला, दीर्घायु, अपने कार्यों द्वारा, प्रसिद्ध, पुत्रवान्‌ तथा पुत्रों का पालन 
करने वाला होता है ॥ ४२ ॥ 
हिबुकपतौ रिपुसंस्थे मात्रर्थविनाशकः शिशुर्जातः । 
पितृदोषरतः met सोम्ये EN तनयः ॥ ४३॥। 
चतुर्थ भाव का स्वामी यदि षष्ठ माव में गया हो तथा ऋग्ग्रह हो तो ऐसे 
योग में उत्पन्न बालक अपनी माता के घन को नष्ट करने वाला, पिता के दोषों 
का अन्वेषण करने वाला होता है । यदि शुमग्रह हो तो जातक धन का संग्रह करने 
बाला होता है ॥ ४३ ॥ 
अम्बृपतौ सप्तमगे He श्वशुर स्नुषा न पालयति । 
ara पालयति पुनः कुलवतों कुजकवो कुरुतः ॥ ४४ ॥ 
चतुर्थ भाव का स्वामी क्र ग्रह सप्तम माव में गया हो तो उस व्यक्ति की 
पत्नो अपने श्वसुर का पालन ( सेवा ) नहीं करती है यदि शुम ग्रह हो तो wax 
की सेवा करती है । चतुर्थश यदि मंगल या शुक्र हो तो पत्नी कुलीन (श्रेष्ठ) महिला 
होती है ।। ४४ ॥ 
छिद्रगतस्तुयंपतिः ST रोगान्वितं दरिद्र वा। 
दुष्कमंकरं मृत्युश्रियथवा मानवं कुरुते॥ ४५ ॥ 
पापग्रह चतुर्थेश होकर अष्टम भाव में गया होतो जातक रोगी, दरिद्र, 
कुकमं करनेवाला, तथा (जीवन से ऊब कर ) मृत्यु की अभिलाषा करने वाला 
होता है ॥। ४५॥। 
सुकृते तुयंपतौ पितर्यसद्धो समस्तविद्यावान्‌ । 
पितृषमंसम्रहपरः पितृनिरपेक्षो भवेन्मनुजः ।। ४६ ॥ 
चतुर्थ भावका स्वामी यदि नवम माव में हो तो जातक अपने पिता का 
विरोधी, समस्त विद्याओं का ज्ञाता, पिता के धर्माचरण का अनुगमन करने याला 
परन्तु पिता से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखने वाला होता है । [अर्थात्‌ पिता के 
q का आदर करते हुये मी पिता से पृथक्‌ रहता है । ]॥ ४६ ॥ 


१५८ मानसागरी 


पातालपेश्म्बरगते पापे सुतमातर॑ त्यजेज्जनकः । 
सृजते त्वन्यां दयितां सौम्ये पुनरन्यसेवकः पुरुषः । ४७ ॥ 


पापग्रह चतुर्थश होकर दशम भाव में नया हो तो जातक का पिता अपनी 
थस्नी (जातक की माता) का परिस्वाभ कर अभ्य स्त्री के साथ सम्बन्ध करता है । 
यदि चतुर्केश शुमग्रह हो तो अन्य स्त्री का मी सेबन करता है । ( अपनी पत्नी का 
थरित्याग नहीं करता । ) ॥ ४७ ॥। 
एकादश तुयंपती धर्मो पितृपालकः सुकर्मा च । 
पितृभक्तो भवति पुनः प्रचुरायुर्व्याधिशहितश्च ॥ ४८ ॥ 
चतुर्थश एकादश माव में गया हो तो धामिक आचरण करने वाला, पिता की 
आज्ञा का पालक, अच्छा कर्म करने वाला, पिता का मक्त, दीर्घायु तथा रोग से 
रहित होता है॥ ४८ ॥ 
द्वादशगे तुर्यंपतो मृतपितृको वा विदेशगो वाच्यः । 
पुत्रस्य पापसेटे चान्यपितुजत्म निर्देश्यम्‌ ve ॥ 


चतुर्थं माव का स्वामी (शुभग्रह हो तथा) बारहवँ माव में गया तो जातक के 
पिता की णीक्र मृत्यु होती है अथबा वह विदेश में निवास करता है । यदि चतुर्थेश 
थापग्रह हो तो अम्य पिता (परव्यक्ति) से उत्पन्न होता है ।। ४९ ।। 


पध्यमेश का दादश भावगत TU 


लग्नगत पप्चमपे श्रसिद्धस्तोकतनयपरिकलितम्‌ | 
शास्त्रविद॑ वेदविदं सुकर्मनिरतं तथा कुझते॥ ५० ॥ 
पञ्चम माव का स्वामी बदि लग्न (प्रथम भाव) में गया हो at जातक प्रसिद्ध, 
अल्प सन्तान से सुशोभित, शास्त्र को आनने बाला, Few, तथा सत्कर्म में लीन 
रहने बाला होता है ti ५० ।। 
पश्चमपतिर्धनस्थः करे खेटे धनोज्झिर्त कुरुते । 
गीतादिकलाकलितं seat स्थानकप्रचुरम्‌ ॥ ५१॥ 
पञ्चम भाव का स्वामी यदि ऋरग्रह हो तथा द्वितीय भाव में स्थित हो तो 
जाबक धन से रहित, संगीत आदि कलाओं का ज्ञाता, प्रचुर स्थान ( अधिक भूमि 
अथवा मकान ) से युक्त तथा कष्ट से भोजन (निर्वाह) करने वाला होता है ॥५१॥ 
anata: agate: सुमधुरवाक्यं बन्षुजनेषु विदितम्‌ । 
कुस्ते सुतास्तदीयाः परिपालयन्ति तद्बल्छुनु । १२॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १५९ 


पञ्चम्‌ भाव का स्वामी तृतीय भाव में गया हो तो जातक मधुरभाषी, अपने 
बन्धुवर्गं में सर्वाधिक यशस्वी होता है । उसके पुत्र उसके भाई बन्धुओ का पालन 
करने वाले होते हैं । ५२॥ 
सुतपः पातालगतः पितृकर्मरतं प्रपालितं पित्रा । 
अननीभक्तं कुरुते weg विरोधिनं पितृभिः ॥। ५३ ॥ 
पञ्चमेश यदि चतुर्थ भाव में गया होतो जातक पिता के कार्य को करने 
वाला, पिता द्वारा पालित तथा माता का भक्त होता है । यदि पञ्चमेश ऋ रग्रह 
हो तो वह पिता के साथ विरोधी भाव रखता है ।। ५३ ॥। 


तनयगतस्तनयपतिमंतिमन्तं मानितं जनं कुरुते । 
सुतकलितं प्रकटजनबिख्यात मानवं कुरुते॥ ५४ ॥ 
पञ्चमेश यदि पञ्चम भाव में गया हो तो जातक अत्यन्त बुद्धिमान, सम्मानित, 
योग्य पुत्रों से युक्त तथा सम्मानित लोगों के बीच प्रख्यात होता है ॥ १४ ॥ 
ventions षष्ठे gt मानहीनं च। 
रोगयुतं घनरहित क्र रः खचर: करोति नरम्‌ ।। १५ ॥ 
यदि पञ्चम का स्वामी ऋरग्रह हो तथा षष्ठ माव में स्थित हो तो वह पुरुष 
सदैब शत्रुओं से युक्त, सम्मान से रहित (निन्दित ), रोगी, तथा निघेन होता 
है॥ ५५॥ 
तनयपठौ सप्तमगे स्वसुताः सुभगाञ्ज देवगुरुमक्ता: । 
प्रियवादिनी सुशीला नरस्य ननु जायते दयिता ॥ ५६॥। 
पण्चमेश यदि सप्तम भाव में गया हो तो उस ब्यक्ति के सभी पुत्र सुन्दर, 
देवता एवं गुरु के भक्त होते हैं तथा उसको पत्नी, सुशीला एवं प्रियवादिनी (मधुर 
भाषिणी) होती है ॥ ५६ ॥ 
qa निघनगृहस्थ कटूवाक्यो भार्यायाञ्युतो भवति । 
सव्यजुचण्डदाव्दाः सहृजांस्तनया भवन्ति यथा । ५७ ॥ 
पञ्चमेश यदि अष्टम भाव में गया हो तो बातक पत्नी से रहित हो जाता है 
( अर्थात्‌ efter पत्नी की मृत्यु हो जाती है ) । तथा उसके भाई एवं पुत्र व्यङ्ग और 
वचन बोलने वाले होते हैं ॥ १७ N 
सुकृतगतस्तनयपातिः सुबोधविद्यं कवि सुगोतिज्ञस्‌ । 
नुपपुजितं सुरूपं नाटकरसिकं at कुरुते ॥ ५८॥। 


सन्तान ( पंचम ) भाव का स्वामी नवम भाव में पया ह्यो तो मनुष्य ग्युत्पन्न 


१६० मानसागरी 


( सरलता से सभी विद्याओं को समझने वाला ), कवि, संगीत का शाता, राजा 
हारा सम्मानित, सुन्दर तथा नाटक में रुचि रखने वाला होता है ।। ५८ ॥ 
सुतपतिरम्बरलीनो नुपकर्माण नृपात्‌ कलितभावम्‌ | 
सत्कमंरतं प्रवरं जननीसुखङ्कत्सुतं कुर्ते ५६॥ 
पड्चमेश यदि दशम भाव में हो तो राजय कार्य करने वाला, राजा से 
सम्मान प्राप्त ( उच्चपदाधिकारी ), सत्कार्यं में लीन, श्रेष्ठ, माता को सुख पहुँचाने 
बाला ( सुत ) व्यक्ति होता है ।॥ ५६ ॥ 
लाभगते FING शूरः सुतवान्‌ FECHA: | 
गीतादिकलाकलितो नुपभोगी जायते जात।॥ ६०॥ 
लाभ ( एकादश ) माव में यदि पञ्चमेश गया हो तो जातक शूर ( बहादुर ), 
पुत्रवान्‌, मित्रों का साथ देने वाला, गीत आदि ( संगीत ) कलाओं का ज्ञाता,. 
राजसुख भोग करने वाला होता है ॥ ६० ॥ 


qa द्वादशगे HT सुतरहितः शुभे qua । 
सुतसन्तापपरः स्याद्विदेशगामी भवेन्मनुजः ॥ ६१ ॥ 
पथ्चम माव का स्वामी द्वदश भाव में गया हो तथा क्र ग्रह हो तो मनुष्य 


सन्तान हीन होता है । यदि शुम ग्रह हो तो पृत्रवान्‌, सन्तान से सन्तप्त ( दुःखी ) 
तथा विदेश भ्रमण करने वाला होता है ॥ ६१ ॥ 


दाद्शभावगत्‌ TSI का फल 
षष्ठेशो लग्नगतो नोरुक्सबलः कुटुम्बकष्टकरः | 
बहुपक्षो रिपुहन्ता भवति नरः स्वैरवचनधनः ॥ ६२॥ 
wes भाव का स्वामी यदि लग्न में गया हो तो जातक निरोग, बलवान्‌, 
परिवार को कष्ट देने वाला, गुट बन्दी करने वाला, शत्रुओं का दमन करने वाला, 
स्वतन्त्र तथा अपने वचन का धनी ( बातों पर दृढ़ रहने वाला ) होता है ॥ ६२ ॥। 
शत्रपतौ द्रविणस्थे दुष्टश्वतुरो हि संग्रहृपरेष्टः । 
स्थानप्रवरो .विदितो थ्याधततनुः सुहुद्धनहा ॥ ६३ ॥ 
wa ( षष्ठ ) भाव का स्वामी यदि धन ( द्वितीय ) भाव में गया हो तो वह 
दुष्ट, चतुर, ( धन ) संग्रह करने में तत्पर, श्रेष्ठ स्थान का स्वामी, विख्यात, 
रोगी घरीर वाला तथा मित्र के घन को नष्ट करने वाला होता है ॥ ६३ ॥ 
षष्ठपति। सहजस्थः कुस्ते तं लोककष्टकरम्‌ । 
निजजनमारणचतुरं कष्टं संग्रामतस्तस्य ॥ ६४॥ 


“मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १६१ 


बष्ठेश जिसके तृतीय माव में हो वह समाज के लिए कष्ट कर होता है । अपने 
ही व्यक्तियों को मारने वाला संग्राम से कष्ट पाने वाला होता है ॥ ६४ ॥ 
aerea पितृतनयौ वरिणो मिथः कुरुते । 
wen पिता सोऽथ सुती लक्ष्मी लभते नरः सुचिरम्‌ । ६५ ॥ 
बष्ठेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो पिता और पुत्र मे पारस्परिक शत्रुता होती 
है । पिता रोगी होता है स्वयं वह तथा उसके लड़के अधिक समय तक लक्ष्मी 
( ऐषवर्य ) लाभ करते हैं ॥ ६५॥।। 
रिपुमवनपतौ सुतगे पितृतनयौ वैरिणो मृतिः सुततः । 
करे शुभे च विघनः पदवीदुष्टश्व तत्कपटी ॥ ६६ ।। 
दात्रु माव का स्वामी क्र रग्रह यदि पञ्चम भाव म गया हो तो पिता और पुत्र 
में शत्रुता होती है तथा पुत्र द्वारा पिता की मृत्यु भी होती है । यदि शुमग्रह हो 
तो घन से रहित, दुष्ट के रूप में विख्यात ( दुष्टपदवी प्राप्त ) तथा कपटी होता 
है ।। ६६ ।। 
रिपुभवनेशरिपुस्थे नीरुग्वेरी सुखो कृपण: । 
न हि जन्मतोऽपि सीदति कुस्थानवासो नरो भवति ॥ ६७ ।। 


षष्ठेश यदि षष्ठ भाव में हो तो मनुष्य निरोग, शत्रुओं से युक्त, सुखी, कृपण 
( कंजूस ), जीवन में कभी दुख न प्राप्त करने वाला तथा कुत्सित ( बुरे ) स्थान 
में रहने वाला होता है son 
झहितपती सप्तमगे क्ररे भार्या विरोधिनी चण्डो! | 
तापकरो त्वथ सौम्ये वन्ध्या वा गर्भनाशपरा ॥ ६८॥ 
षष्ठेश यदि सप्तम माव में गया हो तथा क्रूर ग्रह at तो उसकी पत्नी 
विरोधी प्रकृति वाली, स्वभाव से अत्यन्त उग्र, कष्ट देने वाली होती है यदि शुम ग्रह 
हों तो वन्ध्या ( सन्तानहीन ) या मृतवत्सा ( जिसके गर्भ नष्ट हो जाते हों या 
बच्चा जन्म लेकर मर जाता हो ) होती है ॥ ६८ ॥। 
शनेग्रंहणिकारुजो विषधराद्धरानन्दनाद्‌ 
बुधाच्च विषदोषतः सपद मृत्युरणाङ्ूतः | 
VAY गपतेवं घात्प्रकटमष्टमे १ षष्ठपाद- 
गुरोरपि च दुष्टघीनं7नदोषवाञ्छुक्रतः ॥ ६६॥। 
शनि षष्ठेश होकर अष्टम भाव मे गया हो तो सम्रहणी रोग से, मंगल हो तो 
विषधर (सपे, fess आदि) से, बुष हो तो विष प्रयोग से, चन्द्रमा हो तो शीघ्र 


१. अष्टमात इति पूर्व पाठः 
११ मा० सा० 


१६२ मानसागरी 


ही ( आकस्मिक, हृदययति रुकने से ), सूये हो तो सिह ( शेर, चीता आदि ) से, 
गुरु हो तो दुष्ट बुद्धि वाले ( गुण्डा, डाकू आदि) व्यक्ति से जतक की मृत्यु होती 
है। यदि बष्ठेश शुक्र अष्टय में हो तो नेत्रों से रोगी होता है ॥ ६६ ।। 
क्षत्र॒ुपतियंदि नवमः HU: खचरस्तदा भवेत्‌ शञ्जः। २ 
बन्धुविरोधी शास्त्र न मन्यते याचकः पुरुष:।॥ ७० ॥ 
वष्ठेश यदि नवम भाव में गया हो तथा क्र ग्रह हो तो वह व्यक्ति लँगडा, 
भाइयों का विरोधी, शास्त्र न मानने वाला, तथा भिक्षा वृत्ति वाला होता है ॥७०॥ 
अरिपे दशमगृहस्थे ET मातु रिपुस्तदा दुष्ट: । 
धमंसुतपालनमतिर्मातुर्दाषी AA ॥ ७१ | 
बष्ठेश यदि दशम भाव में हो तथा क्रूर ग्रह हो तो जातक अपनी माता का 
शत्रु, दुष्ट, अपने धर्म और पुत्र के पालन में अनुरक्त माता के दोष के कारण सदेव 
उसका शत्रु बना रहता है ।। ७१ ।। 
वैरिपतौ लाभगते करे मरणं विपक्षतो भवति । 
वैरी तस्करहानिश्चतुष्पदाल्लाभवान्मनुज: ॥ ७२ ॥ 
दात्रु स्थान का स्वामी लाभस्थान में स्थित हो तथा क्रूर ग्रह हो तो शत्रु पक्ष 
द्वारा मृत्यु होटी है । उसके शत्रु अधिक होते है, चोरों से हानि तथा पशुओं से 
लाभ होता है ।। ७२ ॥। 
बष्ठपतौ द्वादशगे चतुष्पदान्‌ द्रव्यहानिकरः । 
गमनागमनाल्लक्ष्मीहा दैवपरः केवलं भवति ।। ७३ ॥ 
‚gez यदि बारहर्व भाव में गया हो तो जातक पशुओं के द्वारा घन-हानि 
करने वाला, यात्रा में अपव्यय करने वाला, तथा भाग्यवादी होता है ।। ७३ ॥ 


द्वादश भावगत सप्तमेश का फल 
दयितेशो लम्नगतः स्तोकस्नेहिनमन्य | 
मोगमुजं रूपयुतं जनयति दयितादलितचित्तम्‌ ।। ७४ ।। 
सप्तमेश यदि लग्न में गया हो तो जातक परस्त्री से अल्प स्नेह करने वाला, 
ऐश्‍वर्य का भोग करने वाला, सुन्दर, तथा अपनी स्त्री में अत्यधिक आसक्त 
होता है tl ७४ ।। 
जायापती धनस्थे दुष्टा दविता सुतेप्सिता भवति । 
वित्तं च कलत्रकतं सततं वसतो frag ७५॥ 
were मदि द्वितीय भाव में हो तो उस व्यक्ति की स्त्री स्वभाव से दुष्ट एवं 
बुत्रों की अभिलाचा रखने बाली होती है । उसे स्त्री से बन लाभ होता है तथा साथ 


'मनोरमा' हिम्दीब्याश्योपेता y १६३ 


में रहते हुये भी एक दूसरे से दूर रहते है । ( भांवार्थ यह है कि पत्नी को नौकरी 
के कारण अलग भी रहना पड़ता है । ) ।। ७५॥ 

सप्तमने सहजगते द्यात्मबलो बन्धुवत्सली दुःखी । 

देवररता ger गृहिणी क्र्रे सुहृद्गृहगा । ७६ ॥ 

सप्तमेश यदि तृतीय भाव में हो तो वह व्यक्ति आत्म-बल युक्त, बन्धुओं से 

स्नेह करने वाला तथा दुःखी होता है । यदि सप्तमेश पाप ग्रह हो तो उसकी पत्नी 
अपने देवर ( पति के छोटे भाई) में आसक्त, सुन्दरस्वरूपवाली, तथा मित्रों के गृह 
में अधिक जाने वाली होती है ।। ७६ ।। 

जायेशे तुर्यस्थे लोलः पितृवरसाधकस्नेही | 

अस्य पिता दुर्वाक्यस्तद्धायाँ पालयेज्जनकः 11 ७७ 11 

सप्तमेश यदि चतुर्थ भाव में हो तो वह व्यक्ति चञ्चल एवं पिता के शत्रुओं से 
स्नेह रखने वाला होता है। उसका पिता भी कटु वचन बोलने वाला होता है 
तथा उसकी पत्नी का पालन उसके पिता के घर ( मायके ) में होता है ।। ७७॥ 

सप्तमपतौ सुतस्थे सौभाग्ययुत: सुतान्वितः पुरुषः | 
प्रियसाहसो दुष्टमतिस्ततनयः पालयेद्यिताम्‌ ॥ ७८ ॥ 
सप्तमेश यदि पञ्चम भाव में हो वह पुरुष सौभाग्यशाली, पुत्रों से युक्त, साहस 
प्रिय ( अधिक साहसी ) एवं दुष्ट विचारों वाला होता है । तथा उसकी पत्नी का 
पालन उसके पुत्र करते हैं ।। ७८ ।। 
रिपुगृहगः काष्तेशः प्रियया सह afer सरुग्भार्यम्‌ । 
दयितासङ्गक्षयिणं क्र रः करुते च मृत्युपदम्‌ ।। ७६ ॥ 

q स्थान में गया हुआ सप्तमेश स्त्री के साथ शत्रुता कराने वाला, तथा स्त्री 
रोगिणी करने वाला होता है । यदि सप्तमेश ऋर ग्रह हो तो जातक स्त्री संसग 
से क्षीण ( अथवा क्षय रोग ग्रस्त ) होकर मर जाता है ।। ७९ IN 

सप्तमप: सप्तमगः परमायुः प्रीतिवत्सलः पुरुषः । 
निर्मलशीलसमेत्तस्तेजस्वो जायते जातः ॥ ८० ॥ 

सप्तमेश यदि सप्तम भाव में हो तो जातक दीर्घायु युक्त, प्रेमी ( मधुर सम्बन्ध 
रखने वाला, ), सदाचारी, सुशील तथा तेजस्वी होता है ॥ ८० ॥ 

सप्तमपतिनिधनगतो गणिकासु रतः करम्रहरहितः । 
नित्यं चिन्तायूक्तो मनुजः किल जायते दुःखी ।। २१ ॥ 
सप्तमेश यदि अष्टम भाव में हो तो जातक बेद्याओों में अनुरक्त, अविबाहित 
सदेव चिन्ता qe तथा दुखी होता है ।। <१ ।। 


१६४ मानसागरी 


THATS सप्तमपे ते जोवाञ्छीलवान्‌ प्रियाऽप्येवस्‌ । 
e षण्ढविरूपा लग्नेशो वीक्षिते नये प्रबल; ॥ ८२॥ 
नवभ भाव में यदि सप्तमेश गया हो तो व्यक्ति तेजस्वी, शील सम्पन्न तथा इसी 
प्रकार की ( सुशीला ) स्त्री से युक्त होता है । यदि सप्तमेश क्रुर ग्रह हो तो वह 
कुरूप एवं नपुंसक होता है । यदि लग्नेश से सप्तमेश दृष्ट हो तो वह व्यक्ति राज- 
नौति में कुशल होता है ॥ ५२ tt 
सप्तमपे दशमस्थे नृपदोषी लम्पट: कपटचिसः | 
e दुःखात्त: स्याच्छत्रोवंशगो भवेत्युरुषः ।। ८३ ।। 
सप्तमेश यदि दशम भाव में गया हो तो वह पुरुष राजा की दृष्टि में दोषी, 
लग्पष्ट ( लफंगा ), कपटी हृदय वाला होता है । यदि सप्तमेशक्रर ग्रह हो तो 
दुःख से पीडित, तथा शत्रुओं के वशीमूत होता है॥ 5३ ॥ 
लाभस्थे जायेशे भक्ता रूपान्विता सुशीला च । 
दयिता परिणीता स्यान्नरस्य ननु जायते ATTA ।। 5४ ।। 
सप्तभेश यदि लाभ ( एकादश ) भाव में गया हो तो उस व्यक्ति की विवाहिता 
पत्नी रूपवती, सुशीला, तथा भक्त ( पतिव्रता से अभिप्राय है) होती है ॥ ५४ ।। 
सप्तमपे द्वादशगे गृहबन्धु'तो न वा भवेद्भार्या । 
सा लोला दुष्टयुता दूराच्चलात च तस्य पुरुषस्य ।। ८५ ॥ 
सप्तमेश यदि द्वादश भाव में स्थित हो ता वह व्यक्ति अपने गुह एवं बन्धु 
( परिवार ) के कार्या में तल्लीन रहता है। परन्तु उसकी कम आयु वाली नयी 
पत्नी ( अधिक अवस्था हो जाने पर नवीन छोटी आयु वाली कन्या से विवाह 
होता है । ) चञ्चला, दुष्टा तथा पति से दूर-दूर रहने वाली होती है॥ ८५ ॥ 


द्वाइश मावगत अष्टमेश फल 
अष्टमपे लग्नगते बहुविध्नो दीर्घ बगमृत्स्तेनः । 
नेष्टानुवादनिरतो लक्ष्मी लभते नृपतिवचसा ॥ ८६॥ 
अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न में गया हो तो जातक बहुत विघ्नो से युक्त, 
दीर्घकाल से रोगी, चोर, अप्रिय कार्यों में संलग्न, तथा राजा के आदेश से घन प्राप्त 
करने वाला होता है ।, ८६ ।। 
निघनपतो धनलोनेऽल्पजीवी वैरिमाच्नरश्रौरः | 
Re सौम्येऽतिशुमं किमु क्षितिपालता मरणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
यदि क्र, ग्रह अष्टमेंश होकर द्वितीय माव में स्थित हो तो वह व्यक्ति, 
अल्पायु, शत्रु से युक्त तथा चोर होता है। यदि शुभग्रह हो तो अत्यन्त शुभकारक 
होता है परन्तु राजा के द्वारा मृत्यु ( मृत्यु दण्ड से ) होती है ॥ ८७॥ 


'मनोरमा” हिम्दीब्याख्योपेता १६५ 


अष्टमपती ठृतीये बन्धुविरोधी धुहृद्विरोधी च । 
व्यङ्गो दुर्वाग्लोलः सोदररहितो भवत्यथ वा ॥ ८८ ॥ 
नष्टमभाव का स्वामी तृतीय भाव में हो तो अपने बन्धुओं एवं मित्रों से 
विरोध करने वाला, अपङ्ग, कटुमाषी, चञ्चल तथा सहोदर माई से रहित 
होता है ॥ ८८॥ 
निघनेशे aint पितृगते पितृतो नयेल्लक्ष्मीम्‌ । 
पितृपुत्रयोश्च युद्ध जनको रोगा।न्वतो भवति ॥ ८९ ॥ 
अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव मे हो तो पिता के मरने के वाद पैतृक धन का लाभ 
होता है । ( पाठान्तर ‘fog figa’ के अनुसार जातक पिता का विरोधी होता 
है ।) पिता और पुत्र का युद्ध होता है तथा उसका पिता रोग युक्त होता है ॥५६॥ 
छिद्रपतौ तनयस्थे क्रूरे सुतविरहितः शुभे तु शुभः | 
जातोऽपि नेव जीवति जीवेदथ कितवकमंरतः to ॥ 
अष्टमेश यदि पञ्चम भाव म स्थित हो तथा करग्रह हो तो जातक सन्तान 
हीन होता है । यदि शुभ ग्रह हो तो शुमक्रारक होता है । यदि किसी प्रकार सन्तान 
हो तो नष्ट हो जाय ॥ ६० ॥ 
fala रिपुसङ्गते दिनकरे भूभृद्विरोधी गुरौ 
त्वङ्ग सीदति दुष्टिरोगर्कालतः शुक्र स रोगो विधौ । 
भौमे कोपयतो ga हि भयभृत्तण्डातिभूतः शनौ 
कष्टं वे विदधाति तत्र शशिमृत्सौम्येक्षितेनैव किम्‌ ।। €१ ।। 
अष्टम भाव का स्वामी सूर्यं हो और वह षष्ठ भाव मे गया हो तो जातक 
राजा का विरोधी, या गुरु हो तो अङ्गों में पीड़ा, शुक्र हो तो नेत्रों में कष्ट, 
चन्द्रमा हो तो रोगी, मंगल हो तो क्रोधी, बुघ हो तो भयभीत (आतङ्कित), शनि 
हो तो मुख में रोग होता है । यदि षष्ठ में ( अष्टमेश ) चन्द्रमा हो और उसे बुष 
देख रहा हो तो विविध प्रकार से कष्टदायक होता है॥ ९१ ॥ 
भृत्युपतौ सप्तमगे द्रुदररुक्‌ शोलवल्लभो दुष्टः । 
करे भार्यादेषी कलत्रदोषान्मृति लगते ।। ९२॥ 
अष्टमेश यदि सप्तम माव में हो तो पेट में बुरा रोग ( कैंसर आदि ) होता 
है, सुशीला स्त्री का पति तथा दुष्ट होता है। यदि ऋरग्रह अष्टमेश हो तो वह 
स्त्री से द्वेष करने वाला तथा स्त्री के दोष से मृत्यु प्राप्त करने वाला होता BUM 
निधनपती निधनगते ब्यवसायी व्याधिवजितो नीरुक्‌ । 
कितवकलाकलितवपुः कितवकूले जायते विदिता ॥ १३ ॥ 


१६६ मानसागरी 


यदि अध्टमेश अध्टम भाव में स्थित हो तो जातक व्यापारी, व्याधियों से 
रहित, नीरोग, धूसेतः में निपुण get (ठग ) के कुल में उत्पन्न तथा विख्यात 
होता है ।। ९३ ॥ 
धर्मस्थे मृतिनाथे निःसञ्जी जीवविघातकः पापी | 
निबेन्थुनिःस्नेही qu विमुखे मुखे थ्यङ्गः ॥ ९४ ॥ 
अष्टम भाव का स्वामी यदि धर्मे ( नवम ) भाव में स्थित हो तो वह व्यक्ति 
मित्रों से रहित, जीवों की हत्या करने वाला ( शिकारी ), पापी, बल्बुओ से रहित 
स्नेहहीन (निर्दय), विपक्षियो में सम्मानित, तथा मुख में रोगयुक्त होता है ।।९४।। 


कमंगते निधनेशे नृपकर्मा नीचकर्मनिरतञ्च । 
THT: FT खचरे तनयो माता न वा जीवति ॥ ६५॥ 
यदि अष्टम भाव का स्वामी कमं ( दशम ) स्थान में गया हो तो वह व्यक्ति 
राजा का कार्य करने वाला एवं नीच कमे में आसक्त, होता है । यदि अष्टमेश क्र र 
ग्रह हो तो आलसी होता है तथा उसके माता या पुत्र कां ( असामयिक ) निधन 
होता है ॥ ९५ ॥। 
लाभस्थे मृत्यूपतौ बाल्ये दुःखी सुखी भवति पश्चात्‌ । 
दीर्घायुः सोम्यखगे पापेऽल्पायुनंरो भवति ॥ ६६॥ 
यदि अष्टमेश लाम ( एकादश ) माव में हो तो जातक बाल्यावस्था में दुःखी 
तथा बाद में सुखी होता है । यदि अष्टमेश शुम ग्रह हो तो वह दीर्घायु, पापग्रह 
हो तो भल्पायु होता है ।! ९६ ॥। 
व्ययसंस्थितेऽष्रमेशे क्ररवाक्तस्करः शठो निर्धुण! ı 
आत्मगतिव्यंङ्गवपुमृ तस्तु काकादिमिर्मक्यः ॥ ९७ ॥ 
ब्यय ( द्वादश ) भाव में यदि अष्टमेश हो तो वह व्यक्ति करर ( कठोर ) वचन 
बोलने वाला, चोर, दुष्ट, निर्दय, स्वेच्छाचारी तथा विकृत अंगों वाला होता है । 
मरने के बाद कौवा आदि ( पक्षियों ) का wer होता है ( अर्थात्‌ निर्जन स्थान में 
मरने से उसका संस्कार नहीं हो पाता । )॥ ६७॥ 


द्वादश भावगत नवमेश का फल 
लग्नगते नवमेशे देवगुरूणां सुसेवकः शूरः । 
कृपणः क्षितिपतिकर्मा स्वल्पग्रासी भवति भतिमान्‌॥ ९८ ॥ 
arg मदि लग्न में गया हो तो जातक देवता ओर गुरु की अच्छी तरह 
सेथा करने वाला, शूर, कंजूस, राजकीय कार्य करने वाला, अल्पाहारी ( कम 
ar करने बाला ) तथा बुद्धिमान होता है as ।। | 


“मनोरमा? हिस्दीव्याश्योपेता १६७ 


नवमेशे धनयाते que विदितः सुशीलवात्सल्यः । 
सुकृती बदनब्यज़ुअतुष्पदोत्पन्नपीडितों मनुज1।॥ ९९ ॥ 
नवमेश यदि धन ( द्वितीय) भाव में गया हो तो मनुष्य बैलों के सम्बन्ध से 
विख्यात, मृदुमाषी, अच्छे कार्यों में संलग्न, मुख पर विकार युक्त, चौपायों 
(पशुओं) से पीड़ित रहने वाला होता है ॥ ९९ ॥। 
सहजगते सुकृतपतौ खूपस्त्रीबन्धुवत्सलः पुरुष: । 
बन्धुस्त्री रक्षणकृद यदि जीवति बन्धुभिः सदा सहितः ॥ १०० ॥ 
नवम ( माग्य ) भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में गया हो तो वह व्यक्ति 
सौन्दर्य, स्त्री तथा बन्धुओं का प्रेमी बन्धु और स्त्री की रक्षा करने वाला होता है । 
यदि बह जीवित रहता है तो सदैव उसे areal का साथ मिलता है ॥ १०० ॥ 


ge हिबुकस्थे पितृभक्तः पितृयात्रादिकेऽपि fea: ı 
विदितः सुकती पुरुषः पितृकमंरतमतिभंवति ॥ १०१॥ 
भाग्येश यदि चतुर्थ माव में हो तो वह व्यक्ति पिता का मक्त, पिता के लिए 
तीर्थ यात्रा आदि की व्यवस्था व रने वाला, विख्यात, अच्छे कार्यों में संलग्न तथा 
पिता के कार्य में रुचि रखने वाला होता है lot 


सुकृतगृहपे सुतस्थे सुकृती देवगुरुपूजने निरतः । 
बपुषा सुन्दरमूतिः सुकृतसमेताः सुता बहव: ॥ १०२ ॥ 
नवम भाव का स्वामी पञ्चम भाव में गया हो तो जातक सत्कम करने 
वाला, देवता और गुरु के पूजन में रत ( आस्तिक ) शरीर से सुन्दर स्वरूप बाला 
तथा बहुत से सदाचारी पुत्रों से युक्त होता है ॥ १०२ ।। 
शत्नुप्रणतिपरायणधमंनिमग्त॑ कलाविकलकायम्‌ | 
दशननिन्दानिरत॑ सुकृतपति; षष्ठगः कुरुते १०३ ॥ 
यदि नवमेश षष्ठ भाव में हो तो वह व्यक्ति शत्रुओं की स्तुति ( चापलूसी ) 
करने वाला, धर्म कार्य में संलग्न, कला की दृष्टि से विकृत शरीर बाला, तथा 
दशैनशास्त्र की निन्दा करने वाला होता है ॥ १०३ ।। 


नवमपतौ सप्तमगे सत्यवती सुवदना सुरूपा च । 
शीलभीयुतर्दायता सुकुतयुता जायते नियतस्‌ tov ॥ 
नवम माव का स्वामी सप्तम भाव में गया हो तो सत्यवादिनी, qual, 


सुन्दर स्वरूपबाली, शील और कान्ति से युक्त तथा सदेव सत्कमं में रत रहने बाली 
पत्नी होती है down 


१६५ मानसागरी 


दुष्टो जन्तुविधाती गृहबन्धुववजितः सुकत रहितः । 
निधनगते vate क्रे षण्डः स॒ विज्ञेयः १०५॥। 
qa यदि अष्टम भाव में गया हो तो जातक जन्तुओं का वष करने वाला, 
ग्रह भौर बन्धु ( माई-कुटुम्वी ) से रहित तथा सत्कमं से हीन होता है । यदि नव 
बेश पापन्रह हो तो जातक नपुंसक होता है । १०५ ॥। 
सुकतगतः सुकृतपतिः स्वबन्धुभिः प्रीतिमतुलितसमत्वस्‌ । 
दातारं देवगुरौ स्वजनकलत्रा।दसंसक्तस्‌ ।। १०६ ।। 
नवमेश यदि नवम भाव में गया हो तो अपने भाइयों से अत्यन्त स्नेह तथा 
समान भाव रखने वाला, दानी, देवता, गुरु तथा आत्मीय (मित्र-बन्धु) जनों, स्त्री- 
पुत्र आदि में आसक्त रहता है ॥ १०६ ।। 
नुपकर्माणं शूरं मातापित्रोश्च पूजकं पुरुषम्‌ । 
धमंख्यातं कुरुते सुकृतपतिगंगनगृहशीलः ।। १०७ ।। 
नवम भाव का स्वामी यदि दशम भाव में स्थित हो तो व्यक्ति राजकीय कर्म- 
चारी, शूर, माता-पिता का आदर करने वाला तथा धार्मिक आचरण से प्रसिद्ध 
होता है ॥ १०७ ॥ 
दीर्घायुधंमंपरो धनेश्वर: स्नेहलो नृपतिलाभी । 
सुकृतख्यातः सुसुतः सुकृतविमीौ लाभभवनस्थे ।। १०८ 1 
नवम भाव का स्वामी लाभ ( एकादश ) माव में हो तो जातक दीघेजीवी, धर्म 
परायण, धनपति, लोगों का प्रियपात्र, राजा से लाभान्वित होने वाला, अपने 
सत्कमौँ से विख्यात तथा अच्छे ( योग्य ) पुत्रों वाला होता है ।। १०८ ।। 
द्वादशगे सुकृतेशे मानी देशान्तरे सुरखूपश्च । 
विद्यावाञ्छुमखेटे we च मवेद्अतिधुतंः ।। १०९ ॥। 
aq भाव में यदि नवमेश गया हो तो वह मनुष्य, अभिमानी, दूसरों के 
स्थान में रहने वाला होता है । यदि नवमेश शुभग्रह हो तो विद्वा से यक्त मदि 
ऋर ग्रह हो तो अत्यन्त TA होता है ।। १०६ ॥। | 


दादश मावगत दशमेशफल 


दशमपतौ लग्भगते मातरि बैरी पितुर्भक्तः । 
मृत्युं गते च ताते खलु परपुरुषरता मवति माता ॥ ११०॥ 
क्श्म भाव का स्वामी लग्न ( प्रथम भाव ) में गया होतो जातक माता का 
शत्रु तथा पिता का भक्त होता है। पिता की मृत्यु के बाद माता पराये पुरुष के 
साथ सम्बन्ध कर लेती है॥ ११०॥ 


“मनोरमा हिन्दीव्याल्योपेता १६९ 


बित्तस्थे गगनपती मात्रा पाल्यः सुतो भवति लोमी । 
मातरि दुष्टो नितरा स्वल्पग्रासी श्रुतसुकर्मा च । १११ ।॥। 
दशमेश धन भाव में गया हो तो जातक का पालन-पोषण केवल मादा ही 
करती है ( अर्थात्‌ पिता का सहयोग नहीं मिलता ) । तथा वह बालक लोभी, 
माता के प्रति दुष्ट, निरन्तर अल्प आहार ( मोजन ) ग्रहण करने वाला, श्रोता 
( कथा, वार्ता आदि सुनने वाला) एवं सुन्दर कमं करने वाला होता है ॥१११॥ 
मातृस्वजनविरोधी सेवानिरतो न कर्मणि समर्थः | 
मातुलपरिपालितः स्याइशमपतो सहजभवनस्थे ।। ११२ ॥। 
दशम भाव “का स्वामी' यदि तृतीय भाव में गया हो तो वह व्यक्ति माता 
एवं आत्मीय जनों का विरोधी, सेवा कार्य में संलग्न, काय करने में असमर्थ तथा 
मामा के द्वारा पालित होता है ॥ ११२ ॥ 
व्योमपतौ तुर्यंगते सुखे तु विरतः सदाचार: । 
भक्तश्च मातृपित्रोनृपमानी जायते पुरुषः ॥ ११३॥ 
दशमेश यदि चतुर्थमाव में गया हो तो पुरुष सुख से रहित, सदाचारी, माता- 
पिता का भक्त तथा राजा द्वारा सम्मानित होता है ॥ ११३॥ 
शुभकर्मको विडम्बी नुपलाभी गोतवाद्यनिरतः स्यात्‌ । 
गगनपतौ तनयगते पालयति च तं सुतं माता।। ११४ ॥ 
दशम भाव का स्वामी यदि पञ्चम भाव में गया हो तो व्यक्ति शुभकाये करने 
वाला, डींग हाँकनेवाला, राजा से लाम प्राप्त करने वाला, मंगीत-वाद्य में रुचि 
रखने वाला, होता है तथा उसका पालन-पोषण केवल माता ही करती है ॥ ११४॥ 
भम्वरपे रिपुसंस्थे शत्रुभयात्कातरः कलहशीलः | 
कृपण: कृपया हीनो नरो न रोगी भवति लोके ॥ ११५ ॥ 
ay ( षष्ठ ) भाव मे यदि दशमेश गया हो तो वह शत्रुओं के भय से कातर, 
क्षगड़ालू, कंजूस, निर्दय तथा निरोग बनाता है॥ ११५ ॥ 
सुतवती शुभरूपसमन्विता निजपतिप्रतिपालनलालसा | 
भवति तस्य शुभं कुरुते सदा प्रियतमाम्बरपे दयितां गते।। ११६॥ 
दशमभाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में गया होतो उस व्यक्ति की स्त्री पुत्रों 
बाली, सौन्दर्य युक्त, पति सेवा में सदैव तत्पर, तथा पति का सदैव शुम करने 
वाली पतिप्रिया होती है ॥ ११६॥ 
पुषकरपतिरष्टमगः क्रूरं श्रं मृषान्वितं दुष्टम्‌ । 
मातरि संतापकरं जनयति तनुजीवितं कितवम्‌ ।। ११७॥ 


१७० ` मानसागरी 


ददामेश यदि अष्टम भाव में गया हो तो जातक क्रूर स्वभाव वाला, शूर, शूठ 
बोलने वाला, दुष्ट, माता को कष्ट देने वाला, अल्प आयु वाला तथा TI 
होता है ॥ ११७ ॥ 
शुभशीलः सदबन्धु: सन्मित्रो दशमपे नवमलोने । 
तन्मातापि सुशीला सुकृतवती सत्यवचनरता ॥ ११८ ॥ 
दशमेश यदि नबम भाव में स्थित हो तो जातक सुशील, अच्छे मित्रों एवं 
भाइयों वाला होता है। उसकी माता भी सुशीला, अच्छे कर्मों को करने वाली 
तथा सत्यवादिनी होती है ।। ११८ ॥ 
गगनपतिगंगनस्थः कुरुते जननीसुलप्रदं पुरुषम्‌ । 
अननीकुलविपुल-सुखं प्रकथनघटनापटीयाँसम्‌॥ ११६ ॥ 
दशमेश यदि दशम में ही स्थित हो तो वह ब्यक्ति अपनी माता को सुख देने 
वाला, मातुकुल ( मामा आदि ) से पर्याप्त सुखी तथा वार्तालाप में अत्यन्त चतुर 
( प्रत्युत्पन्न मति ) होता है।। ११६ ॥। 
मानाजिताथंसहितो माता च रक्षिणी भवेत्सुखिनी । 
दीर्घायुर्मातुसुखी gen लामस्थितेऽ्बरपे ॥ १२० ॥ 
दशमेश के लाम माव ( एकादश ) में स्थित होने से मनुष्य सम्मान के साथ 
धन संग्रह करने वाला, दीषंजीवी एवं माता से सुखी होता है । माता उसकी रक्षा 
करने वाली तथा सुखी होती है ।। १२० ॥। 
मात्रोज्झतो निजबल: शुभकर्मा नृपतिकर्मरतचेताः | 
व्योमपतौ भ्ययसंस्थे देक्षान्तर्गतञ्च पापखगे | १२१ ॥ 
व्यय ( वारहवें ) भाव में दशमेश स्थित हो तो जातक माता से परित्यक्त, 
स्वावलम्बी, ( अपने बल से अपना भरण पोषण करने वाला ), शुम कार्य करने 
वाला तथा राजकीय कार्यों में निष्ठापूर्वक संलग्न रहता है । यदि दशमेश पापग्रह 
हो तो विदेश में निवास होता है ॥ १२१ ॥ 


दादशभावगत MAT फल 
अल्पार्युश्लकलितः शूरो दाता जनप्रिय: सुभगः । 
लाभपतो लग्नगते तृष्णादोवान्मृति लगते ॥ १२२ ।। 
aa ( एकादश भाव के स्वामी ) के लग्न में स्थित रहने से जातक अल्प- 
आयु वाला, बल से परिपूर्ण, दानी, लोकप्रिय, सुन्दर होता है तथा उसकी मृत्यु 
लोम से होती है ॥ १२२ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याश्योपेता १७१ 


वित्तगते लामपतावुत्पन्नभु/ल्पमो जनोऽल्पायुः । 
अष्टकपाली रोगी कूरे सोम्ये यच धनकलित: ॥ १२३ ॥ 
लाभ भाव का स्वामी यदि धन स्थान में गया हो तो वह व्यक्ति उत्पन्न 
(स्वयं कृषि द्वारा उत्पन्न) कर खाने वाला, अल्प भोजन करने वाला, अल्पायु, होता 
है । यदि ऋर ग्रह हो तो वह रोगी एवं अष्टकपाली भिक्षुक होता है । यदि शुभ 
WE हो तो धन से पूर्ण होता है ॥ १२३ ॥ 
बन्धुस्त्रीपालनकः सुबान्धवो अन्धुवत्सलः TAT: | 
लाभेशे सहजगते aa रिपुकुलच्छेसा ।। १२४ ॥ 
एकदश भाव का स्वामी यदि तृतीय भाव में गया हो तो जातक माई-बन्धुओं 
के भी परिवार का पालन-पोषण करने वाला, अच्छे ( सदाचारी ) भाइयों वाला, 
बन्धुओ का प्रेमी सुन्दर स्वरूप वाला तथा बन्धुओं के शत्रुओं के कुल का नाश 
करने वाला होता है ॥ १२४ !। 
ae लामेशे दीर्घायुः पितरि भक्तिभाग्मवति । 
समयैककर्मनिरतः स्वघमंनिरतञ्च लाभवान्‌ मनुजः ॥ १२५ ॥ 
चतुर्थ भाव में यदि लाभेश गया हो तो मनुष्य दीघंजीबी पिता में श्रद्धा भक्ति 
रखने वाला, एक समय में एक ही कार्य करने वाला, अपने धर्म में लीन, तथा 
लाम ( सफलता ) प्राप्त करने वाला होता है ॥ १२५॥ 
लाभपतिः पुत्रगतः पितृपुत्रस्नेहल॑ मिथः ged 
तुल्यगुणं च परस्परमल्पायुर्जायते पुरुषः ॥ १२६ ॥ 
लामेश यदि पश्चम भाव में गया हो तो पिता और पुत्र में परस्पर स्नेह होता 
है तथा दोनों समान गुणी होते हैं । इस योग में जातक अल्पायु होता है॥ १२६॥ 


wart लाभपतौ सुदीर्घरोगी सुवैरिकलितञ्च । 
तस्करहस्तान्मृत्यु: Fe देशान्तरगतस्य ॥ १२७ ॥ 
षष्ठ भाव में यदि लाभेश गया हो तो जातक दीघेकाल तक रोगी एवं 
शत्रुओं से युक्त होता है । यदि लाभेशक्ररग्रह हो तो विदेश में चोरों के हाथ 


उसकी मृत्यु होती है ।। १२७ ॥ 
सप्तमगे लाभेशे तेजस्वी शीलसम्पदः पदवान्‌ | 
दीर्षायुभवति नरस्तथैकदयितापतिनित्यम्‌ ॥ १२८ ॥ 
लाभेश यदि सप्तम माव में गया हो तो पुरुष तेजस्वी, शील रूपी सम्पत्ति से 


मुक्त ( अर्थात्‌ अत्यन्त सहृदय ), उच्च पदाधिकारी, दीर्भजीवी तथा सदैव एक 
वत्नित्रती होता है ॥ १२८ ॥ 


१७२ भानसागरी 


एकादशपेऽछमगेऽल्पाय॒भंवति स जातको रोगी। 
जओवन्मृत्युञ्च दुःखी भर्वात भरः सोम्ययगनचरे ।। १२६ ॥ 
एकादश भाव का स्वाभी यदि अष्टम भाव में गया हो तो बहू पुरुष भरपायु, 
रोगी तथा जीवन-मृत्यु से संघर्ष करता रहता है । यदि लाभेश शुनब्रह हो तो 
दुःखी रहता है ।। १२९॥ 
एकादशेशे सुकृतालयस्थे बहुश्रुत: शास्त्रविचारदक्षः । 
धर्म प्रसिद्धो गुरुदेवभक्तः Re च बन्धुव्रतर्वाजतश्च ।। १३० ॥ 
एकादक्ष भाव का स्वामी यदि नवम भाव में गया हो तो मनुष्य बहुधुत 
( विविध विद्वानों के विचारों को सुनने एवं मनन करने वाला ), शास्त्र चर्चा में 
निपुण, प्रसिद्ध धार्मिक, गुरु एवं देवता का भक्त होता है। यदि क्र ग्रह एकादशेश 
हो तो बन्धुओं के प्रति स्नेह माव से रहित होता है ॥ १३० ॥ 
मातरि भक्तः सुकृति पितरि द्वेषी सुदीघंतरजीवी । 
घनवाञ्जननीपालननिरतो लामाधिपे खगते॥। १३१ || 
Ma यदि दशम भाव में गया हो तो जातक माता का भक्त, घामिक, पिता 
से द्वेष रखने वाला, दीर्घजीवी, धनवान्‌ तथा माता के पालन में अनुरक्त 
रहता है ॥ १३१ ॥ 
लाभाधिपो लामगतः करोति दीर्घायुषं पुष्कलपुत्रपौत्रम्‌ । 
सुकमंकं रूपवरं सुशीलं जनप्रधान विपुलं मनोज्ञम्‌ ॥ १३२ ॥ 
लाभेश यदि लाम स्थान में ही गया हो तो दीर्घायु प्रदान करता है। जातक 
अनेक पुत्र-पौत्रों से यू क्त, सत्कर्मी, सुन्दर स्वरूप वाला, सुशील, लोगों में श्रेष्ठ, 
विशाल शरीर वाला तथा मन को आनन्दित करने वाला ( प्रसन्नचित्त ) होता 
है ॥ १३२ ॥ | 
द्वादशगे लामेशे सूत्पत्नमुक्‌ स्थिरो भवति रोगी । 
उत्पातरतो मानी दाता च सुखी सदा पुरुषः ।। १३३ ॥। 
द्वादश ( बारहवें ) भाव में यदि लाभे गया हो तो स्वयं द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं को खाने वाला, स्थिर चित्त वाला, रोगी, उत्पात में संलग्न, स्वाभिमानी, 
दानी तथा सदैव सुखी रहने वाला पुरुष होता है।। १३३ ॥ 


हादश मावगत द्वादशेश फल 
ब्ययपे लग्न गते विदेशग! सुवचनः सुरूपञ्च | 
भपसञ्चवाददोषी UA 


far हिन्दीब्याल्योपेता १७३ 


ब्यय ( बारहवें ) भाव का स्वामी यदि लग्न में गया हो तो जातक बिदेश में 
रहने वाला, मृदुभाषी, सुन्दर स्वरूप वाला, e के कारण safga, afa- 
वाहित अथवा सपुंसक होता है ॥ ११४ ॥। 


दादशपे वित्तगते कृपणः कटुवाग्विनष्टलामलयः | 
सौम्ये y निधन गच्छति नूपतस्करवह्ितोर्ञमभयम्‌ ॥ १३५ ।। 
बारहर्व भाव का स्वामी यदि धन स्थान में गया हो तो वह व्यक्ति कृपण, 
कटु माषी, नष्ट धन का भो लाभ प्राप्त करने वाला, होता है । यदि व्ययेश शुम- 
ग्रह हो तो राजा, चोर एवं अग्नि से हानि तथा मृत्यु होती है ।। १३५ ॥ 
सहजगते द्वादशपे FT गतबान्धवः शुभे च घनी । 
तनुसोदरः सुकृपणे बन्धुषु दूरे सदा वसति॥ १३६ ॥ 
द्वादश भाव का स्वामी यदि तृतीय माव में गया हो तो व्यक्तिक्रर एषं 
भाइयों से रहित होता है । यदि शुमग्रह हो तो अल्प सहोदर ( भाइयों वाला ), 
अत्यन्त SIN, तथा सदेव भाइयों से दूर रहता है ॥ १३६ ॥ 
तुयंगते व्ययनाथ कृपणो रोगी सुकर्मा च । 
भृतिमाप्नोति सुतेभ्यः सततं मनुजो महादु:खी । १३७ ॥ 
व्ययेश यदि चतुर्थ भाव में गया हो तो व्यक्ति कंजूस, रोगी, gad ( अच्छे 
काये ) करने वाला, निरन्तर महान्‌ दुःख भोगने वाला होता है । तथा अपने पुत्रों 
द्वारा उसकी मृत्यु होती है ॥ १३७॥ 
दादभपतो सुतस्थ क्रूरे सुतविवाजितः शुभे ससुतः । 
अनककमलाविलासी समर्थताविरहितः पुरुषः ॥ १३८ ॥ 
द्वादश ( व्यय ) भाव का स्वामी यदि पश्चम माव में गया हो तथा कर प्रह 
हो तो सन्तान से रहित शुमग्रह हो तो सन्तान युक्त करता है। पैतृक धन का 
उपभोग करने वाला सामथ्यं से रहित पुरुष होता है ॥ १३८ ॥ 
षष्ठगते व्ययनाथे HT कृपणो5क्षिदूषणः पुरुषः | | 
लभते भृति नितान्त भृगुतनये नेत्रहीनः स्यात्‌ ॥ १३६ ॥ 
छठ माव में यदि व्ययेश गया हो तो तथा क्रर ग्रह हो तो मनुष्य कृपण, 
नेत्र दोष से युक्त तथा निश्चय ही अकाल मृत्यु पाने वाला होता है। यदि शुक्र 
ढादशेश हो ता उसकी आँख अंघी होती है ॥ १३६ ॥। 
द्वादशपे सप्तमगे दुष्टो दुश्वरितभृत्पटुवचतः । 


करे स्वस्त्रीतः स्यात्‌ सौम्ये क्षयमेति गणिकातः ॥ १४० ।। 
दादशेश यदि सप्तम भाव में हो तो बह व्यक्ति दृष्ट, चरित्रहौन तथा बात- 


१७४ मानसागरी 


चीत में निपुण होता है। ऋर ग्रह दादशेश हो तो अपनी स्त्री द्वारा यदि शुभग्रह 
हो तो बेश्या हारा निधन होता है ॥ १४० 1। 
निधनगते व्ययनाथऽष्कपाली कार्यसाघनै रहित; । 
द्रोहर्मातः सौस्यखगे धनसंग्रहपरो नरो भवति । १४१॥ 
ब्ययेश ऋर ग्रह अष्टम भाव में हो तो मनुष्य अध्टकपाली ( अवघड, या 
कपाल में भिक्षा माँगने वाला ), कार्य एवं साधनों से हीन ( बेकार ) तथा डोह 
(tata) बुद्धिवाला होता है। यदि शुम ग्रह हो तो धन सञ्चय में संलग्न 
रहता है॥ १४१ ॥ 
सुकृतगते व्ययनाथे तोर्थालोकाटन वृत्तिः। 
करे लगे च पापा निरथंकं याति तद्द्रव्यस्‌॥ १४२ ॥। 
नवम भाव में व्ययेश हो तो स्थानों में भ्रमण करके जीवन यापन करता 
( तीर्थ पुरोहित या ट्र बेल एजेन्ट होता ) है । यदि ब्ययेश ऋर ग्रह हो तो पापी 
तथा व्यर्थं धन व्यय करने वाला होता है ॥ १४२ ॥ 
व्ययपे गगनगृहस्थे पररमणीपराङ्सुखः पवित्राङ्गः । 
सुतधनसग्रहनिरतो दुर्कंचनपरा भवति तन्माता ॥ १४३ ॥ 
व्यय माव का स्वामी यदि दशम भाव में गया हो तो मनुष्य परस्त्री से 
विमुख, पवित्र अंगों वाला, पुत्र और घन के प्रति अधिक आसक्त होता है । उसकी 
माता कटुभाषिशी होती है ॥ १४३ ॥ 


द्वादशपे लामस्थ द्रविणपतिर्दीघंजीवितो भवरत । 
स्थानप्रवरो दाता विख्यात: सत्यवचनपरः।। १४४॥। 
द्वादश माव का स्वामी यदि लाम (एकादश ) भाव में हो तो धनपति 
( धनवान्‌ ) दीर्घजीवी, अपने क्षेत्र का श्रेष्ठ दानी, विख्यात, सत्यवादी तथा वचन 
का पालन करने वाला व्यक्ति होता है ॥ १४४ i 


विभूतिमान्‌ ग्रामनिवासचित्तः कार्पण्यबुद्धिः पशुसंग्रही च । 
चेज्जीवति प्रामयुतः सदा स्याइघयाषिनाथे व्ययगेहलीने ।। १४५ ।। 
ब्ययेश यदि ब्यय ( १२वें +) माव में ही हो तो जातक ऐश्वर्य सम्पन्न, ग्रामीण 
जीवन मे रुचि रखने वाला, कपण, पशुओं का संग्रह करने वाला होता है। 
यदि दीघंकाल तक जीवित रहा तो वह गायों का स्वामी (जमीनदार ) हो जाता 
है ॥ १४५ ॥ 


rauen : समान्गस्पलजखु A i 
तीनि ni कुसते । १४६ ॥ 


“मनोरमा' हिम्दीब्याइयोपेता १७५ 


यदि qt अपनी नीच राशि ( तुला ) में स्थित हो तो जातक कठोर दांतों 
एवं मुख बाला, समान दारीर, मोटे जंधा, हाथ और पैरों वाला होता है । विवाह 
के बाद बह स्त्री के वशीमृत हो जाता है ॥ १४६ ॥ 


जन्म समय में यदि चम्द्रमा अपनी नीच राशि ( वृश्चिक ) में स्थित हो तो 
जातक नाचने, बजाने, व्यर्थ बातें करने वालों तथा Te जनों की संगति करने वाला 
दुबद्धि युक्त तथा सन्देह में रहने वाला होता है ।। १४७ ॥। 
लक्ष्मी ह्यत्यग्रबला स्थिरविभवो बुद्धिमान्‌ TR! 
रात्रिचरोऑतिचौरो दुष्टात्मा भूसूतः कुर्ते 


॥ १४८ ।॥। 


मंगल अपनी नीच राशि (कर्के ) में स्थित हो तो व्यक्ति अत्यन्त बलवान्‌ 
स्थिरसम्पत्ति वाला, बुद्धिमान, गुणवान, रात्रि में विचरण करने वाला, अत्यन्त 
चोर तथा दुष्टात्मा होता है ॥ १४८ ।। 


:..... RLU १४९ ॥ 
जन्म काल में यदि बुध अपनी नीच राशि ( मीन ) में स्थित हो तो उस व्यक्ति 
की स्त्री सद्बुद्धि वाली, सुन्दरी, एवं सुशीला पति की आज्ञा का अनुगमन करने 
वाली तथा कन्या एवं पुत्रों से हीन होती है ॥ १४६ ।। 

दिव्यस्त्रीवरका अनपुष्पफलप्रकर्पुजित: पुरुष: | 
भत्ता देशान्तरगतो नीचस्थः सुरगुरुः कुस्ते ।। १५० ॥ 
बृहस्पति अपनी नीच राशि ( मकर ) में स्थित हो तो सुन्दरी एवं श्रेष्ठ स्त्री, 
स्वर्णं, पुष्प, फल आदि उत्तम वस्तुओं से सम्पन्न होता है । यदि स्त्री हो तो उसका 
पति देशान्तर ( बिदेश ) में निवास करता है॥ १५० ॥ 
अतिकौतुको विनोदी समासु सुवाक्सदा प्राइ 
राज्यकलामणिमच्डितो तीचस्थो भागंवः कुरुते ।। १५१ ॥ 
शुक्र अपनी नीच राशि ( कन्या ) में हो तो जातक कोतुकी (कीड़ा में निपुण) 
हास्य-विनोदप्रिय, समा में मृदुभाषी, बुद्धिमान, राजनीति में मूधन्य होता है॥ १५१॥ 


१७६ मानसागरी 


बानि अपनी नीच राशि ( मेष) में गया हो तो जातक शत्रुओं का क्षय करने 
वाला, दृढ़ शरीर वाला, प्रज्वलित अग्नि के समान तेजवाला, चञ्चल, देश, ग्राम, 
पुर नमर आदि में बलवान, साम्राज्य के अन्तर्गत राज्य का अधिपति, स्वेच्छा- 
चारी विचारधारा में निपुण, सुन्दर सदैव स्त्री सुख से सम्पन्न, wife ( जाति ) 
और थाई आदि जनों से युक्त होता है॥ १५२ ॥ 
gina खलो दुष्ट: पापात्मा दुश्चुद्धिकृद बहुलः | 
स्वकुटुम्बपक्षहीनो नीचस्थो राहुरिति कुरुते ।। १५३ ॥ 
अपनी नीच राशि ( धनु ) में राहु स्थित हो तो जातक, महो आकृति वाला, 
उत्पाती, दुष्ट, पापी अधिकांश निन्दित कार्यों में बुद्धि लगाने बाला तथा अपने 
कुटुम्बियो के समर्थन से रहित होता है ॥ १५३ ॥ 
/ काणस्तथा कुशील: स्त्रोविरही दुःखकातरो विरुचिः । 
अरिपक्षभक्षकुशलो नीचस्थः केतुरपि कुरुते । १५४ ॥ 
अपनी नीच राशि ( घनु ) में हो तो ब्यक्ति काना ( एक नेत्र से हीन ), शील 
से रहित ( दुष्ट ), स्त्री से वियुक्त, दुःख से खिन्न, उत्साह हीन, तथा शत्रुपक्ष के 
दमन में निपुण होता है ॥ १५४ ॥। 
| उच्च' राशिगत ग्रहों का फल 
f धीरः प्रचण्डः कुशलो गौरः शूरः कलानिधिश्चतुरः । 
दण्डपतिघंनयुक्तो ह्म च्चस्था भास्करा! कुरुते १५५॥। 
सूयं अपनी उच्च राशि (मेष) में हो तो जातक धोर अत्यन्त उग्र, निपुण, गौर 
वर्ण वाला, शूर-वीर, कलाओं का ज्ञाता, बुद्धिमान, दण्ड देने का अधिकारी, तथा 
धनवान होता है ॥ १५५ ॥ 
विज्ञानधनसमेतः पात्रपवित्रश्च कामिनोविरहो | 
बहुजनतावल्लमजन उच्चस्थो हिमकरा कुरुते १५६ ॥ 
चन्द्रमा अपनी उच्च राशि ( वृष ) में हो तो जातक वैज्ञानिक, धनवान, 
पवित्रता का पात्र ( अर्थात्‌ अत्यन्त शुद्ध हृदय वाला ), स्त्री के वियोग से युक्त, 
विशाल जन समुदाय का प्रिय होता है ।। १५६॥ 


१. ग्रहों का रोशियों के साथ कई प्रकार का सम्बन्ध माना गया है। इनमें से 
स्थान ( गृह ), उच्च, नीच तथा मूल त्रिकोण विशेष महत्व पूर्ण हैं । फलित 
ज्योतिष में पग-पग पर इनका उपयोग है! स्थान या क्षेत्र का स्वामी वही 
ग्रह होता है जिसका वह क्षेत्र (गृह) होता है। यथा-सूर्य का क्षेत्र सिह राशि तथा 
सिह का स्वामी सूर्य इसी प्रकार सूर्य की उच्च राशि मेष १०° तक, तथा 


'मनोरमा' हिन्दीब्याढयोपेता १७७ 


डग्रदूढपहार शस्त्र HC वचनबहुविदितम्‌ । 
नुपकुलवल्लमशूर हा ज्वस्थो भूसुतः कुरुते । १५७ ॥ 
जम्म समय में अपनी उच्च राशि ( मकर ) में मंगल हो तो जातक स्वभाव 
से उग्र, शक्तिपूवेक शस्त्रप्रहार करने वाला, वाणी से अत्यन्त प्रसिद्ध, राजा का 
प्रियपात्र, तथा शूर ( बहादुर ) होता है ।। १५७ ॥ 


मूलत्रिकोणगत ग्रहों का फल 
धनी सुखी कार्यविज्ञस्त्रिकोणस्थे दिवाकरे । 
चन्द्रे धनो च भोक्ता च भौमे श रोऽदयः खल! ।। १५८ ।। 
सूर्य अपनी मूल त्रिकोण राशि ( सिह ) मे हो तो जातक धनवान, सुखी, सभी 
प्रकार के कार्यों में दक्ष होता है । यदि चन्द्रमा मूल त्रिकोण में हो तो धनी एवं 
भोगी, भौम हो तो शूर-वीर, निर्देय तथा दुष्ट होता है ॥ १५८ ॥ 
बुधे fm विज्ञो विनोदी विजयी नरः । 
गुरौ ग्रामपुरादोनां मठस्याधिपतिः सुधीः १५६॥। 
जन्म समय में बुध यदि मूल त्रिक्रोण में हो तो ज्ञाता, विनोदप्रिय, एवं विजय 
( सफलता ) प्राप्त करने वाला, गुरु हो तो ग्राम, नगर, एवं मठ का अधिकारी 
तथा विद्वान होता है ॥ १५६ ॥ 
शुक्रे त्रिकोणगे सञ्च: सुखयुक्तो महीपतिः । 
मन्दे नरो घनः पूर्णो महाशरः कुलन्धरः ।। १६० ॥। 
शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि म स्थित हो तो सुबुद्ध ( विद्वान ), सुख से युक्त 
तथा राजा ( भूमि का स्वामी ) होता है। यदि शनि मूल त्रिकोण म हो तो 
नीच राशि तुला के १०० तक होती है । सरलता के लिए समी ग्रटों के क्षेत्र, 
उच्च, नीच तथा मूल त्रिकोण बतलाते है- 


ग्रह शाशिकक्षेत्र उच्च नोच मूलत्रिकोण 
सूर्य सिह मेष १०१ तुला १०० सिह 

चन्द्र ककं वृष 3° aus २* वृष 

मंगल मेष, वृश्चिक मकर २८० कक २८९ मेष 

बुध मिथुन, कन्या कन्या १५९ मीन १५९ कन्या 
गुरु घनु, मीन कके ५० मकर ५° घनु 

शुक्र बुष, तुला मीन २७* कन्या २७* तुला 
शनि मकर, कुम्भ तुला २०९ मेष २०* कुम्भ 
राहु कन्या मिथुन 

केतु मीन धनु 


१२ मा० gro 


१७८ मानसागरी 


जातक घन से परिपूर्ण, महान बलवान, तथा अपने कुल के भार को धारण करने 
बाला होता है।। १६० ॥। 


स्वक्षेत्री ब्रश का फल 
स्वगृहस्थे श्वौ लोके महोग्रश्न सदोच्यमी । 
चन्द्रे RATS: साधुमंनस्वी रूपवानपि ॥ १६१ ॥ 
जन्म समय में सूर्य यदि अपने गृह (सिह) राशि में हो तो जातक संसार में उग्र 
( तेजस्वी ) तथा सदैव उद्योगी ( कर्मठ ), चन्द्रमा अपने क्षेत्र ( wt) में हो तो 
कार्य में संलग्न, सज्जन, स्वाभिमानी, तथा सुन्दर स्वरूप वाला होता है ॥१६१॥ 
स्वगृहस्थे कुजे वापि चपलो धनवानपि । 
za नानाकलामिज्ञः पण्डितो धनवानपि ।। १६२ ॥ 
यदि मंगल अपने गृह ( मेष, वृश्चिक ) में स्थित हो तो जातक चअल एवं 
धनवान, बुध अपने गृह (मिथुन, कन्या) में हो तो अनेक कलाओं का ज्ञाता, विद्वान्‌ 
तथा धनवान होता है। १६२ ॥ 
घनो काव्यश्रृतिज्ञश्च स्वचेष्टः स्वगृहे गुरी । 
स्फीतः कृषीवलः शुक्रे शनौ मान्यः सुलोचनः॥ १६३ ।। 
बृहस्पति अपनी राशि ( धनु, मीन ) में हो तो जातक काब्य शास्त्र एवं बेद 
का ज्ञाता तथा स्वयं उद्योगी ( अथवा जिज्ञासु ) होता है । शुक्र अपने गृह में हो तो 
कृषि कार्य करने वाला, शनि अपनी राशि (मकर-कुम्भ) में हो तो सम्मानित एवं 
सुन्दर नेत्रों वाला होता है। १६३ ।। 


मित्र ग्रहों के राशिगत ग्रहों का फल 
qa मित्रगृहे ख्यातः शास्त्रज्ञः स्वस्थसौहृदः। 
चन्द्रे नरो भाग्ययुक्तत्रतुरो धनवानपि॥ १६४ ॥ 
सूर्य यदि अपने मित्र ग्रहों की राशि में गया हो तो मनुष्य प्रसिद्ध, शास्त्रों का 
ज्ञाता, स्वस्थ तथा मित्रों से युक्त होता है । चन्द्रमा अपने मित्रग्रहों की राशियों में 
हो तो मनुष्य भाग्यशाली, चतुर तथा धनवान होता. है ॥ १६४॥। 
भौमे शस्त्रोपजोवी च बुधे रूपधनान्वितः | 
गुरी मित्रगृहे qu: सतां सत्कमंसंयुतः ॥ १६५॥ 
मंगल अपने मित्र ग्रह की राहि में हो तो शस्त्रो के द्वारा जीविका होती है । 
( शस्त्रों के निर्माण, ब्यापार अथवा शास्त्रों के उपयोग से जीवनयापन करने बाला 
होता है। ) बुष मित्र क्षेत्र में हो तो रूप एवं धन से युक्त, गुरु अपने मित्र ग्रह के 
क्षेत्र में हो तो सबैव पुज्य, सत्कमे में संलग्न व्यक्ति होता है ॥ १६५ ।। 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता १७९ 


शुक्रे मित्रगृहे लोके धनी बन्धुजनप्रिय! । 
शनी रुजाकुलो देहः कुकर्मनिरतो भवेत्‌ ॥ १६६॥ . 
शुक्र अपने मित्र ग्रह की राशि में स्थित हो तो लोक में प्रसिद्ध घनी, माई- 
बन्धुओ का प्रिय तथा शनि मित्र क्षेत्र में हो तो रोगों से पीडित शरीर वाला तथा 
कुकर्म में संलग्न व्यक्ति होता है ॥ १६६ ॥ 


शत्रु राशिगत ग्रहों का फल 


qa रिपुगृहे नीचो विषय: पीडितो नर: । 
चन्द्रे हृदयरोगी च भौमे जायाजडोऽघनः ।॥ १६७ ।। 
सूये अपनी शत्रु राशि में स्थित हो तो मनुष्य नीच प्रकृति वाला, विषय 
वासनाओं से पीडित होता है । चन्द्रमा अपने छात्र ग्रह के क्षेत्र में हो तो हृदय से 
रोगी, भौम हो तो स्त्री के कर्कश व्यवहार से जड़ तथा दरिद्र होता है॥ १६७॥। 
बुधे रिपुगृहे मूर्खो वाग्धनी दुःखपीडित: | 
जीवे च जायते क्लीबो नष्टबुतिर्बुभुक्षितः ॥ १६८॥ 
बुघ अपने तत्र ग्रह के क्षेत्र में हो तो मूखें, वाणी से घनवान्‌, एवं दुःख से पोड़ित 
होत। है । गुरु शतृ क्षेत्र में हो तो मनुष्य नपुंसक होता है तथा उसकी जीविका का 
साधन नष्ट हो जाता है और वह क्षुधा से पीडित रहता है ।। १६८ ।। 
शुक्र शत्रुग्रहे भृत्यः कबुद्विर्दःखितो नरः । 
शनौ व्याघ्ययंशोकेन सन्तप्तो मलिनो भवेत्‌॥ १६९ ॥ 
शुक्र अपनी शत्रु ग्रह की राशि में हो तो मनुष्य सेवक ( चपरासी, नौकर ), 
दुष्ट बुद्धि वाला तथा दुःखी होता है । शनि शतरुक्षेत्र में हो तो व्याधि, एवं धन के 
शोक से सन्तप्त तथा मलिन आचरण वाला होता है ॥ १६९ ॥ 


दादश भावगत लग्ना का फल 
मेषोदये रक्ततनुमंनुष्यः श्लेष्माधिक! क्रोषपरः कृतच्नः । 
समन्दबुद्धिः स्थिरतासमेतः पराजितः स्त्रीमृतकेः सदैव ।। १७० ।। 
यदि जन्मकाल में लग्न (तनुभाव) में मेष लग्न हो तो मनुष्य रक्त वर्ण एवं कफ 
प्रकृति वाला, क्रोधी, कृतघ्न, अत्यन्त मन्द बुद्धि वाला, स्थिर विचारों वाला, 
तथा निरन्तर स्त्री एवं नौकरों से पराजित (सन्तप्त) रहने वाला होता है।।१७०॥ 
वृषोदये जन्म यदा भवेच्च स्वचित्तरोगं स्वजनापमानम्‌ । 
इष्ट॑वियोगं कलहं च दु:खं शस्त्रामिघार्त च धनक्षयं च ।। १७१॥। 


१८० समानसाभरी 


यदि वृष लग्न में किसी का जन्म हो तो वह मानसिक रूप से अस्वस्थ, आत्मीय 
जनों से अपमानित, इष्ट व्यक्तियों से वियुक्त, कलह ( विवाद ) एवं दुःख से युक्त, 
शस्त्रों से आहत (छुरा आदि से चोट लगती है), तथा घन का नादा होता है ( अर्थात्‌ 
दुष्ट लोग शस्त्र से घायल कर धन का अपहरण कर लेते हैं। ) ॥ १७१ ॥ 
तृतीयलग्ने पुरुषोऽतिगौरः स्त्रोरक्तचित्तो नुपपीडितश्च । 
qa: प्रसन्न: प्रियवाग्विनीतः समृद्ध जो गीतविचक्षणञ्च ॥ १७२ ॥ 
मिथुन लग्न में किसी का जन्म हो तो वह व्यक्ति अत्यन्त गौर वर्ण वाला, 
स्त्री में अधिक अनुराग रखने वाला, राजा ( सरकार ) द्वारा पीड़ित, दूत कार्य 
( संवाद प्रेषण, चपरासी, टेलीफोन आपरेटर आदि ) करने वाला, प्रियमाषी, 
विनम्र बड़े-बड़े बालों का शौक रखने वाला तथा कुशल गायक होता है ॥ १७२ I 
कर्कोदये गौरवपुर्मनुष्यः पित्ताधिकः कल्पतरुप्रगल्भ: । 
जलावगाहानुरतोऽतबुद्धिः शुचिः क्षमो धर्मरुचिः सुसेव्यः॥ १७३ ॥ 
कर्क लग्न में जिसका जन्म हो बह ब्यक्ति गौर वणं वाला, पित्त प्रकृति वाला, 
कल्प वृक्ष की तरह उदार प्रकृति वाला, अधिक वाचाल, जल क्रीडा में निपुण, 
अत्यन्त बुद्धिमान्‌, पवित्रात्मा, क्षमाशील, धमं में रुचि रखने वाला, सरलता से 
प्रसन्न होने वाला होता है ॥ १७३॥ 
सिहोदये पाण्डुतनुमंनुष्यः पित्तानिलाभ्यां परिपीडिता ङ्गः | 
प्रियामिषो रम्यरसः सुतीक्ष्णः शरः प्रगल्मः परितोऽटनश्च ॥ १७४।। 
जिसका जन्म सिह लग्न में हो वह पीले वणं वाला, पित्त और वायु से पीड़ित 
शरीर वाला मांस एवं सुन्दर wal ( मदिरा आदि) का प्रेमी, तीव्र बुद्धि वाला, 
बलवान्‌ वाचाल तथा चारो तरफ 'घुमने-फिरमे' वाला होता है ॥ १७४ ॥ 
कन्याख्यलग्ने कफपित्तयुक्तो भवेन्मनुष्य; शुभकान्तभावनः | 
शलेष्मी प्रियः स्त्रीविजितो नु भीरर्मायाविकः कामकदथिताङ्गः ।१७५॥ 
कन्या लग्न में उत्पन्न होने वाला मनुष्य कफ एवं पित्त से युक्त अपने आचरण 
से लोकप्रिय, कफ प्रकृतिषाला, प्रेमी, स्त्री से पराजित, डरपोक, मायावी तथा 
कामवासना के कारण विकृत अङ्गों वाला होगा ॥ १७५ ॥ 
तुले विलग्ने च भवेन्मनुष्यः शलेष्मान्वितः सत्यपरः सदैव । 
परा्रियः पाथिवमानयुक्तः सुराचंने तत्परकल्प एव ॥ १७६ ॥ 
तुला लग्न में उत्पन्न मनुष्य कफ ( खाँसी, न्यूमोनिया रोग ) युक्त सदैव सत्य- 
वादी, परस्त्री में आसक्त, राजसम्मान से युक्त, देवताओं की पूजा-आराधना में 
संलग्न रहने वाला होता है ॥ १७६ ॥ 


ri un, 


,मनोर मा” हिन्दीब्याल्योपेता १५१ 


qa कोपधरो जरावान्‌ भवेष्मनुष्यो नृपपुजिताङ्गः | 
गुणान्वितः क्चास्त्रकथानुरक्तः प्रमर्दकः शश्रुगणस्य नित्यम्‌ ॥ १७७ ॥ 
युरिक लग्न में जिसका जन्म हो वह व्यक्ति क्रोधी, वृद्धावस्था के लक्षणों से 
युक्त, राजाओं से सम्मानित, गुणवान्‌, शास्त्रचर्चा में अनुरक्त सदैव शत्रु गणों का 
मर्दैन करने वाला होता है ।। १७७ ॥ 
चापोदये राजयुतो मनुष्य: कार्ये प्रवीणो द्विजदेवरक्तः । 
तुरद्धयुक्तः सुहृदा प्रयुक्तस्तुर ङ्गजङ्कश्व भवेत्सदंव॥ १७८ ॥। 
धनु लग्न में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति सदैव राजाओं के साथ रहने 
बाला, कार्य में कुशल, ब्र, हाण और देवताओं में आस्था रखने वाला, घोड़ा (वाहन) 
रखने का शौकीन, मित्रों से युक्त, (घुइसवारी करने से) घोड़े की तरह जाँधों वाला 
होता है tus ॥ 


मृगोदये तोषरतः सुतीब्रो भीरुः सदा पापरतः quí | 
श्लेष्मानिलाम्यां परिपीडिता ङ्गः सुदीघंगात्रः परवः्वकश्च ।। १७६ ॥ 
मकर लग्न में उत्पन्न व्यक्ति सन्तोषी, स्वभाव से तीव्र (आलस्य रहित), डर- 
पोक, सदेव पापकम में रत रहने वाला, सुन्दर सूति वाला, कफ और वागु से 
पीड़ित शरीर वाला, लम्बी शरीर वाला तथा दूसरों को ठगने वाला 
होता है ॥ १७६ ॥ 
घटोदये सुस्थिरतासमेतो वाताधिकस्तोयनिषेवणोस्कः । 
सुहृत्स्वगात्रः प्रमदास्वभीष्टः शिष्टान्रक्तो जनवल्लभञ्च ॥ १८० ॥ 
जिसका जन्म कुम्भ लग्न मे हो वह स्थिरता पूर्वक (सोच विचार कर) कार्ये करने 
वाला, वायु विकार से युक्त, जलका अधिक सेवन कर्ने वाला, मित्रों के लिए अपना 
शरीर ( सर्वस्व) अपित करने वाला स्त्रियों का प्रेमी, शिष्ट पुरुषों की संगति करने 
वाला तथा लोगों का प्रिय होता है ॥ १८० m 
मीनोदयो तोयरतो मनुष्यो भवेद्रिनीतः सुरतानुकूलः । 
सुर्पाण्डतः सुक््मतनु: चण्डः पित्ताधिकः कीत्तिसमन्वितञ्च ॥ १८१ ॥ 
मीन लग्न के उदय काल में जिसका जम्म हो वह मनुष्य अल में अधिक 
आनन्द अनुभव करने वाला, विनम्र, स्त्रीप्रसङ्ज के लिए सदेव उद्यत, सुबुद्ध, दुर्बल 
शरीर वाला, प्रतापी, पित्त प्रकृति वाला तथा यशस्वी होता है ॥ १८१ ॥। 


धनभाव में स्थित राशियों का फल 


मेषे धनस्थे कुस्ते मनुष्यो धनं सुपुण्येविविध: पूतैः । 
सुनीतियुक्त तनयं प्रसूते ' चतुष्पदाढध' बहुपण्डितज्ञम्‌ ॥ १८२ ॥ 


१८२ भानसागरी 


= 


घन भाव में यदि मेष राशि हो तो मनुष्य विविध पुण्य कार्यो से अधिक घन 
लाभ करता है । सुन्दर नीति ( सदाचार ) से युक्त पुत्र सन्तान को जन्म देने 
वाला, चौपायो से युक्त ( पशुप।लन में रुचि रखने वाला ) तथा विद्वानों की संगति 
करने वाला होता है ॥ १८२ ॥। 


वृषे me लभते मनुष्यः कृषिपसादेन धनं सदैव । 
अनाभिषातं च चतुष्यदासू्यं तथा हिरण्यं मणिमौक्तिकाथम्‌ ॥ १८३ ॥। 
वृष राशि यदि धन भाव में हो तो मनुष्य निरन्तर कृषि कर्म द्वारा धन लाभ 

करने वाला, अहिसक पशुओं ( गाय-बैल-मैस आदि ) का पालन करने वाला तथा 
सोना, मणि एवं मुक्ता ( मोती ) आदि बहुमूल्य रत्नों का संग्रह करने वाला 
होता है ॥ १५३॥। 

तृतीयलग्ने धनगे भनष्यो धनं लभेत्‌ स्त्रीजनतश्च नित्यम्‌ । 

रौप्यं तथा काखनजं sad हयाधिक साधुभिरेव सरूपम्‌ । १८४ ॥ 


धन भाव में यदि मिथुन लग्न हो तो मनुष्य स्त्रियों से घन लाभ करता है । 
चाँदी, सोना, घोड़ा (आधुनिक युग में वाहन मोटर-कार) आदि से युक्त तथा साधु 
(सज्जन) पुरुषों की संगति करने वाला होता है ।। १८४॥ 


चतुर्थराशौ धनगे मनुष्यो घनं लभेद्‌ वृक्षजमेव नित्यम्‌ । 
जलाद्भूयं यद्वनमिष्टभोज्यं नयाजितं प्रीतिकरं सुतानाम्‌ ॥ १८५ ॥ 


धन स्थान में यदि कक राशि हो तो मनुष्य निरन्तर वृक्षों से घन लाभ करने 
वाला ( लकड़ी का व्यापारी, जंगल का ठेकेद।र अथवा जंगल विभाग में सेवारत ) 
होता है । जल से भय, जंगली वस्तुओं ( कन्दमूल ) का रुचि के साथ सेवन करने 
वाला, नीति पूर्वक धनार्जन करने वाला तथा पुत्रों के साथ स्नेह करने वाला 
होता है ॥ १८५ ॥ 
fag धनस्थे लभते मनुष्यों धनं तपो$रण्यजनातु मानम्‌ | 
सर्वोपकारं श्रवणं प्रभूतं स्वविक्रमोपाजितमेव नित्यम्‌ ॥ १८६॥ 


घनमाब में सिह राशि स्थित हो तो मनुष्य निरन्तर अपने पराक्रम से अजित 
किया हुआ अपार धन प्राप्त करता है । तपस्या ( साधना ) में रुचि रखने वाला, 
वनवासियों अथवा तपस्वी सन्त महात्माओं हारा सम्मान प्राप्त करने वाला, सभी 
प्रकार से उपकार करने वाला एवं विनम्न होता है ॥ १८६ ॥ 


कब्योदये वित्तगते मनुष्यो घनं लभेद्‌ भूमिपतेः सकाशात्‌ । 
हिरण्यमुक्तामणिरोप्यजाल॑ गजाश्वनानाविषविशजातसू ।। १८७ i 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १८३ 


कन्या लग्न यदि धन स्थान में हो तो मनुष्य मूमिपति (राजा, बड़े जमीन्वार) 
से धन, सोना, मोती-मणि एवं चाँदी का ढेर, हाथी, घोड़ा तथा विविध प्रकार की” 
सम्पत्ति एवं वस्तुओं को प्राप्त करता है ॥ १८७ ॥। 
तुले धनस्थे बहुपुण्यजातं घनं मनुष्यो लभते प्रभूतम्‌ । 
पाषाणज मृण्मयमातिजातं सस्योद्धर्व कर्मजमेव नियम्‌ ।। १८८ ॥ 
घन स्थान में तुला राशि हो तो मनुष्य ईमानदारी और परिश्रम ( पवित्र 
कार्यों ) से अत्यधिक घन प्राप्त करने वाला, पत्थर-मिट्टी, कठोर श्रम तथा कृषि 
(अन्न) से सम्बन्धित कार्यों को करने वाला होता है ।। १८८ ॥। 


धने त्वलिर्यस्प मवेच्त राशि. स्त्रधर्मशोल प्रकरोति नित्यम्‌ । 
विलाजिनीकोमपर सदैव विवित्रवाक्य द्विजदेवमक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 
जिस व्यक्ति के जन्म समय में घन भाव में वृश्चिक राशि हो वह नित्य अपने 
कुलधर्म का पालन करने वाला, सुन्दरी स्त्रियों के प्रति सदेव आसक्त ( वशीमृत ), 
अद्भुत बचन बोलने वाला ब्राह्मण और देवताओं का भक्त होता है १८६ ॥ 
धनुधंरे वितगते मनुष्यो धनं लभेत्स्वैर्यविधानजातम्‌ । 
चतुष्पदाढध' विविधं यशस्त्री रसो द्धवं घमंविधानजातम्‌ ॥ १६० ॥ 
धन भाव में यदि धनु राशि हो तो मनुष्य रस से उत्पन्न धन तथा स्थायी 
सम्पत्ति ( सोने-चाँदी, मूमि आदि ) से सम्बन्धित धन का लाम करता है । विभिन्न 
प्रकार के पशुओं ( गाय-मैंस, घोड़ा, कुत्ता आदि ) को पालने वाला, यशस्वी, तथा 
धामिक क्रियाओं में रुचि रखने वाला होता है॥ १९० ॥ 
मृगे me लभते मनुष्यो धनं प्रपञ्चैविविधरु गाय: | 
सेवासमुत्यं च सदा नृपाणां कृषिक्रियाभिश्च विदेशसङ्गात्‌ । १६१ ॥। 
धन भाव में मकर राशि हो तो मनुष्य विविध प्रपञ्चों एवं साधनों से, 
सदैव राजाओं की सेवा से, कृषि द्वारा, तथा विदेश के सम्पर्क से धन लाभ 
करता है॥ १६१ ॥ 


घटे धनस्थे लमते मनुष्यो धनं प्रभूतं फलपुष्प जातम्‌ । 
Targa साधुनस्य भोज्यं महाजनोत्यं च परोपकारी ॥ १६२॥। 
gra राहि यदि धन स्थान में हो तो मनुष्य फल-फूल के व्यापार से बहुत 
अधिक धन प्राप्त करता है। बड़े-बड़े (श्रेष्ठी ) लोगों से तथा जन साधारण से धन 
संग्रह कर साधु सेवा करने वाला परोपकारी होता है॥ १६२ ॥। 
मत्स्ये धनस्थे लभते मनुष्यो घनं भ्रभूतेनियमोपवासैः | 
विद्याप्रमावा्तिषिसङ्गमाच्च सदा fageat समूपाजितं च ॥ १९३॥ 


१५४ मानसागरी 


धन स्थान में मौन राशि हो तो मनुष्य. अत्यधिक नियम ( साधना ) उपवास 
(इत ) अर्थात्‌ आराधना एवं विद्या द्वारा, निधि ( सञ्चित द्रब्य या लाटरी ) कै 
संयोग से तथा माता-पिता द्वारा अजित धन का लाभ करता है।। Ces ti 


तृतीय macy राशियों का फल 
तृतोयसंस्थे प्रथमे च राशौ द्विजातिमित्र्व मवेन्मनुष्यः | 
परोपकार: श्रवणेः शुचिश्च भ्रभूतविद्यो नुपपुजिताङ्गः ।। १६४॥ 
तृतीय भाव में यदि मेष राशि हो तो मनुष्य ब्राह्मणों का मित्र, परोपकारी, 
कथा-पुराण आदि के श्रवण से पवित्रात्मा, विविध विद्याओं का शाता तथा राजा 
हारा सम्मानित होता है ॥ १६४ ॥। 
वृषस्तृतीये कुरुते मनुष्ये नरेन्द्रमित्रं प्रचुरषतापम्‌ ॥ १६५ । 
सुवित्तदं भूरियशोनिधान सूरि कवि ब्राह्मणरक्तचित्तम्‌ ॥ १९५ i 
तृतीय माव में वष राशि होने से मनुष्य राजा का मित्र, प्रबल प्रतापी, मुक्त 
हस्त से दान करने वाला, सवंत्र यशस्वी, विद्वान, कवि एवं ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने 
वाला होता है ॥ १६५॥। 
तृतीयस्थे मिथुने च लग्ने करोति मत्यं वरयानयुक्तम्‌ । 
स्त्रावल्लभं सत्यमुदारचेष्ट कुलाधिकं पूज्यतम नृपाणाम्‌ ॥ १९६॥ 
तृतीय भाव में मिथुन लग्न हो तो मनुष्य उत्तम वाहन से युक्त, स्त्री-प्रेमी, 
सत्यवादी, उदार, कुल में श्रेष्ठ, तथा राजाओं द्वारा पुज्य होता है ।। १६६ ॥। 
कुलीरराशौ सहजं प्रयाते मंत्रं लभेद्वैश्यगृहप्रदेशे । 
कृषीवलं धमंकथानु रक्तं सदा सुशीलं मदसंमतःच ॥ १९७ ॥ 
यदि कर्क राशि तृतीय भाव में हो तो जातक की मित्रता वैश्य att ( ब्यापा- 
frat के परिवार ) से होती है। तथा वह कृषि कर्म करने वाला धर्माचरण एव 
कथा में श्रद्धा रखने वाला, सुशील तथा स्वाभिमानी होता है ॥ १६७ ॥ 
far तृतीये कुरुते मनुष्यं शुरं कुमित्रं वरवित्तलुब्धम्‌ । 
वघात्मकं पापकथानुरक्तं ध्रचण्डवाक्यं नहि गवितं च॥ १९८ ॥ 
तृतीय माव में सिह राशि हो तो मनुष्य शूर-वीर, दुष्ट लोगों का मित्र अधिक 
धन का लोभी, हिसा करने वाला, पापकथा में अनुरक्त कठोर वचन बोलने वाला 
तथा अभिमान से रहित होता है ॥ १६८ ॥ 
तृतीयमावस्थितलग्नकन्या . शास्त्रानुरक्तं मनुजं सुक्षोलम्‌ | 
नानासुइत्संस्तुतकल्पकोप प्रियद्धिज॑ E ॥ १६९ ।। 


“मनोरमा” हिन्दीब्याढ्योपेता १८५ 


तुतीय भाव में कभ्या लग्न स्थित हो तो मनुष्य शास्त्रों के भध्ययन में लीन 
रहने वाला, सुशील, विविध मित्रों द्वारा उत्तेजित करने पर क्रोध करने वाला, 
ब्राह्मणों का प्रिय, देवता और गुरु का भक्त होता है।। १९९ ॥ 
तृतीयसंस्थे तु तुनाभिधाने मंत्री भवेत्पापपरंमंनुष्येः । 
लौल्यात्मको लौल्यकथानुरक्तः साधं मनुष्यैः स्वसुताल्पर्कश्च ।।२००॥ 
तृतीय भाव में तुला राशि हो तो पाप कर्म मे लीन मनुष्यों के साथ मित्रता 
होती है। चञ्चल स्वभाव वाला, चञ्चलता पूर्ण बातों को प्रेम से सुनने वाला, 
मनुष्यों ( बहुत लोगों) के साथ रहने वाला तथा अल्प सन्तान से युक्त 
होता है ॥ २०० ।। 
अलौ तृतीये मनुजस्य मंत्री भवेत्‌ सदा पापजनर्दरिद्रः । 
कृतघ्नघातँः कलहानुरक्तेव्यपेतलक्षं ज॑नताविरुद्धं : ॥ २०१ ॥ 
वृश्चिक राशि यदि तृतीय माव में हो तो उस व्यक्ति की मित्रता सदैव पापी 
दरिद्र, कृतघ्न ( उपकार के बदले उपकार करने वालों) घातक, झगड़ाल, 
लक्ष्य से हीन, तथा लोक-विरुद्ध अ.चरण करने वालों के साथ होती है।। २०१ ॥ 
चापे तृतीये च भवेन्मनुष्यो मंत्रो सुशरो नृपसेव कश्च । 
चित्तः स्वरघंमंपर्द: cast नृपान्‌रक्तो रणकोविदश्च ।। २०२ ॥ 
धनु राशि यदि तृतीय भाव में होवे तो मनुष्य मन्त्री, अत्यन्त साहसी, राजा का 
सेवक, मन, वाणी और धर्म-आचरण ( सत्कमं ) से सदेव प्रसन्न रहने वाला, राजा. 
में विश्वास रखने वाला रणनीति में कुशल होता है ॥ २०२ ॥ 
नक्स्तृतीये च नरस्य यस्य करोति सोम्यं सहितं gare: | 
नित्य सुहृद्देवगुरु्रसक्तं महाधनं पण्डितमप्रमेयम्‌ ॥ २०२ 1 
मकर राशि जिस मनुष्य के जन्म लग्न के तीसरे भाव मं हो वह अत्यन्त 
सौम्य ( शान्त, सुशील ), पुत्र-पौत्रों से युक्त, प्रतिदिन मित्र, देवता एवं गुरु 
का सत्कार करने वाला, धनवान तथा अद्वितीय प्रतिभा युक्त विद्वान 
होता है ॥ २०३ ॥। 
तृतीये लभते मनुष्यो मैत्री ब्रतज्ञेबंहुकीत्तियुक्तः । 
क्षमाधिकेः सत्यपरः सुशोलेर्गतिश्रयंगेपिवरः खलश्च ॥ २०४॥ 
तृतीय भाव में कुम्म राशि हो तो मनुष्य, व्रत विधान को जानने वालों ( धमं 
शास्त्रियों ), यशस्वी, क्षमाशील, सत्यवादी, सुशील, संगीत में रुचि रखने वाले, 
श्बालों, तथा दुष्टजनों के साथ मैत्री करने वाला होता है ॥ २०४॥ 


१८६ र मानसागरी 


ensure 


तृतीवभावस्थितमीनराशो नरं प्रसूतं बहुवित्तयुक्तम्‌ । 
पुत्रान्वितं पुष्यघनेरुपेतं प्रियातिवि स॒वंअनाभिरामम्‌ ॥ २०५ ॥ 
तृतीय भाव में यदि मीन राशि हो तो मनुष्य जन्मजात घनवान्‌ पुत्रवान, पुण्य 
रूपी धन से युक्त, अतिथि प्रेमी, तथा समी लोगों का प्रियप।त्र होता है ॥ २०५ ॥ 


चतुर्थ भावगत राशिफल 
मेषे सुखस्थे लभते सुखं च चतुष्पदेम्योऽथ विलासिनी म्याम्‌ । 
भोगेविचित्रेः ध्रचुराष्तपानः पराङ्रमोपाजितमर्दनैश्च । २०६॥ 
मेष लग्न चतुर्थं भाव में हो तो वह व्यक्ति पशुओं, दो-दो स्त्रियों, विविध प्रकार 
की उपभोग वस्तुओं, अत्यधिक खाने पीने की वस्तुओं, अपने पौरुष से अजित धन 
तथा मदेन ( मालिश अथवा व्यायाम ) से सुख प्राप्त करता है ॥ २०६॥ ` 
वृषे सुखस्थे लभते सुक्षानि ads तमान्येविविधं श्च भोगे: । 
शोर्येण मूपालनिषित्रणेन प्रियोपचारंनियमंब्र'तेश्च ॥ २०७ ॥। 
वृष राशि सुख ( चतुर्थ ) माव में हो तो मनुष्य अत्यधिक सम्मानित जनों, 
अनेक उपभोग करने वालो वस्तुओं, पराक्रम, राजाओं की संगति, मनोनुकूल 
व्यापार, संयम-नियम एवं ब्रतों TT सुख प्राप्त करता है ॥ २०७ ॥ 
तृतीयराशो aat सुक्षानि लभेन्मतुष्यः प्रमदाकृतानि । 
जलावगाहैवंनसेवया च प्रमूतपुष्पाम्बरसेवनेन ॥ २०८ ॥ 
मिथुन राशि चतुर्थं भाव म हो तो मनुष्य, स्त्रियों द्वारा जल क्रीड़ा, वन-उपवन 
( प्राकृतिक ated के बीच ) विहार करने से, अधिक (विविध ) पुष्प और वस्त्रों 
के सेवन से आनन्द-सुख प्राप्त करता है ।। २०८॥ 
कुलीरराशिः करुते TAN at सुरूपं सुमगं सुशीलम्‌ । 
स्त्रोसम्मतं ag: समेतं विद्याविनीतं जनवल्लभं च ॥ २०६ 11 
चतुर्थं भाव में स्थित ककं राशि मनुष्य को सुन्दर, सौभाग्यशाली, स्त्री के साथ 
अनुकूल, सवेगुण सम्पन्न, विद्या द्वारा विनम्र ( विनम्र विद्वान) तथा जन प्रिय 
बनाती है ।। २०६ ॥ 
fag सूसस्थे न सुखं मनुष्यः भ्राप्नोति जातु प्रचुरप्रकोपात्‌ । 
कन्यां प्रसूति च दरिद्रवङ्गान्तरो मवेच्छोलविर्वाजतश्व । २१०॥ 
सिह राशि सुख भाव में हो तो मनुष्य अत्यस्त क्रोध के कारण सुख से रहित, 
कन्या सम्ततिवाला, da की संगति के कारण शील ( सौजन्य ) से रहित होता 
है ॥ २१० ॥ 


'मनो रमा' हिन्दीब्याख्योपेता १८७ 


कुमित्रसद्धो धनसंश्रयाच्च कन्यागृहे बन्धुगते मनुष्य: | 
पैशुन्यसद्भाल्लभतेःसुशानि चौयेंग शुद्ध न विमोहनेन-।। २११ ॥ 
कन्या राशि यदि चतुर्थ माव में स्थित हो तो मनुष्य धन संग्रह के कारण दुष्ट 
लोगों का साथ करता है, पिशुन ( चुगल खोर ) लोगों, चोर तथा मोहन ( इन्द्र- 
जाल विशुद्ध छल ) द्वारा कष्ट पाता है॥ २११ ॥ 
तुला सुस्था च नरस्य यस्य करोति सौम्यं शुभकर्मदक्षम्‌ । 
विद्याविनीत सततं सुक्षाढथ' प्रसन्नचित्तं विभवेः समेतम्‌ । २१२ ॥ 


जिस मनुष्य के चतुर्थ भाव में तुलाराशि हो वह सौम्य शुभकाये में निपुण, विद्या 
से विनम्र, निरन्तर सुख सम्पन्न, प्रसन्न चित्त, तथा घन से युक्त होता है ॥ २१२ ॥ 


अलो चतुर्थ विपदा समेतं at सुतीक्षणं परभोतचितम्‌ | 
प्रभूतसेवं गतवीर्यदपं परेः सुदक्षैमंतिमृद्विहोनम्‌ ॥ २१३ ॥ 
वृश्चिक राशि चतुर्थं माव में हो तो मनुष्य विपत्तियों से युक्त, उग्र स्वमाव 
वाला, दूसरों से भयमीत, बहुत लोगों का सेवक, दूसरों के प्रभाव से नष्ट शक्ति 
एवं गवे वाला ( मानमदित ) , अत्यन्त निपुण एवं बुद्धिमान व्यक्तियों के सम्पर्क से 
रहित होता है ॥ २१३ ॥। 
चापे सुस्थे aad मनुष्यः सुखं सदा सङ्गरसेवनेन । 
तत्कीत्तनेनेव हयविचित्रे: सेवा सुखं स्वेन ।नअन्धनेन ॥ २१४ ॥ 
धन राशि यदि चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य संग्राम में भागलेने, युद्ध सम्बन्धी 
wat से, विचित्र प्रकार की घुइसवारी, सेवाकायं तथा अपने द्वारा निमित योज- 
नाओं से सुख प्राप्त करता है। ( अर्थात्‌ ऐसा व्यक्ति सेना मे अधिकारी होता 
है।)॥ २१४॥ 
मृगे TAN सुखभाङ्मनुष्यः सदा भवेत्तोयनिषेत्रणेन । 
उद्यानवापीतटसङ्गमेन मित्रोगचारंः सुरतप्रधाने: ॥ २१५ ॥। 
मकर राशि यदि चतुर्थ भाव में हो तो मनुष्य जल के सम्पर्क से (जल में उत्पन्न 
बस्तुओ, जहाज सेवा, आदि ), उच्चान में, तालाब के किनारे, मित्रों के साथ 
ब्यबहार तथा स्त्री के साथ बिहार करने से सदैव सुख का अनुभव करता है ॥२१५॥ 
घटे quee प्रमदाभिधानात्राप्नोति सौख्यं विविधं मनुष्य: । 
मिष्टान्नपातैः फलशाकपत्रविदरधवाक्यंश्व समुत्सु क्वै; ॥ २१६ ॥ 
चतुर्थ भाव में यदि कुम्भ राशि हो तो मनुष्य स्त्री के सहयोग से मिष्ठास, 
पेय cert, फल, झाक, पत्र ( ताम्बूल ) आदि पदार्थों से, वैदुष्यपूर्ण बातो तथा 


१८८ मानसागरी 


उत्सुकता पैदा करने वाली बातों से विविध प्रकार के सुखों को प्राप्त करता 
है॥ २१६॥। 
मीने सुखस्थे तु सुखं मनुष्यः प्राप्नोति सौख्यं जलसंश्रयेण । 
शनैश्चरो देवसमुद्भ्व॑श्च स्थानैः सुवस्त्रः सुधनंविचित्रे: | २१७ ।। 


मीन राशि सुख भाव में हो तो मनुष्य जल के आश्रय से, देवताओं के निमित्त 
सञ्चित भूमि एवं धन से प्राप्त वस्तुओं द्वारा, सुन्दर वस्त्रों, तथा विविध प्रकार 
के घन से सुख भोग करता है ।। २१७ ॥ 


पञ्चम भावगत राशियों का फल 


मेषे सुतस्थे लभते मनुष्यः प्रियेण पुत्रान्वितचेतसा च । 
सुरात्सुखानीह कृतानि यानि पापान्‌ रक्ताक्लचित्तयुक्तः ॥ २१८॥ 
सुत भाव में मेष राशि हो तो मनुष्य अपने प्रिय जनों एवं पुत्र में अधिक स्नेह 
रखने से तथा अपने कार्यों से सुख प्राप्त करता है । परन्तु पापकम में आसक्त रहने 
से व्याकुल चित्तवाला होता है॥ २१८ ॥ 


वृषे सुतस्थे नियतं मनुष्यः प्राप्नोति कन्यां सुभगां सुरूपाम्‌ । 
अपत्यहीनां बहुकान्तियुक्तां सदानृरकतां निजमतृघमं ।। २१६ ॥। 
वृष राशि पञ्चम भाव में हो तो मनुष्य सौभाग्यशालिनी, सुन्दरी, कान्ति 
युक्त ( तेजस्विनी ), निरन्तरपति के धर्म मे अनुरक्त रहने वाली ( पति परायणा ) 
परन्तु सन्तान हीन कन्या प्राप्त करता है ॥ २१९ ॥ 
तृती यराश्ौ सुतगे मनुष्य: ध्राप्नोत्यपत्यानि मनःसुखानि | 
सुशीलयुक्तानि गुणाधिकानि प्रीत्या समेतान बलाधिकानि ।। २२० ।। 
पञ्चम भाव में यदि मिथून राशि हो तो मनुष्य मन को प्रसन्न करने वाले, 
सुशील, गुणवान्‌, प्रेम-व्यवहार से युक्त तथा बलवान्‌ पुत्रों को जन्म देता है ।।२२०॥ 
कक सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः पुत्रान्‌ प्रसिद्धान्‌ पितृतोषकांश्न | 
विस्तीणंकीतिश्च महानुभावान्‌ घनेन विद्याविनयेन युक्तान्‌ ।। २२१॥ 
कक राशि OWA भाव में हो तो मनुष्य प्रसिद्ध, पिता को सन्तुष्ट करने वाले, 
विस्तृत यशवाले, महान्‌ ( महापुरुष ), धनवानम्‌, तथा विद्वा और बिनय से युक्त 
पुत्रों को जन्म देवा है ॥ २२१ ॥ 
fat सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः क्ररस्वभावान्तयनेन कान्तान्‌ । 
मांसप्रियाच्‌ स्त्रीजनकान्‌ शुतीव्रान्‌ विदेशभाजः क्षुघया समेताम्‌ ।।२२२।। 


'मनोरमा” हिन्दीब्याश्योपेता १०९ 


पञ्चम भाव में यदि सिह राशि हो तो मन॒ष्य क्रूरस्वभाव वाले, सुन्दर नेत्रों 
से दर्शनीय, ate प्रेमी, कन्या सन्तान वाले, स्वभाव से उग्र, विदेश में रहते बाले 
तथा निरम्तर खाने की इच्छा रखने वाले पुत्रों को जन्म देता है ॥ २२२ ॥ 


कण्वा यदा पश्चमगा तदा स्युः कत्या नराणां तनयेविहीनाः ı 
पतिप्रिया: पृष्यतराः प्रगल्भाः प्रशान्तपापाः प्रियभूषणाश्च ।।२२३॥ 
कन्या राशि यदि पञ्चम भाव में स्थित हो तो उस व्यक्ति को कन्या सन्तति 
ही होती है परन्तु कन्यायं पुत्रों से हीन पति को प्रिय, पुण्यकायं करने वाली, qe 
( प्रौढ ), पाप हीन, तथा आमूषणों में रुचि रखने वाली होती हैं ॥ २२३ ॥ 


तुला यदा पश्चमगा नराणां तदा सुशीलानि मनोहराणि । 
भवन्त्यपत्यानि सरूपकाणि क्रियासमेतानि शुभेक्षणानि ।। २२४ ॥ 
जिसके पञ्चम माव मे तुला राशि हो उस व्यक्ति की सन्तान सुशील, मनोहर, 
सुन्दर स्वरूपवाली, काये में संलग्न ( क्रियाशील ), तथा सुन्दर आँखों वाली होती 
है ॥ २२४ N 
कीटे सुतस्थे जनयेन्नृयोनौ पुत्रान्‌ मनुष्यः सुभगान्‌ सुशोलान्‌ | 
अज्ञातदोषान्‌ प्रणयेन युक्तान्‌ निजेऽत्र धमं सततं मनुष्यः ॥२२५।। 
वृश्चिक राशि पञ्चम माव मे हो तो मनुष्य पुरुष योनि में, सौमाग्यशाली, 
सुशील, दोषों से अनमिश, प्रेम से युक्त, अपने कुल धर्म में अनुरक्त पुत्र को जन्म 
देता है WHA 
चापे सुतस्थे जनयेन्मनुष्यः सुतान्‌ विचित्रान्‌ हयलुब्धदक्षान्‌ | 
धानुष्कचर्यान्‌ हतशत्र पक्षान्‌ सेवाश्रियान्‌ पाथिवमानयुक्तान्‌ ॥ २२६ ॥। 
जिसके पञ्चम भाव में धनराशि हो उस व्यक्ति के पुत्र विचित्र घोड़ों के प्रति 
आसक्त, घुइसवारी में दक्ष, घनुविद्या में निपुण, हात्रुपक्ष को नष्ट करने वाले, 
सेवा कार्य मं रुचि रखने वाले तथा राजा से सम्मानित होते है ॥ २२६ ॥ 
मृगे सुतस्थे जनयन्मनुष्यः पुत्रान्‌ सदा पापमतीन्‌ कुरूपान्‌ | 
क्लोबान्‌ कुभावान्‌ विगतभ्रभावान्‌ सुनिष्ठुरान्‌ प्रेमविर्वाजतांश्च ।। २२७॥ 
मकर राशि यदि पञ्चम भाव मे हो तो मनुष्य सदैव पाप बुद्धिवाले, कुरूप, 
नपुंसक, दुष्ट भावना वाले, प्रभावहीन, निष्ठुर तथा प्रेम से रहित पुत्रों को जन्म 
देता है ॥ २२७ ॥। 
` कुम्भे सुतस्थे स्थिरतासमेतान्‌ गम्भीरचेष्टानतिसस्ययुक्तान्‌ | 
पुत्रान्‌ मनुष्यो जनयेस्रधिद्धान्‌ कष्टंसहान्‌ पुण्ययशः १भूतान्‌ ॥२२५॥ 


१९० मानसागरी . 


जिसके पञ्चम भाव में कुम्भ राशि हो उसके यहाँ खत्म लेते बाले पुत्र स्थिर 
बुद्धिवाले, गम्भीर चेष्टाओं से युक्त, अधिक सत्यवादी, प्रसिद्ध, कष्ट सहने में समर्थ, 
तथा अत्यधिक पुथ्यात्मा एवं यशस्वी होते हैं ।। २२८ N 


मीने सुतस्थे ल लितान्‌ सुरक्तान्‌ पुत्रान्‌ मनुष्यो लभते व्यवायात्‌ । 
रोगः समेतांश्च सदा कुरूपान्‌ सहास्यकान्‌ स्त्रीसहितान्‌ सदैव rra 
मीन राशि पञ्चम भाव में हो तो उस safes को रक्तिम गौर वर्ण के सुम्दर 


पुत्र का लाभ होता है । यदि पापग्रह युक्त राशि हो तो पुत्र रोगी, कुरूप, हास्या- 
स्पद, तथा सदा स्त्री से युक्त होता है २२९ ॥ 


TS भावगत राशिफल 


मेषे रिपुस्थे भवेद्धि वेरं सदा नराणां वृषभे रिपुस्थे । 
अपत्यमार्गागतकामिनीनां सङ्गो नितान्तं निजबन्धुवर्गे ।। २३० ।। 
रिपु ( छठे ) भाव में मेष राशि हो तो उस व्यक्ति से सभी लोगों से शत्रुता 
हो जाती है । यदि वष राशि हो तो अपत्य कोटि की स्त्रियों ( कन्याओं ) के साथ 
संग करने के कारण वन्धु वर्ग (परिवार) से बहिष्कृत हो या बेर होता है ॥२३०॥ 
तृतीयराशौ रिपुगे नराणां वैरं भवेत्स्त्रीजनितं सदैव । 
तथा नराणां निहितं च पापर्वणिग्जन्नोचबनानुरक्तः ॥ २३१ ॥ 
मिथुन राशि यदि षष्ठ भाव में हो तो सदैव स्त्रियों के कारण बैर होता है । 
इस प्रकार के योग में पापकम में लीन, बनिया (व्यापारी ), तथा नीचजनों के 
अनुयायियों के साय उस मनुष्य की शत्रुता होती है ॥ २३१ ॥ 
कर्क रिपुस्थे सहसा भयं च भवेन्मनुष्यस्य सुतातुरस्य । 
समं दिजेन्द्रेश्व नराधिपेश्‍च महाजनेनेव परानुरोधात्‌ ॥ २३२ ॥ 
ककं राशि यदि षष्ठ माव में हो तो पुत्र के अतिशय स्नेह से तथा दूसरों के 
अनुरोध ( चुगली निन्दा ) से, श्रेष्ठ ब्राह्मण, राजा एवं महापुरुषों के साथ अचानक 
बेर हो जाता है ॥ २३२ ॥ 
«fae रिपृस्थे प्रभवेच्च वैर॑ पुत्रीभवं बन्धुजनेन नित्यम्‌ । 
धनं क्षणाश्तस्य विनिजितं च यद्वा मनुष्यस्य पराङ्गनाभिः ॥ २३३ ॥ 
षष्ठ माय में यदि सिह राशि हो तो पुत्री के सम्बन्ध से सदैव भाई-बन्धुओं से 


शत्रुता होती है तथा उसका धन क्षणमात्र में ( जुआ द्वारा ) अथवा पराई स्त्री 
हारा जीत ( हर ) लिया जाता है ॥ २३३ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता १९१ 


कल्यास्थिते aa स्ववेर॑रसंयुतिनिधंनता नराणाम्‌ । 
दुश्वारिणीभिएच सुनिम्ननामिवेश्या भिरेवाश्रयवजिताभि: । २३४ ॥ 
कन्या राशि जिसके षष्ठ भाव में हो वह व्यक्ति छात्रता से रहित होता है 
परन्तु दुर। चा. जी, सुन्दर निम्न नाभिवाली ( अर्थात्‌ अति सुन्दरी ) वेश्याओं एबं 
आश्रय रहित ( अनाथ ) स्त्रियों के सम्पक में आकर घन नष्ट कर निर्धन हो जाता 
है॥ २३४॥ 


लुलाघरे शत्रुगृहे नरस्य निधिस्थितस्य प्रभवेच्च वैरम्‌। 
कायं सुधमंस्य नरस्य साधोः स्वबन्धुवर्गाच्च निआलयाच्च ।। २३५ ॥ 


तुला राशि शत्रु ( षष्ठ ) माव में हो तो मूमिस्थित द्रव्य के कारण तथा धमं- 
कार्य एवं साधुसेवा के कारण अपने माई बन्धुओं तथा अपने घर से उस मनुष्य का 
वैर हो जाता है॥ २३५ ॥ 
कौप्य रिपुस्थे भवेद्धि वैरं mad द्विजिह्वं श्च सरीसृपैश्च । 
व्यालेमृगेर्चोरगणेनंशणां सर्वेः सुघन्येश्च विलासिभिश्व ।। २३६॥ 
वृश्चिक राशि यदि षष्ठ भाव में हो तो चुगली करने. वालों सरीसृप (विच्छ 
आदि ), सपे, मृग, चोरों के दल, प्रतिष्ठित व्यक्तियों तथा विलासी लोगों के 
साथ शत्रुता होती है ॥ २३६ ॥ 
चापे रिपुस्थे नु भवेच्च IT शरः समेतश्च सरोगकंश्च । 
सदा मनुष्यश्च हयैश्च नागे: पुर्ण्यस्तथान्ये: परवः्चनाच्च ।। २३७ ॥ 
घनु राशि यदि षष्ठ भाव में स्थित हो तो शर धारण करने वालों (तीरन्दाजों) 
रोगियों, घोडं, हाथियों, अन्य पुण्य कार्यों तथा दूसरों को ठगने वाले मनुष्यों के 
साथ द्वेष रहता है VIO 
मृगे रिपुस्थे च भवेच्च वेरं सदा नराणा धनसम्भवं च। 
मित्रः समं साधुजने सहाये प्रभूतकालं गृहसम्भवं चः। २३८ ॥ 
मकर राशि षष्ठ भाव में हो तो धन सम्बन्धी विवाद तथा दीघंकालिक गृह 
कलह के कारण मित्रों से भी द्ात्रता हो जाती है केवल सज्जन पुरुष ही सहायक 
होते हैं ॥ २३८ ॥ 


कुम्भे रिपुस्थे मनुजस्य वर नाराधिपेनेव जलाश्रयेश्ब। - 
वापीतडागादिभवं च नित्यं क्षेत्राधिपरुच्चर्चालतेनु भिश्च ॥ २३६ ॥ 
aaa में कुम्भराशि स्थित हो तो उस मनुष्य के साथ राजाओं की, जल के 
आश्रित रहने वाले ( मल्लाह आदि, ) वापी, तालाब ( जल-मछली, आदि जल से 


tts, 


१९२ मानशायरी 


उत्पन्न वस्तुओं ) के सम्बन्ध से, क्षेत्र के अधिकारियों, तथा प्रतिष्ठित पुरुषों की 
शत्रुता होती है।। २१९ ॥ | 
मीने रिपुस्थे च भवेज्राणा वर॑ च नित्यं सुतवस्त्रजातम्‌ | 
स्त्रोहेतुकं स्वीयभर्व पराणामपि प्रियाणामितरेतरं च ।। २४० ॥ 
भीन राशि यदि किसी के षष्ठ भाव में हो तो वह व्यक्ति पुत्र, वस्त्र, स्त्री, 
अपने विचारों, दूसरों के विचारों तथा एक दूसरे के हित ( स्वार्थ ) को लेकर 
सदा ST भाव रखता है ।। २४० ॥ 


सप्तम मावगत राशिफल 
मेषेऽस्तसस्थे च भवेत्कलत्र क्रं नराणां च खलस्वभावम्‌ । 
पापानुरक्तं कटिनं नृशसं वित्तप्रियं साध्यपरं सदैव ।। २४१॥ 
सप्तम भाव मे यदि मेष राशि होतो उस व्यक्ति की पत्नी, क्र, दुष्ट 
स्वभाव वाली, पाप कमं में लीन, कठोर, निर्देय, धन लोलुप तथा ata अनुशासन 
हीन होती है ।। २४१ ॥ 
वृषे$स्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं सुरूपकं वाकप्रणतं शान्तम्‌ | 
प्रतिव्रताचारुगुणेन युक्तं कलाधिकं ब्राह्माणदेवभक्तम्‌ ।। २४२ ॥ 
बुष राशि सप्तम माव में हो तो उसकी स्त्री सुन्दर स्वरूपवोली, विनम्र, 
शान्त स्वभाव वाली, पतिद्रता, अच्छे गुणों से युक्त, कलाओं की ज्ञाता, तथा ब्राह्मण 
और देवताओं की भक्त होती है ।। २४२ ॥। 
तृतीय राशिः कुर्ते कलत्र कलत्रयुक्तं सुधनं सृवृत्तम्‌। 
रूपान्वितं सवंगुणोपपन्नं विनीतवेषं गणवजितं च ॥ २४३ ॥ 
मिथृनराशि यदि कलत्र ( सप्तम ) भाव में हो तो वह स्त्री से युक्त, धनवान, 
चरित्रवान्‌, रूपवान्‌, सर्वगुण सम्पन्न, विनम्र वेष वाला, तथा किसी प्रकार के 
संगठन से पृथक्‌ रहत। है ॥ २४३ ॥ 
ककण युक्ते च मनोहराणि सौभाग्ययुक्तानि गुणान्वितानि । 
भवन्ति सौम्यानि कलत्रकाणि कलङ्हीनानि सुसम्मतानि।।२४४॥ 
सप्तम भाव कक राशि से युक्त होतो मनुष्य, सुन्दरी सौमाग्यश्ालिनी, 
गुणवती, सौम्य, कलखु से हीन तथा आदेश का पालन करने वाली बई स्त्रियों से 
युक्त होता है ॥ २४४॥ 
सिहेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं तीव्रस्वमावं च खलं च दुष्टम्‌ । 
विहोनवेष॑ परसश्चयुक्सं वसुश्रियं स्वल्पकृतं FU च ।।२४५। 


“मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता ११३ 


सिंह राशि सप्तम भाव में हो तो स्त्री उग्र स्वमाव वाली, खल “ कलह करने 
वाली ), दुष्ट, वेषर हित ( केश तथा वस्त्रों को अस्तव्यस्त रखने वाली ), परायै 
घर में रहने वाली, धनलोलुप, अल्प कार्य करने वाली तथा दुबल होती है ॥२४५॥ 
कन्यास्तगा चेन्मनुजस्य दाराः सुरूपदेहास्तनर्यविहीना! । 
सौभाग्यभोगाथंनयेन युक्ताः प्रियंदाः सत्यधनाः 9गल्भाः २४६ ॥ 
कन्या राशि सप्तम भाव में हो तो उस व्यक्ति की स्त्री सुन्दर स्वरूप वाली, 
पुत्रों से हीन, सौमाग्य ( पति सुख ), मोग, धन तथा राजनैतिक गतिविधियों सै 
युक्त, प्रियवादिनी, सत्य पर दृढ रहने वाली तथा घुष्ट होती है।। २४६ ।। 
तुनेऽस्तसंस्थे गुणगविताङ्गधो मवन्ति नार्यो विविधप्रकारा: । 
पुण्यप्रिया धमंपरा: सुदान्तप्रभूतपुत्राः पृाथवीविनीताः ।। २४७ ।। 
तुला राशि सप्तम भाव में हो तो अपने-अपने गुणों पर गर्व करने वाली, 
पूज्य कार्य करने वाली, धर्म परायणा, शिष्ट एवं अधिक पुत्रों वाली, पृथ्वीतुल्य 
क्षमाशील :स प्रकार विविध गुणों से सम्पन्न कई स्त्रियों से युक्त वह व्यक्ति होता 
है॥ २४७॥ 


कीटेऽस्त संस्थे विकलासमेता भवेच्च भार्या क्रणणा नराणाम्‌ | 
सुशिक्षिता च प्रणयेन हीना दौर्भाग्यदोषवि।वघं: समेता ।। २४८ ॥ 
वृश्चिक राहि यदि सप्तम भाव में हो तो एसे मनुष्गों की पत्नियाँ विशेष 
प्रकार की कलाओं से युक्त, कृपण (FAA), qu रूप से शिक्षा प्राप्त, प्रेम-व्यवहार 
से हीन तथा दुर्माग्यसूचक दोषों से युक्त होती हैं।। २४८ ।। 
चापेऽस्तसंस्थे च भवेत्कलत्रं qm सुदुष्टं विगतस्वभावम्‌ । 
विस्रस्तलज्जं परदोषर्क्षं युद्धप्रियं दम्भसमन्वितं च ॥ २४९ ॥ 
धनु राशि यदि सप्तम भाव में हो तो उस ब्यक्ति की स्त्री अत्यन्त दुष्ट, 
अव्यवहारिक, निलंज्ज, दूसरों के दोषों को छिपाने वाली, झगडाल्‌ तथा घमण्ड से 
युक्त होती है ॥ २४६ ॥। . 
मकरो यस्य च ur भार्या दम्भान्विताऽधमा। 
निलंज्जा लोलुपा क्रूरा दुःस्वमावा च दुःखिता॥ २५० ॥ 
जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में मकर राशि हो उसकी पत्नी घमण्ड से युक्त, 
अधम, निर्लज्ज, लोभी, क्र र, दुष्ट स्वभाव वाली, तथा दुःखी होती है ॥ २५० ॥ 
घटेऽस्तसंस्थे च मवेत्कलत्रं नृणा सुदुष्टं विगतस्वभावम्‌ । 
देवदिजेभ्य; सततं प्रहृष्ट धमंध्वजं ,सत्यदयासमेतम्‌ ॥ २५१ ॥ 
१३ मा० सा० 


१९४ मानसागरी 


सप्तम भाव में यदि कुम्भ राशि हो तो उस व्यक्ति की पत्नी अत्यन्त दुष्ट, 
व्यवहार से हीन, देवता और ब्राह्मणों द्वारा सदैव प्रसन्न रहने वाली, धर्म की रक्षा 
करने वाली, सत्य एवं दया से युक्त होती है ॥ २५१ ॥ 
मीने$स्तसंस्थे च विकारयुक्त' भवेटक्रलत्र' कुसुतं कुबुद्धिम्‌ । 
स्वधमंशीलं प्रणयेन हीनं सदा नराणां विकल्रयं Te २५२ ॥ 
मीन राशि यदि सप्तम भाव में हो तो उस व्यक्ति की पत्नी विकारों ( रोगों ) 
से युक्त, दुष्ट पुत्रों एवं दुष्ट बुद्धि वाली, अपने धमं का आचरण करने वाली, प्रेम: 
ब्यवहार से रहित, तथा विशिष्ट कलाओं में रुच रखने वाली होती है ॥ २५२ ॥ 


अष्टमभावगत राशिफल 
Msi जनने नराणां भवेद्विदेश तु sat स्थितानाम्‌ | 
कथामनुस्मृत्य विमूच्छितानां महाधनानामतिदु:खितानाम्‌ ।। २५३ ॥ 
जिसके जन्म समय में अष्टम भाव गत मेषराशि हो वह विदेश मं रहते हुये 
रोगग्रस्त तथा पुरानी घटनाओं को स्मरण कर मछित होता है। महान्‌ धनपति 
एवं अत्यन्त दुःखी व्यक्ति होता है।। २५३ ॥। 


TUBA च भवन्नराणां मृत्युग्‌ हे श्लेष्मकृताद्विकारात्‌ । 
महाशनाद्वाऽथ चठुष्पदाद्वा रात्रो तथा दुष्टजनादिसङ्गात्‌ ।। २५४॥ 
अष्टम भाव में वष राशि स्थित हो तो उस व्यक्ति को कफ के विकार से अपने 
घर में मृत्यु होती है । अथवा अधिक मोजन कर लेने से, पशुओं तथा दुष्ट व्यक्ति 
के संसर्ग से रात्रि मे मृत्यु होती है ॥ २५४ ॥। 
तृतीयराशौ च भवन्नराणां मृत्युस्थिते मृत्युरनिष्टसङ्गात्‌ | 
लाभोद्धवो वा रससम्भवो वा गुदप्रकोपादथवा प्रमेह्रात्‌ । २५५ ॥ 
मिथुन राशि यदि मृत्यु ( अष्टम ) माव मे स्थित हो तो उस व्यक्ति की मृत्यु 
किसी प्रकार के अनिष्ट ( शत्रृता, दुर्घटना आदि ) से, लाम (अधिक लाम से 
उत्पन्न विवाद अथवा धनापहरण ) से, रासायनिक प्रयोग से, गुद ( बवासीर, 
भगन्दर आदि ) रोगों से, अथवा प्रमेह ( बहुमूत्र या डायविटीज ) से मृत्य होती 
है ।। २५५ ॥। 
ककऽष्टमस्थे च जलोपसर्गात्कीटात्तथा चेव विभीषणाद्वा । 
भवेद्विनाशः परहस्ततो वा विदेशसंस्थस्य नरस्य चैव ।। २५६॥ 
कक राशि अष्टम भाव में हो तो उस ब्यक्ति की जल में डूबने से, कीट ( सर्प- 
विच्छ आदि ) के दंश से या भय से मृत्यु होती है । अथवा विदेश में किसी के हाथों 
से मृत्यु होती है ।। २५६ 116 


“मनोरमा! हिन्दीव्याख्योपेता ११५ 


fatsered च सरीसृपाश्च भवेदिनाशो मनुजस्य सम्यक्‌ । 
व्यालो दूवो वापि वनाश्रितस्य चौरोद्भवो वाथ चतुष्पदाज्य ।। २५७ ॥। 
सिह राशि अष्टमभाव में हो तो सरीसृप (जमीन में रंगने वाले जीव) या सपे 
से, चोरों से, अथवा पशुओं से जंगल में स्थित मनुष्य की मृत्यु होती है ॥ २५७॥ 


कन्या यदा चाष्टमगा विलासात्सदा स्वचित्तान्मनुजस्य विद्यात्‌ | 
स्त्रीणा हि हिस्राद्विषमाशनात्स्यात्‌ स्त्रीणां कृते वा स्वगृहाश्रितस्य ॥ २५८ ॥ 


कन्या राशि अष्टम माव में तो विलास ( भोग-विलास मद्यपान आदि) से, 
अपने चित्त की अस्थिरता से, स्त्री की हृत्या करने से, असन्तुलित ( अथवा 
विषाक्त) भोजन करने से अथवा किसी स्त्री के कारण अपने घर में जातक की 
मृत्यु होती है ।। २५८ ।। 
ठुलाधरे चाष्टमगे च मृत्युभवेन्नराणां द्विपदोत्य एव । 
निशागमे स्वस्थकृतोपवासा दिष्टस्य कोपादथवा' प्रतापात्‌ । २५६ ॥ 
तुला राशि यदि अष्टम भाव में हो तो मनुष्य की मृत्यु द्विपद ( मनुष्य ) 


द्वारा होती है । इसके अतिरिक्त उपवास द्वारा, क्रोध से अथवा शौ प्रदर्शन में 
अपने स्थान पर ही रात्रि में मृत्यु होती है । २५९ ॥। 


स्थानेऽष्टमे वृश्चिकराशिसज्ञे नृणां विनाशो रुधिरोद्भूवेन । 
रोगेण वा कीटसमुद्वश्च स्वस्थानसंस्थाय विषोद्धवो वा ॥ २६० 11 
अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो तो मनुष्यों की मृत्यु रक्तदोष से उत्पन्न 
रोगों द्वारा, कीट ( कृमि ) दोष या कौड़ों के दंश से अथवा विषप्रयोग से अपने 
स्थान ( घर ) में होती है ॥ २६० ॥ 
चापेषष्टमर्थे प्रमवेश्नराणां मृत्युः स्वसंस्थे शरताडनेन | 
गुह्योद्भवेनापि गदोद्भूवेनः चतुष्पदोत्यन जलोद्भवेन ॥ २६१ ॥ 
अष्टम माव में धनु राशि हो तो शर (बाण ) के आघात से, गुप्त रोगों 
( मल-मूत्र मार्ग से सम्बन्धित रोगों ) द्वारा, पशुओं के प्रहार से अथवा जल में 
डूबने से अपने घर पर ही मृत्यु होती है ।। २६१ ॥। | 
gira च नरस्य qa विद्यान्वितो मानगुणंरुपेतः | 
कामी स श्रो$य विशालवक्षाः शास्त्राथंवित्सवंकलासु दक्षः. २६२ ॥ 
जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मकर राशि हो वह विद्वान्‌, स्वाभिमानी, गुणों 


से युक्त, कामी, शूर, विशाल वक्षवाला, शास्त्रों को मली-माँति जानने बाला 
विविध कलाओं में निपुण होता है ॥ २६२ ॥ 


१९६ मानसागरी 


TESEHTR विभवप्रणाशो वैश्वानरात्सश्रगतात्तु जन्तोः । 
नानाव्र्ण्वायुभर्वीवकारः श्रमातथा गेहविहीनमृत्युः । २६३ ॥ 
अष्टमभाव में कुम्मराशि हो तो उस व्यक्ति के गृह में आग लगने से समस्त 
सम्पत्ति नष्ट हो जाती है । नाना प्रकार के व्रण ( फोइ-फुन्सियाँ, घाव) तथा 
वायुजन्य विकारों से अथवा परिश्रम द्वारा घर से बाहर मृत्यु होती है ॥ २६३ ॥ 
मीनेऽष्टमस्थे प्रभवेच्च मृत्युन्‌ णामतीसारकृतश्च कष्टात्‌ | 
पित्तज्वराद्य सलिलाशयाद्वा रक्तशकोपादथवा च शस्त्रात्‌ ॥ २६४ ॥ 
मीन राशि अष्टम भाव में हो तो अतिसार जन्य कष्ट से, पित्त सम्बन्धी ज्वर 
से, जल में डबने से, रक्तसम्बन्धी दोषों से अथवा शस्त्र के आघात से उस व्यक्ति 
की मृत्यु होती है ।। २६४ ॥ 
नवमभावगत राशिफल 
घमंस्थिते चैव हि मेषराशौ चतुष्पदोत्थं प्रकरोति धर्मम्‌ । 
तेषां saña तु पोषणेन दया।ववेकैन सुपालनेन ।। २६५ ।। 
धमं ( नवम) भाव में यदि मेष राशि हो तो वह व्यक्ति पशुओं से सम्बन्धित 
( पशुपालन-गोशाला आदि ) धर्म करता है। पशुओं का दान, पोषण तथा दया 
एवं विवेक पूर्वक उनका पालन करने वाला होता है ।। २६५ ॥ 
वृषे च धमं प्रगते मनुष्यो धमं करोत्येव धनप्रभूतम्‌ । 
विचित्रदानेबंहुगोभ्रदानेविभूषणाच्छादनभोजनेन । ॥२६६॥ 
वृष राशि यदि धर्म भाव में गई हो तो मनुष्य अघिक घनवान होता है तथा 
विचित्र ( अनेक प्रकार के) दान, अधिक मात्रा में गोदान, आभूषण (स्वर्ण आदि), 
वस्त्र, और भोजन सामग्री के दान द्वारा धर्मकार्य करता है ॥ २६६ ॥ 
तृतीयराशौ प्रकरोति धमं धर्माकृति सौम्यकृतं सदेव । 
अभ्यागतोत्यं द्विजमो जनाद्वां दीनानु कम्पाश्रयभानसेम्यः ॥ २६७ ॥। 
मिथून राशि यदि घमं ( नवम ) माव मेहो तो वह ब्यक्ति अतिथियों के 
सत्कार, ब्राह्मण भोजन, दीन-दुक्ियों की सहायता करने तथा सदैव शुभकायों के 
करने से स्वयं धर्मस्वरूप हो जाता है॥ २६७ N 
धर्माश्रिते चैव चतुर्थ राही तीर्थाश्रयाद्वा वनसेवनेन । 
ब्रलोपवासँविषर्मविचित्रंवमं तरः संकुरते सदैव ।। २६८॥ 
ककं राशि नवमभाव में हो तो वह मनुष्य तोथों में भ्रमण एवं निवास, 
वनबास, विचित्र एवं कठोर ब्रत-उपावास द्वारा सदेव धर्म का आचरण करता 
है॥ २६५॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता १९७ 


घर्माख्यभावस्थितसिहराशो धर्म परेषां प्रकरोति मद्य; । 
स्वघमंहीनो विकृतक्रियाभि: सुतीर्थरूपे विनयेन हीनः॥ २६६ ॥ 
धर्म ( नवम) भाव में यदि सिह राशि हो तो मनुष्य दूसरों के धर्म को 
स्वीकार कर अपने धर्म का परित्याग करता है। कुत्सित कमे करता हुआ भी 
अपने को पवित्रात्मा मानने वाला तथा विनम्रता से रहित होता है ।। २६६ ॥ 


धर्माश्रितः स्याद्यदि seri: स्त्रोधमंसेवां कुरुते मनुष्य! । 
विहीनमक्तिबंहुअन्मतञ्च पाछण्डमाश्रित्य तथान्यपक्षम्‌ ॥ २७० ॥ 


wa ( नवम ) भाव में कन्या राशि स्थित हो तो मनुष्य स्त्री धर्म की सेवा 
करने वाला, जन्म-जन्मान्तर से भक्तिहीन, पाखण्ड अथवा अन्य पन्थ का अनुगमन 
करने वाला होता है ॥ २७० ॥ 


तुलाधरे धमंगते मनुष्यों धर्म करोत्येव सदा प्रसिद्धम्‌ । 
देवद्विजानां परितोषणं च जनानुरागेण तथाद्भुतानाम्‌ ॥ २७१ ॥ 


नवम भाव में तुला राशि हो तो मनुष्य देवता और ब्राह्मणों को सन्तुष्ट 
रखने वाला, जनता के अनुराग से अद्मृत कार्य करने वाला तथा प्रसिद्ध घामिक 
काये कर्ता होता है ।। २७१ ॥ 


धर्माश्चिते चाष्टमगे च राशौ पाखण्डघमं कुरुते मनुष्यः । 
पीडाकरं चेव तथा जनानां भक्त्या विहीनं परपोषणेन ॥ २७२ ॥ 


धर्मे माव में वृश्चिक राशि हो तो मनुष्य लोगों को कष्ट देने वाले, दूसरों के 
मरण-पोषण ( परोपकार ) एवं भक्ति से रहित केवल पाखण्ड धर्म को मानने वाला 
होता है ॥ २७२ ॥ 
चापे तथा धमंगते मनुष्यः करोति धमं द्विजदेवतृपतिम्‌ । 
स्वेच्छास्वित श्ञास्त्रविनिमितं च प्रमूततोयं प्रयितं त्रिलोके ।। २७३ ॥ 
धनु राशि पदि नवम माव में गई हो तो मनुष्य ब्राह्मण और देवताओं को 
तुप्त करने वाला, अपनी इच्छानुसार तथा शास्त्र द्वारा बताई गई विधि से धर्म का 
आचरण करने वाला समुद्र की माँति त्रैलोक्य में प्रसिद्ध होता है ॥ २७३ ॥ 
धर्माश्रिते वै मकरे मनुष्यः प्राप्नोत्यघमं कुरुते प्रतापम्‌ । 
पञ्चाद्विरक्तञ्च विडम्बनाभिः कोल समाश्रित्य सदैव पक्षस्‌ ।। २७४ ॥ 
नवम भाव में मकर राशि हो तो मनुष्य अधमं का आचरण करते हुये अपने 
प्रताप का प्रदर्शन करता है। विभिन्न विडम्बनाओं के उपरान्त वह ( जातक) 
बिरक्त होकर अपने कुलधमं का आचरण करता है Ul २७४ ॥। 


१९८ मानसागरी 


कुम्भे हि धमं प्रगते मनुष्यो घमं विधत्ते सुर्सङ्कुजातम्‌ | 
वृक्षा्योत्थं च तथा शिवं च आरामवापीप्रियता सदेव ।। २७५ ।। 
कुभ्भ राशि यदि धमं माव में गई हो सो मनुष्य देवताओं के समूह से उत्पन्न 
धमं का आचरण करता है । ( अर्थात्‌ वैष्णव, शैव, शाक्त आदि समी सम््रदायों में 
आस्था रखता है । ) वक्षो से सम्बन्धित ( वक्षारोपण ) धर्म, कल्याणकारी कार्यों 
( चिकित्सा, क्षेत्र, आदि ) में, बाग लगाने एवं तालाब निर्माण में मी रुचि रहती 
है ॥ २७५॥ 
धर्माश्रिते चेव हि मीनराशो करोति धमं विविधं नुलोके । 
सत्तेवयारामतडागजातं तोर्थाटनेनाथंसुलेविचित्रे: ॥ २७६ ॥ 
धमं भाव में यदि मीन राशि हो तो वह व्यक्ति, मनुष्य (मत्यं) लोक में 


विविध प्रकार के घामिक कार्यों को करता है। अपने विविध धनों द्वारा सरपुरुषो 
की सेवा, उद्यान एवं तालाब का निर्माण तथा तीर्थो का भ्रमण करता है ।।२७६।। 


दशममावगत द्वादशराशिफल 
कर्माश्रिते मेषसुनामराशौ करोत्यधमं प्रवरं सुदुष्टम्‌ । 
पंशुन्यरूपं विनयातिरिकतं सुनिन्दितं साधुजनस्य लोके ॥ २७७ ॥। 
मेष नामक राशि कमं ( दशम) भाव में हो तो वह अत्यधिक अधर्म करने 
वाला, अति दुष्ट, चुगलखोर, विनम्रता से रहित, सज्जनों के बीच अत्यन्त 
निन्दनीय चरित्र वाला होता है ॥ २७७ ॥ 
वृषे$प्बरस्थे प्रकरोति कमं व्ययात्मक साधुजनान्‌ कम्पम्‌ । 
द्विजेद्धदेवातिथिमिविभाजक ज्ञानात्मक प्रीतिकरं सतां च ॥ २७८ ॥ 
वृष राशि दशम भाव में हो तो वह व्यय करने वाला, साधुजनों पर दयामाव 
रखने वाला, ब्राह्मण, देवता और अतिथि में उनके स्वरूप के अनुसार बुद्धि रखने 
वाला तथा सज्जनों में ज्ञानपूवक प्रीतिमाव रखने वाला होता है॥ २७८ ॥ 
युग्मेञ्म्ब रस्थे प्रकरोति मत्यं: कमंप्रधानं गुरुभिः प्रदिष्टम्‌। 
कीर्त्यान्वित प्रीतिकरं जनानां प्रभासमेतं कुषिजं सदेव ॥ २७६ ॥ 
मिथुन राशि दशम माव में हो तो मनुष्य गुरुजनो से उपदिष्ट, कीति को बढ़ाबे 
वाला, लोगों के लिए प्रीतिकारक, कृषि से सम्बन्धित, तेजस्विता से युक्त प्रधान 
कार्ये को करता है ।। २७९ ॥ 


ककऽम्बरस्थे प्रकरोति मत्यः कमं प्रपारामतडागसंज्ञम्‌ | 
विचित्रवापीतटवृन्दजं च कृपापरं नित्यमकस्मषं च ।। २८० ॥ 


'मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता १९६ 


कक राशि दशम भाव मे हो तो मनुष्य प्रपा (aaa पौसरा), बाग, 
तालाब तथा विचित्र वापी के तट पर समूह में उगने वाली (शोमा युक्त ्षाड़ियों) 
का निर्माण करने वाला, दयालु एवं पापरहित होता है ॥ २८० ॥ 
सिहेऽम्ब रस्थे करुते मनुष्यो शौद्रं सपापं विकृतं च कमं । 
स पौरुषं प्राणसमं स्वकीयं वधात्मक निन्दितमंव नित्यम्‌ ॥ २८१ ॥ 
सिह राशि अम्बर ( दशम ) माव में स्थित हो तो मनुष्य भयंकर, पापी, 
विभत्स कमं करने वाला, अपने पौरुष का प्राण तुल्य समझने वाला, हत्यारा 
तथा सदैव निन्दित होता है॥ २८१ ॥। 


नभःस्थलस्थ त्वथ षष्ठराशौ करोति कर्माञ्ञमितो मनुष्यः । 
सत्रोराजमानो भजते विरुद्ध कामाल्पक निर्घधनमन्त्रिलोके ॥ २५२ ॥ 
दशम भाव में कन्या राशि स्थित हो तो मनुष्य अज्ञानी की तरह कार्य करता 
है। स्त्री और राजा के सम्मान के विरुद्ध कार्य करने वाला, स्वल्प कामवासना 
युक्त, तथा मन्त्रियो के बीच निर्धन होता है ॥ २८२ ॥ 


तुलाधरे व्योमगते मनुष्यो वाजिज्यकर्म प्रचुरं करोति । 
धर्मात्मकं चापि नयेन युक्तं सतामभीष्ट परमं पदं च २८३ ॥ 
तुला राशि दशम भाव मे हो तो मनुष्य बड़े पेमाने पर व्यापार करने वाला, 
धामिक, राजनीतिज्ञ, सज्जनों का अभीष्ट परम-पद ( कार्यं ) सिद्ध करने बाला 
होता है ।। २८२ ॥। 
कीटेऽप्बरस्थे ्रकरोति कर्म पुंतामदुष्टं जनसम्मतं च । 
a देवगुरुद्विजानां सुनिदयं नोतिविर्वाजत च॥ २५४॥। 
बुश्चिक राशि दशम भाव में हो तो वह पुरुषों के लिए हितकर, जन सम्मत 
कार्यों को करने वाला, देवता, गुरु और ब्राह्मणों के निमित्त व्यय करने बाला, 
निर्देय, तथा नीति-शान से रहित होता है ॥ २८४ ॥। 
बापेऽम्वरस्थ च करोति कर्म सर्वात्मकं चापयुतं मनुष्यः । 
परोपकारात्मकमोजनाध नृपात्मकं भूमियशःसमेतम्‌ ॥ २८५ ॥ 
धनुराशि दशम भाव में हो तो मनुष्य समी प्रकार से लामप्रद कायं करता 
है। तथा परोपकारी, भोजनादि में राज की तरह आचरण करने वाला गूमि'एथं 
बश से युक्त होता है । २८५॥ 


सृगेऽम्बरस्थे प्रलरप्रतापे कर्मग्घान कुरुते मनुष्यम्‌ । 
सुनिडंयं बन्धुजनैः समेतं धर्मण हीनं खलसम्मतं च ॥ २८६॥। 


२०० मानसागरा 


मकर राशि दशम भाव में हो तो मनुष्य प्रबल प्रतापी कमें में विश्वास रखने 
बाला, निदेय, भाइयों एवं मित्रों से युक्त, धमं से हीन, तथा दुष्टों से समर्थन प्राप्त 
होता है ॥ २८६ ॥ 
धटेऽम्बरस्थे च करोति कर्मभ्रधानमत्यं परवज्चनाथंम्‌ । 
पाखण्डघर्मान्वित मिष्टलो भाद्विशवासहीन॑ जनताविरुद्धम्‌ ॥ २८७ 11 
कुम्भ राशि यदि दशम भाव में हो तो मनुष्य कम प्रधान ( कर्म को प्रधान 
मानने वाला ) होता है । दूसरों को ठगने के लिए पाखण्ड युक्त, अभीष्ट लोभ 
द्वारा विश्वास हीन तथा जनता के विरुद्ध आचरण करने वाला होता है ॥ २८७ ॥ 
भीनेऽम्बरस्थं प्रकरोति कर्म मत्यं कुले धमंगुरुप्रदिष्टम्‌ । 
कीर्त्यान्वितं सुस्थरमादरेण नानाद्विजाराधनसंस्थितं च ॥ २८८ ॥ 
मीन राशि दशम भाव में हो तो मनुष्य अपने कुल मे घमं गुरु द्वारा बताये 
गये कमं को करने वाला स्थिर कीति से युक्त, आदर पूर्वक अनेक ब्राह्मणों की सेवा 
करने वाला होता है ॥ २८८ ॥ 


लाभमावगत हादशराशिफल 
लाभालये मेषसमाख्यराशौ चतुष्पदोत्थ प्रकरोति लाभम्‌ । 
तथा नराणा नृपसेवया च देशन्तराराधितसु्रभूतम्‌ ।। २८९॥। 
लाभ भाव में मेष राशि हो तो पशुओं से लाभ, राजाओं की सेवा से तथा 
दैद्यान्तर ( दूसरे देश ) में सेवा कार्य करने से प्रचुर धनलाभ होता है ॥ २८९ ॥। 
झायस्थिते वे वृषमे. प्रलाभो भवेन्मनुष्यस्य विशिष्टजात: | 
AA: सकाशादथ सञ्जनेम्यः कुशोलगोधमंकृतेस्तथंव ॥ २६० ।। 
एकादश माव में वष राशि हो तो उस मनुष्य को विशिष्ट व्यक्तियों से, स्त्रियों 
Y, सश्जन पुरुषों से, किसी निन्दित कमं से, गौ और धरम की सेवा करने से धन 
का लाभ होता है ॥ २६० ।। 
तृतोयराशिः कुरुत$तिलाभं लाभाश्रितः स्त्रीदयित सदैव । 
वस्त्वर्थमुख्यासनपानजातं सदाऽत्र जातं विबुधप्रसिद्धम्‌ i २९१ ॥ 
मिथुन राशि लाभ भाव में हो तो अत्यधिक लाभ उठाने वाला, स्त्री के प्रति, 
दयाशु, बहुमूल्य वस्तुओं, आसन ( कुर्सी, विस्तर आदि ) के संग्रह द्वारा सदैव वित्‌ 
समाज में यशस्वी होता है ॥ २९१ ॥ 
लाभो भवेल्लाभगते च राशी सदा चतुर्थ बरजातकानाम्‌ | 
सेवाकुबिभ्यां जनितः प्रभूतः शास्त्रेंण वा साधुजम्च पश्चात्‌ ॥ २१२ ॥ 


“मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता २०१ 


लाभ भाव में कक॑ राशि हो उस समय उत्पन्न श्रेष्ठ व्यक्ति को सेवा और कृषि 
से उत्पन्न लाम, पश्चात्‌ शास्त्र के अध्ययन अध्यापन अथवा साधुजनों की सेवा से 
प्रचुर मात्रा में धन लाभ होता है ॥ २६२ ॥ 


लाभाश्रिते पण्चमभे gar भवेन्मनुष्यस्य निगहंणाच्च । 
नानाजनाना वघबन्धनैर्वा थ्यायामदेशान्तरसंश्रयाच्च ।। २१३ IN 
लाभ भाव में सिह राशि हो तो मनुष्य निन्दित कमं, अनेक व्यक्तियों की हत्या 
अथवा उन्हें बाँधकर रखने से, व्यायाम ( खेलकद, ) कसरत एवं दूसरे स्थान 
( अथवा विदेश ) के आश्रय से धनलाभ करता है ( भावार्थ यह कि ऐसा 
व्यक्ति सेना अथवा पुलिससेवा द्वारा विभिन्न स्थानों में रहकर लाभान्वित 
होता है । ) ॥ २६३ ॥ 
sara लाभगते मनुष्यः प्राप्नोति लाभं विविध सपर्या: | 
शास्त्रागमास्यां विनयेन साक नित्यं विवेकेन तथा$दभुतेन ॥ २१४ ॥ 
कन्या राशि लाभ भाव में हो तो मनुष्य शास्त्रों एवं वेदों के अभ्यास से 
विनय द्वारा, अपने aaa विवेक से तथा विविध प्रकार के सेवा कार्यों हारा घन 
प्राप्त करता है ॥ २६४ ।। 


तुलाधरे लाभगते मनुष्यः प्राप्नोति लाभं वणिजे विचित्रे १ । 
सुसाधुसेवाविनयेन नित्यं सुखं स्तुतं मुख्यतमं प्रभूतम्‌ ।। २६५ ॥ 
लाभ भाव में तुला राशि स्थित हो तो वह ब्यक्ति विचित्र व्यापार से लाभ, 
सत्पुरुषों की सेवा द्वारा, विनम्रता से निरन्तर विशेष प्रकार का सुख एवं अत्यधिक 
प्रशंसा ( सम्मान ) प्राप्त करता है ॥ २९५ ॥ 
लाभाश्रिते चाष्टमसंज्ञराशौ प्राप्नोति लाभं मनुजोऽतिमुख्यम्‌ । 
छलेन पापेन सुभाषणेन परस्य पंशुन्यकृतविकारंः ॥ २६६॥ 
लाभ भाव में यदि वश्चिक राशि हो तो वह व्यक्ति छल ( घोखा-षडी ), 
पाप, मृदू भाषण, एवं दूसरों की चुगली निन्दा से अपना परम अभीष्ट कार्ये सिद्ध 
करता है ॥ २६६ ॥ 
लाभाशिते चैव धनुर्धरे च नृपेविलासान्‌ भजते मनुष्यः । 
सत्सेवया वा निजपोरुषेण मुख्यं-चराराघनतञ्चलाभम्‌ ॥ २९७॥ 
लाभ भाव में धनु राशि हो तो मनुष्य राजाओं के साथ आनन्दोपभोग करने 
वाला, सत्पुरुषों की सेवा से, अपने पौरुष से, gat, गुप्तच रों ( अथबा एजेष्टों ) 
हारा घन का लाभ करने बाला होता है ॥ २:७॥ 


१. वाणिज्यतो लाभमलं करोति । पाठाम्तरम्‌। 


ree, 


२०२ मानसागरी 


लाभश्रिते वे मकरेऽरथंलाभो भवेन्नराणां जलयानयोगात्‌ । 
विदेशवासान्नूपसे वनाद्दा व्ययात्मक॑ भूरितरं सदेव Res ॥ 
लाम माव में मकर राशि हो तो जातक समुद्री जहाज के सम्बन्ध से ( नेवी 
द्वारा ), विदेश में निवास करने, राजाओं की सेवा द्वारा धनलाभ करने वाला 
तथा खर्चीली प्रवृत्ति का होता है ॥ २६८ us 


आयस्थिते कुम्भघरे च लामो भवेन्मनृष्यस्य कुकर्मजातः । 
त्यागेन धमण पराक्रमेण विद्याप्रमावातवुसमागम्च ॥ २६६ ॥ 
लाभ भाव में कुम्म राशि हो तो मनुष्य कुकर्म द्वारा धनलाम करता है। 
उसके त्याग, घमं, पराक्रम ओर विद्या के प्रमाव से शिष्ट पुरुषों के साथ समागम 
होता है ॥ २६६ ॥ 


लाभाश्रिते चान्त्यगते च राशौ प्राप्नोति लाभ विविध मनुष्यः । 

मित्रोदूभवं पाथिवमानजातं विचित्रवाक्येः प्रणयेन नित्यम्‌ ॥ ३००॥ 

लाम भाव में मीन राशि हो तो मनृष्य, अपने मित्रों से, राजाओं का सम्मान 
करने से, अपनी भाषणकला से, तथा प्रेमव्यवहार से विविध प्रकार का लाभ सदैव 
प्राप्त करता है ।। ३०० ॥ 


व्ययमावगत इाइशराशिफल 
मेषे व्ययस्थे च भवेन्नराणां व्ययः सुखाच्छादनमोअनेन | 
चतुष्पदानेकविवद्धनेन लाभेन नानाविधपोरुषेण ॥ ३०१॥ 
मेष राशि यदि व्यय ( बारहवें ) भाव में हो तो अपनी इच्छानुकल मोजन- 
वस्त्र में, अनेक पशुओं ( गाय, Fa, बेल आदि ) की संख्या बढ़ाने में, लाभकारी 
बोजनाओं में तथा विविध प्रकार से अपने शाक्तिसंवद्धन में मनुष्य व्यय 
करता है ।। ३०१ ॥। 
वृषे व्ययस्थे व्यय एव पुंसां भवेद्विचित्राम्बरयोषितां च । 
लामेन राज्येन पराक्रमेण सघातुत्रादेविबुधे; सदेव । ३०२॥ 
वृष राशि बारहवें भाव में हो तो विविध प्रकार के वस्त्रों में, स्त्रियों के साथ 
खमाशम में, लाभकारी योजनाओं में, राजकीय कार्यो में, शक्ति प्रदर्शन में ( अर्थात्‌ 
किसी प्रकार के विवाद से दण्ड के रूप में, मुकदमे में अथवा टेक्स के रूप में ब्यय 
करला पड़ता है। ) तथा कुशल व्यक्तियों के साथ धातु सम्बन्धी ब्यापार मे मनुष्य 
we करता है॥ ३०२ ॥ 
तृतीय राशो व्ययमे नराणां व्ययो भवेर्कीव्यसनात्मकश्च । 
भूतोद्भवो वा सततं प्रभूतः कुशीलजः पापजमेगंजेश्च ।। ३०१ ७. 


“मनोरमा' हिन्दीठप्राख्योपेता २०२३ 


तृतीय (मिथुन) राशि यदि द्वादश भाव में हो तो स्त्रियों के व्यसन में, निरन्तर 
भूत-प्रेत सम्बन्धी पीड़ा में कुट्तित कार्य में, पापी लोगो के संस से तथा हाथी के 
रखरखाव में अत्यधिक व्यय होता है ॥ ३०३ ॥ 


कक व्ययस्थे द्विजदेवतानां व्ययो भवेद्यज्ञसमुद्भवश्च । 
धर्मेक्रियाभिविदधाति at प्रशंसितः साधुजनेन लोके ।। ३०४ ॥ 
कर्के राशि व्यय भाव में हो तो ब्राह्मण और देवता के उद्देश्य से, यज्ञ एवं 
धामिक क्रियाओं के सम्पादन में घन व्यय होता है तथ! ऐसा व्यक्ति लोक में 
सत्पुरुषों द्वारा प्रशंसित होता है Row ।। 
fag व्ययस्थे तु भवेन्न राणामसंशयो भूरितमः सदैव । 
रूपेञ्च जातेश्च कुकमंणा च निन्द्यः सतां पाथिवचौरतो वा ॥ ३०५ ।। 
सिह राशि व्यय भाव में हो तो स्वरूप ( रूप सज्जा ), सन्तान, HHA, राज- 
कीय आदेश एषं चोरों द्वारा निश्चय ही उस व्यक्ति का अत्यधिक व्यय होता है तथा 
ag सम्य समाज में निन्दित होता है ॥ ३०५ ॥। 
कन्यात्मके चान्त्यगते व्ययी च भवेन्मनुष्यः स हि चाङ्गनोत्सुकः | 
विवाहमा ङ्गल्यरविचित्रमुख्येः सूत्र्रभामिबंहुसाघुसङ्गात्‌ । ३०६॥ 
कन्या राशि यदि व्यय माव मे हो तो मनुष्य स्त्रियों के प्रत लोलुपता में, 
विवाह, सूत्रप्रम। ( यज्ञोपवीत ) आदि विविध माङ्गलिक कार्यों में; तथा साधु-सेवा 
में अधिक घन व्यय करता है ।। ३०६॥ 
तुलं व्ययस्थे सुरविभ्रबन्धुश्रृतिस्मृतिम्यञ्च कृतो व्यञ्च । 
भवेन्नराणां नियमेयंमेत्र सुताथंतेवाजनितः प्रसिद्ध: ॥ ३०७॥ 
तुला राशि बारहवे माव में हो तो देवता-ब्राह्मण, माई-बन्धु, वेद एवं स्मृतियों 
के लिए, अपने संयम-नियम के निर्वाह के लिए तथा पुत्र एवं धन की सुरक्षहेतु 
ब्यय करने में वह व्यक्ति प्रसिद्ध होता है ॥ ३०७॥ 
अलौ व्ययस्थे च भवेद्रधथस्तु पुंसां प्रदानेन विडम्बनाभिः | 
कुमित्रसेवाअनितः ga: कुबुद्धितश्चौरकृताधिकारात्‌ ॥ ३०८ u 
वृश्चिक राशि व्यय भाव में हो तो दैवी विपदाओं ( विडम्बना ) के निराकरण 
में, दुष्ट मित्रों का सहयोग करने में, दुर्बंद्धिवा चोरों द्वारा अधिकार कर लेने से 
मनुष्य का धन व्यय होता है तथा वह भली भाँति समाज में निन्दित 
होता है ॥ ३०८ ॥ 
१. 'ब्ययो नराणाम्‌' पाठान्तरम्‌ । 


20% मानसागरी 


चापे ब्ययस्थे परवष्धनेपु ब्ययो भवेत्पापजनप्रसञ्जात्‌ | 
सेवाकृतो जात्यधकारिपंसः कृषिप्रसद्भात्परवअनादवा ।। ३०६ ।। 
घनु राशि यदि व्यय माव में हो तो दूसरों को ठगने से, पापी लोगों के soe 
से, अपने वग के अधिकारी पुरुषों के सेवासत्कार करने में, खेती के सम्बन्ध में 


अथवा किसी को धोखा देने में व्यय होता है ॥ ३०९६ ॥ 


मृगे ध्ययस्थे च भवेघरो हि व्ययेस्तु पापाशनकञ्च जातः | 
स्ववगंपुजानिरतस्तथाअ्ल्यकृषिविहोनक्व विंगहितश्व ।। ३१० ।। 
मकर राशि यदि बारहवं भाव में हो तो मनुष्य का पापान्न ( पापी व्यक्तियों 
का भोजन ) ग्रहण करने से, अपने वर्ग ( जाति या सम्प्रदाय ) के कार्यों में संलग्न 
रहने से घन व्यय होता है। तथा वह स्वल्प खेती करने वाला, साधनहीन एवं 
समाज में निन्दित होता है ।। ३१० m 


घटे व्ययस्थे सुरसिद्धविप्रतपस्विभिव॑न्दिभवों थ्ययश्च । 
मीने कुपुत्राशनपानजातस्तथा विवादेन विनिगंतेन ३११ ॥ 


जिस व्यक्ति के द्वादश माव में कुम्म राशि हो वह देवता, साधक, ( योगी ), 
ब्राह्मण, तपस्वी एवं बन्दीगण ( चारणों ) की सेवासुश्रषा में घनव्यय करने 
वाला होता है। यदि द्वादशमाव में मीन? राशि हो तो दुष्ट सन्तान द्वारा, मोजन- 


पान ( मद्यपानादि ), विवाद एवं यात्रा में उसका धन व्यय होता है॥ ३११ ।। 
थे स्थानचिन्तासु पुरा प्रदिष्टा योगा मया तान्‌ परिगृह्य शास्त्रात्‌ | 
योगा विचिन्त्याः सुधिया ततस्तु वाच्या नराणां हि शुभाशुभास्ते ।। २१२ ॥ 
शास्त्रों से संग्रह कर स्थानों ( द्वादश भावों ) के विवेचन पुरःसर जिन योगों 


१. ‘dat’ मुलपाठः | 
२. आधार ग्रन्थ में द्वादश माव में स्थित मीन राशिका फल नहीं दिया है। 
do सीताराम झा द्वारा अनूदित ग्रन्थ में कुम्म के साथ मीन का फल इस प्रकार 
दिया गया है--धटे ब्ययस्थे सुरसिद्धविप्रतपस्विनो वन्दनगो ra । 
मीने च पुंसां जलयान जातस्तथा/विवादेन विनिर्गेतेन ॥ ११॥ 
go श्री निवास शर्मा ने अपने संग्रह ग्रन्य जातक तस्व में व्यय माव में स्थित 
भीन राशि का फल इस प्रकार लिखा है--- नाव, जहाज, आदि जलयान से, 
कुसंगति से, पुत्र के सम्बन्ध से सोने बिछाने के सामान में, सवारी के सम्बन्ध 
में, मुकदमा तथा यात्रा में व्यय होता है । इन्हीं फलादेशों के आधार पर HF 
dar के स्थान पर मीने पाठ रखकर मीन राशि का भी समाबेदा कर लिया है। 


'मनोरमा' हिम्दीब्यास्योपेता २०५ 


को मैंने पहले इस ग्रन्थ मैं कहा है उनका अच्छी तरह चिन्तन करके मनुष्यों के 
शुमाशुम का फलादेश विद्वान पुरुष को करना चाहिये। ३१२ ॥ 


दादशराशिगत ग्रहों के फल 
भवति साहसकर्मकरो नरो रुघरपित्तविकारकलेवरः | 
झितिपतिमंतिमान्‌ हितकृत्सदा quasi? महसामधिपे क्रिये ॥ ३१३ ॥ 
तेज के अधिपति सूर्य यदि मेष राशि में हों तो मनुष्य साहस पूर्ण कार्य करने 
वाला, रक्तःपित्त जन्य विकारों से युक्त शरीर बाला, राजा, बुद्धिमान तथा सदैव 
महान लोगों का हितकारक होता है ॥ ३१३ ॥ 
परिमलेविमलें: कुसुमासनः सुवसने: Tala: सुखमद्मुतम्‌ । 
गवि गतो हि रविजंलमोरुतां विहितमाहितमादिशते नृणाम्‌ ॥ ३१४॥ 
सूर्य वृष राशि में हो तो सुगन्धित-स्वच्छ कुसुमास्तरण ( पुष्प शैय्या ), सुन्दर 
वस्त्रो एवं पशुओं द्वारा अद्मुत सुख प्राप्त करने वाला, जल से मयमीत तथा 
लोगों को शास्त्र विहित हितकारक आदेश देने वाला होता है ॥ ३१४ ॥ 
गणितशास्त्रकलामलशील तासुललितोऽद्भुतवाक्प्रथितो भवत्‌ | 
दिनपतौ मिथुने ननु मानवो विनयतानयतातिशयान्वितः ॥ ३१५ ॥। 
दिनपति (सूर्य ) यदि मिथुन राशि मे हो ता मनुष्य गणित शास्त्र एवं कला 
में निपुण, निर्मेल चरित्र, अपनी सुललित वाणी से प्रसिद्ध ( लोकप्रिय), विनम्र एवं 
राजनीतिज्ञ होता है 1 ३१५ ॥। 
सुजनतारहितः कलिकालविज्जनकवाक्यविलोपकरो नरः । 
दिनकरे तु कुलोरगते भवेत्सघनताधनतासहितोऽघिकः ॥ ३१६॥ 
सूर्य ककं राशि में हो तो मनुष्य सञ्जनता से रहित कलिकाल (युग प्रभाव ) 
को अच्छी तरह जानने वाला, माता-पिता के आदेश की उपेक्षा करने वाला धन- 
वान्‌ तथा दिनों-दिन अधिक सम्पन्न होता है ॥ २१६ ॥ 
स्थिरमतिश्च पराक्रमतोऽधिको विभुतयाद्भुतकीत्तिसमन्वितः। 
दिनकरे करिवेरिगते नरो नृपरतः परतोषकरो भवेत्‌ ॥ ३१७॥ 
( हाथियों के शत्रु ) सिह राशि में सूर्य हो तो मनुष्य स्थिर बुद्धिवाला, अधिक 
पराक्रमी, अपनी तेजस्विता से कीतियुक्त, राजा का दरबारी तथा ( स्वामी को ) 
सन्तुष्ट रखने वाला होता है ।। ३१७॥ 


in, 


2 सुसहसो पाठान्तरम्‌ । 


२०६ मानसागरी 


दिनपतौ युवती समवस्थिते नरपतेश्च नरो द्रविणं लभेत्‌ 
मृदुवचाः श्रृतगेयपरायणः समहिमहिमापहताहितः ।। ३१८ ॥ 
सूये बन्या रादि में हो तो राजा से धन प्राप्त करने वाला, मृदुमाषी, संगीत 
सुनने एवं गायन में दक्ष, महिमा युक्त तथा अपने प्रभुत्व से शत्रुओं को नष्ट करने 
वाला होता है ॥ ३१५ ॥ 


नरपते रतिभीतिमहनिशं जनविरोधविधानमघं दिशेत | 
कलिमनाः परकर्मरातघंटे दिनमणिनं मणिद्रंविणादिकम्‌ । ३१६ ॥ 
दिनमणि (q) तुलाराशि में हो तो निरन्तर राजकीय भय से त्रस्त, जन- 
विरोधी कार्यों से पापयुक्त, झगड़ालू प्रवत्ति वाला, दूसरों के कार्यों में प्रीति रखने 
वाला रत्न एवं धन से हीन व्यक्ति होता है । ३१९ ।। 
कृपणतां कलहं Tyr इषं विषहुताशनशस्त्रभयं दिशेत्‌ । 
अलिगतः पितृमातृविरोधितां दिनकरो न करोति समुशन्नतिम्‌ ।। ३२० ॥। 
वृश्चिक राशि में सूर्य हो तो जातक कृपण, झगड़ालू, अत्यन्त क्रोधी, विष- 
अग्नि-शस्त्र के भय से युक्त, माता-पिता का विरोधी तथा कभी भी उन्नति न करने 
वाला होता है ॥ ३२० ।। 
स्वजनकोपमतीव महन्मति बहुधनं हि धनुर्घरगो रविः | 
स्वजनपूजनमादिशते नृणां सुमतितो मतितोषविवद्ध नम्‌ ॥ ३२१ ॥ 
धनु राशि में सूयं हो तो आत्मीय जनों पर अधिक क्रोध करने वाला, अत्यन्त 
बुद्धिमान्‌, बहुत धनवान्‌, अपनी सद्बुद्धि के अनुसार आत्मीय ( कहीं सुजन पाठ है 
अत; goat) व्यक्तियों के सत्कार में तत्पर व्यक्ति होता है तथा उसकी बुद्धि 
सन्तुष्टि बढ़ाने वाली होती है ।। ३२१ ॥ 
अटनतां निजपक्षविपक्षतः सधनतां कुरुते धततं नुणाम्‌ । 
मकरराशिगतो विगतोत्सवं दिनविभुर्न विभुत्वसुखं दिशेत्‌ । ३२२ ॥ 
मकर राशि में गया हुआ सूर्य मनुष्यां को भ्रमणशील, अपने पक्ष-विपक्ष दोनों 
से निरन्तर धन लाभ कराने वाला, उत्सव ( मंगल कार्यों से रहित तथा तेजहीन 
करने वाला होता है॥ ३२२॥ |. 
कलशगामिनि पड्ुजिनीपतौ शठतरो हि नरो गतसौहृदः | 
मलिनतार्कालतो हितः सदा करुणयारुणयार्तसुखी भवेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
कमलिनी पति ( सूर्य ) कुम्म राशि में गये हो तो जातक अत्यन्त दुष्ट, मित्रता 
से भी दूर, सदैव मलिन आचरण युक्त, दयाभाव से युक्त, कभी-कभी दु:खी व्यक्ति 
होता है ॥ ३२३ 0 


'मनोरमा' हिम्दीव्याख्योपेता २०७ 


बहुषनं क्रयविक्रयतः सुखं निजजनार्दाप गुह्ममहाभयम्‌। , 
दिनपती कषषगेऽतिमतिमंवे विमुतयाऽद्मुतयायतकीत्तिभाक्‌ ॥ ३२४ ।। 
qa मीन राशि में हो तो जातक अधिक बुद्धिमान्‌, अपने अद्भुत प्रभुत्व से 
से विस्तृत यशवाला, क्रय-विक्रय ( व्यापार ) से धन सम्पन्न, एवं सुखी होता है 
परन्तु आत्मीय जनों से गुप्त रूप से भय बना रहता है ।। ३२४ ।। 
. चन्द्र फल-- 
स्थिरधनो रहितः सुजनैर्गर: सुतयुतः प्रमदाविजितो भवेत्‌ । 
अजगतो द्विजराज इतोरितं विभुतयाद्भुतया स्वसुकीत्तिभाक्‌ ॥ ३२५ ॥ 
मेष राशि में चन्द्रमा हो तो जातक स्थायी रूप से धनवान्‌ सज्जन पुरुषों से 
रहित, सन्तानयुक्त, स्त्री के वशीमूत, तथा अपने अदभुत प्रभाव से सत्कीतियुक्त 
होता है ऐसा ( शास्त्रों में कहा गया है ॥ ३२५ ॥ 


स्थिरगति सुमति कमनीयता कुशलतां हि नृणामुपभोगिताम्‌ | 
वृषगतो हितगुभृ शमादिशेत्सुकृतित। कृतितञ्च सुखानि च ।। २२६ ।। 
वृष राशि में गया हुआ चन्द्रमा जातक को सत्कार्य के लिए प्रेरित करता है 
तथा वह सत्कार्य से सुख, स्थिरता, सद्बुद्धि, सौन्दर्य, ml तथा उपभोग की 
वस्तुओं को प्राप्त करता है ।॥ ३२६ ॥ 


प्रियकरः सुरकमंयुतो नरः सुरतसौख्यभरो यूवतीप्रियः । 
मिथुनराशिगतो  हिमगुभवेत्सुजनताजनत।कृतगौरव: ॥ ३२७ ॥। 
मिथुन राशि में चन्द्रमा हो तो वह व्यक्ति प्रिय कार्यों को करने वाला, देव 
कार्यं ( पूजा-जप-तप ) में रत, सुरति सुख से सम्पन्न, स्त्रियों का प्रिय, तथा अपनी 
सज्जनता से लोक में गौरवान्वित होता है ।। ३२७ ॥ 
श्रुतकलाबलनिमंलवृत्तमः कुसुमगन्धजलाशयकेलयः । 
किल नरास्तु कुलोरगते विधी वसुमती सुमतोप्सितलब्धयः 11 ३२८ ॥ 
कक राशि में चन्द्रमा गया हुआ हो तो मनुष्य (कथा वार्ता ) सुनने वाला, 
कला-शक्ति एवं स्वच्छ आचरण से युक्त, पुष्प (इत्र आदि ) सुगन्धित द्रव्य, जल- 
क्रीडा में रुचि रखने वाला, भूमि, सद्बुद्धि एवं अभोष्ट वस्तुओं को प्राप्त: करने 
बाला होता है ।। ३२८ ॥ 
अचलकाननयानमनोरथं गृहकलि विकलोदरपीडनम्‌ | 
द्विजपतिमृ गराजगतो quí वितनुते तनुते यशहीनताम्‌ ।। ३२९ ॥ 


सिह राशि में चन्द्रमा हो तो पर्वत-जङ्गल तथा वाहन में अधिक रुचि रखने 


२१८ मानसागरी 


वाला, गृह में कलह से युक्त, व्यग्र, ऊपर से पीडित तथा यशसे रहित होता 
है॥ २२९ ॥। 
युवतिगे शशिनि प्रमदाजनप्रवलकेलिविलासकुतूहले: । 
विमलक्षीलसुताजननोत्सवे! सुविधिना विधिना सहितः पुमान्‌ ।। ३३० u 
कन्या राशि में चन्द्रमा हो तो वह स्त्रियों के साथ अत्यधिक क्रीडा एवं विलास 
के लिए उत्सुक, निर्मल हृदयवाला, सुशील, कन्याओ का जब्मोत्सव विधि-विधान 
से मनाने वाला (अर्थात्‌ कन्या सन्तान वाला ) तथा भाग्यशाली पुरुष होता 
है ॥ ३३० ।। 
वृषतुरङ्गपविक्रयवान्‌ क्रये दिजसुराचंनदानमतिः पुमान्‌ | 
startet तौलिगते बहुदा रभाग्विभवसम्भवसड्चितविक्रम: । ३३१ ।। 
चन्द्रमा यदि तुला र,शि मे हो तो वह व्यक्ति बैल, घोड़ा आदि का क्रय- 
विक्रय करने वाला, विप्र और देवताओं के पूजन एवं दान में रुचि रखने वाला, 
बहुत सी स्त्रियों से युक्त, समी सम्भव सम्पत्ति एवं पराक्रम से युक्त होता 
है ॥ ३३१ ॥ 


शशधरे हि सरीसृपगे नरो नृपदुरोदरजातधनक्षयः | 
कलिरुचिविबल: खलमानसः कृशमना: शमनापहतो भवेत्‌ ।। ३३२ ॥ 
चन्द्रमा वृश्चिक राशि में हो तो जुआ या सट्टा मे, राजा के कोप से धन का 
नाश होता है। तथा वह व्यक्ति झगडालु, निबेल, दुष्ट प्रकृति का, दुबंल हृदय 
वाला होता है। तथा यमराज द्वारा प्रताड़ित होता है ( अर्थात कष्ट से मृत्यु 
होती है )॥ ३३२ 0 
बहुकलाकुशल: किल गीतवान्‌ विमलताकलितः सरलोक्तिभाक्‌ | 
श्चशघरे हि घनुधंरगे नरो धनकरो न करोति बहुब्ययम्‌ ॥ २३३३ ॥। 
चन्द्रमा धनु राशि में गया हो तो मनुष्य बहुत सी कलाओं में निपुण, गायक 
स्पष्ट-सुन्दर ( मधुर ) एवं सरल वचन बोलने वाला तथा धनसंग्रह करने वाला 
होता है । परन्तु अधिक व्यय नहीं करता है।। ३३२ ॥ 
कलितशीतभयः किल गीतवित्ततरुषा सहितो मदनातुर! । 
निअकुलोतमवित्तकरः परं हिमकरे मकरे पुरुषो भवेत्‌ ॥ ३३४॥ 
चन्द्रमा मकर राशि में गया हुआ हो तो पुरुष शीत-मय से युक्त, गान विद्या 
का ज्ञाता, क्रोधी स्वमाव वाला, कामवासना से आतुर, अपने कुल में सर्वाधिक 
सम्पत्ति सञ्चित करने वाला होता है॥ ३३४ ।। 


'मनो रमा” हिन्दीव्याख्योपेता २०६ 


अलसतागहितो श््यसुतप्रिय; कुभलताकलितोऽतिविचक्षणः । 
कलशगामिनि शीतकरे ae: प्रशमितोऽशमितोररिपुव्रजात्‌ ॥| ३३५ ॥ 
कुम्भ राहि में चन्द्रमा गया हो तो मनुष्य आलसी प्रकृति वाला, दूसरों के 
पुत्रों से स्नेह करने वाला, निपुण, अत्यन्त विद्वान्‌, शत्रु समूह से दब ये जाने पर भी 
न aaa गाला होता है ॥ ३३५ ।। 
शशिनि मोनगते विजितेन्द्रियो बहुगुणः कुशलोऽनिललालसः | 
विमलघोः किल दास्त्रकलादराश्न चलताचलता ' लितो नर: ॥ ३३६॥। 
चन्द्र मीन राशि में गया हो तो व्यक्ति जितेन्द्रिय, विविध गुणों से ae, 
कार्यों मे दक्ष, वायुसेवन की इच्छा रखने वाला ( प्रातः सायं खुली हवा मे टहलने 
वाला घर में पंखा कलर आदि रखने वाला ), निमंल बुद्धि युक्त, शास्त्र एवं कला 
के आदर से विचलित न होने वाला तथा स्थिर चित्तवाला होता है ॥ ३३६ ॥। 
भौमफल-- 
क्षितिपतेः क्षितिमानघनागमे सुवचमा महमा बहुमाहसेः | 
अवनिजः कुरुते सततं शुभ त्वजगतो जगतोभिमतं नरम्‌ ॥ ३३७ 11 
मेष राशि में गया हुआ मंगल सदैव शुभ करने वाला, राजा से भूमि-सम्मान 
एवं धन दिलानेवाला, मृदुमाषी, तेजस्वी, अधिक साहसी तथा लोक में प्रिय बनाता 
है ॥ ३३७ ॥ 
गृहघनाल्पसुखं च fia परगृहस्थितिमादिशते नृणाम्‌ । 
अवनिजोर्शररुजो वृषभस्थित: क्षितिसुतःऽतसुतो-द्रवपीडनम्‌ 139. 
मंगल वृष राशि मं हो तो मनुष्यों का गृह एवं घन का अल्प सुख, शत्रुओं 
की वृद्धि, दूसरों के गृह में रहने के लिए बाध्य, शत्रु एवं रोग से पीड़ित, तथा 
अधिक सन्तान होने से मी दुखी होता है ॥॥ ३३८ ॥ 
बहुकलाकलनाकुलजोत्कलि प्रचलनप्रियतां च निजस्थलात्‌ । 
ननु नुणां करुते मिथुर्नास्थतः कुतनयस्तनय 'मुखात्सुखम्‌ i ३३६॥ 
मंगल मिथुन राशि में हो तो मनुष्य विविध कलाओं के ma हेतु आकुल रहने 
बाला, झगडालू, अपने स्थान से नि'न्तर चलने की अभिलाषा २खने वाला (अर्थात्‌ 
देशाटन प्रेमी) तथा श्रेष्ठ ( बः ) पुत्र से सूख प्राप्त करने वला पता है ॥३३६॥ . 
परगुहस्थिरतामतिदीनतां विमतितां शमितां च रिपूदयम्‌। 
हिमकरालयगे किल मञ्जुले प्रबलयाऽबलया कलहं ब्रजेत्‌ ॥ ३४०॥ 
चन्द्रमा के क्षेत्र कर्क राशि) में मंगल स्थित हो तो पराये गृह म तिवास' 
अत्यधिक दीनता, दुर्बुद्धि, शान्त, शत्रु में af, तथा, बिसी प्रतापी स्त्री के साथ 
कलह होता है ।। ३४० u “ 2 


१४ ao gro 


२१७ मानसागरी 


अतितरां सुतदारसुखान्वितो हतरिपुविततोद्चमसाहसः | 
अवनिजे मृगराजगते पुमान्‌ सुनयता नयताभियुतो भवेत्‌ ।। ३४१॥ 
मंगल सिंह राशि में गया हो तो वह पुरुष पुत्र और स्त्री के अतिशय सुश से 
युक्त, शत्रुओं का शमन करने वाला, प्रसिद्ध उद्यमी एवं साहसी, सुन्दर नीति का 
पालन करने वाला तथा राजनीतिज्ञ होता है ।। ३४१ ।। 


स्वजनपूअनताजनताधिको यजनयाजनकर्मरतो भवेत्‌ । 
क्षितिसुते सति कन्यकयान्त्रिते त्ववनितो वनितोत्सवतः सुखी ॥ ३४२ ॥ 
मंगल यदि कन्या राशि में गया हो तो आत्मीय जनों का पुजन ( आदर ) 
करने वाला, अधिक सन्तति युक्त, हवन-यज्ञ करने वाला, भूमि-स्त्री एवं उत्सवों 
हारा सुखी होता हे ।। ३४२ ।। 
बहुघनव्ययिताङ्गविहीनतागतगुरुप्रियतापरितापितः 
वणिजि भूमिसुते विकलः पुमानवनितो वनितोद्धवदुःखभाक्‌ ।। ३४३ ॥ 
तुला राशि में मंगल होतो अधिक ब्यय करने वाला, अङ्गहीन, गुरुजन 
( माता-पिता ) एवं प्रियजनों के दिवंगत हो जाने से सन्तप्त, विकल (am), 
तथा भूमि एवं स्त्री के सम्बन्ध से दुःखी पुरुष होता है ॥ ३४३ ।। 


विषहुताशनशस्त्रभयान्वितः सुतसुतावनितादिमहासुखः | 
वसुमतीसुतभाजि सरीसृपे नृपरतः परतश्च जयं ब्रजेत्‌ ।। ३४४॥ 
वृश्चिक राशि में मंगल हो तो विष, अग्नि, एवं शस्त्र से भय, पुत्र, पुत्री, स्त्री 


भादि से बहुत सुख, राजा की सेवा में रत तथा अन्य लोगों पर बिजय प्राप्त 
कस्ता है ।। ३४४ ॥। 


रथतुरङ्गमगोरवसंयुतः परमरातिजनेः कृतदुःखितः। 
भवति वाऽवनिजे धनुषि स्थिते सुवनितावनिता भवति प्रिया ॥ ३४५॥ 
धनु राशि में भौम हो तो रथ, घोड़ा ( आजकल, कार, स्कूटर ) एवं प्रतिष्ठा 
से युक्त, परम शत्रुओं द्वारा दुःखी, तथा सदाचारिणी स्त्री उसकी प्रिया होती 
है । ( अर्थात्‌ कुलीन एवं सदाचारी स्त्री से उस व्यक्ति का विवाह होता है 1३४४॥ 
रणपराक्रमता वनितासुखं निजजनप्रतिकुलमयाधितः । 
विभवतो मनुजस्य घरात्मगे मकरगे करगा च इमा भवेत्‌ ॥ ३४६ ॥ 
मंगल मकर राशि में हो तो gate में पराक्रमी, स्त्रीसुख से युक्त एवं 


मारमीय जनों के शत्रुओं से भयभीत रहता है । धन से इतना सम्पन्न होता है मानो 
लक्ष्मी उसके हाथों में हों ।। ३४९ ॥ 


oe 


“भनौरमा' हिम्दीब्यास्योपेता २११ 


विनयिताइहितं सहितं रुजा निजजनइतिकूलमलं खलस्‌ | 
प्रकुदते मनुजं कलशाश्रयः क्षितिसुतोऽतिसुतोद्भवदुःखितम्‌ ।। ३४७॥ 
मंगल यदि कुम्भ रोषि में हो तो जातक विनम्रता से रहित, रोगी, अपने 
शुम शिस्तकों के विपरीत आचरण करने वाला, दुष्ट तथा अति सन्तान से दुःखी 
होता है ।। ३४७॥ 
व्यसनता शलतामदयालुतां विकलतां चलतां च निजालयात्‌ । 
क्षितिसुतस्तिमिना सुसमन्वितो विमतिना मतिनाशनमादिशेत्‌ 1।३४८॥ 
मंगल मीन राशि में हो तो जातक व्यसनी (बुरी आदतों वाला ), दुष्ट, 
निर्देय, व्यग्र, अपने घर से बाहर जाने के लिए हमेशा उद्यत रहता है तथा बुद्धिहीन 
व्यक्ति के सम्पक से उसकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है ॥ ३४८ ।। 


बुघफल-- 
खलमतिः किल चः्वलमानसो बहुलभुक्कलहाकुलितो नरः । 
अकरुणोऽप्युणवांश्च बुधे भवेदविगते विगतेप्सितसाधनः ।। ३४६ ।। 
बुष मेष राशि में हो तो मनुष्य दुष्ट gfe वाला, चश्वचलमति, बहुभोजी, 
कलह के लिए आतुर, निर्दय, ऋण लेने वाला, तथा भभिलषित साधनों से रहित 
होता है ।। ३४६ ॥। 
वितरणप्रयतं गुणिनं दिशेद्बहुकलाकुशलं रतिलालसम्‌ | 
धनिनमिन्दुसुतो वृषमस्थितस्तनुजतोऽनुजतोऽतिसुखं नरम्‌ ॥ २५० ।। 
बुध वषराशि मे स्थित हो तो वह वितरण प्रिय (दान में रुचि रखने वाला), 
गुणवान्‌, बहुत सी कलाओं में निपुण, स्त्री-सहवास हेतु लालायित एवं धनवान 
होता है तथा पुत्र और छोटे माई से सुख प्राप्त करता U ३५० ॥ 
प्रियवचो रचनासु विचक्षणो द्विजननीतनयः शुमवेषभाक्‌ । 
मिथुनगे जनने शाशनन्दने सदनतोऽदनतोऽपि सुखी नर: ।। ३५१ ॥ 
जन्म समय में यदि बुघ मिथून राहि में स्थित होतो मनुष्य प्रियभाषी, 
रचना ( काव्य-निबन्ध आदि लेखन कला ) में अद्भुत विद्वान्‌, दो माताओं का 
( एकलौता ) पुत्र, सुन्दर वेष-मूषा युक्त, गृह एवं खान-पान से भी सुखी होता 
है॥। ३५१॥ 
कुचरितानि च गीतकथादरो qua परदेशगतिनृ'णाम्‌ । 
किल कुल्लीरगते दाधिभृत्सुतै सुरततारतता नितरां भवेत्‌ ॥ ३५२ ।। 
au ककं रादि में हो तो जातक कुत्सित चरित्र वाला, गीत एवं कधा-कहानी 


२१२ - मानसागरी 


में रुचि रखनेवाला, राजा का भक्त, परदेशगामी, तथा स्त्रीसहबास में सदैव 


आसक्त होता है ARI 
अनृततासहितं विमति परं सहजवँरकरं कुरुते नरम्‌। 
युवतिहषंपरं शशिनः सृतो हरिगतोऽरिगतोक्नतिदुःखितम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
बुध यदि सिह राशि में हो तो मनुष्य मिथ्या-माषी, बुद्धिहीन, भाइयों से शत्रुता 
करने वाला, स्त्री को प्रसन्न रखने वाला, तथा शत्रु की उन्नति से दुःखी होता 
है ।। ३५३ ॥ 
सुवचनानुरतञ्चतुरो नरो लिखनकर्मपरो हि वरोन्नत: । 
शशिसुते युवति च गते सुखी सुनयनानयनाअलचेष्टिते: 1 ३५४ ।। 
बुध कन्या राशि में गया हो तो वह व्कक्ति मधुरभाषी, चतुर, लेखनकला 
में निपुण, उन्नतिशील, तथा सुन्दरी स्त्रियों के नेत्रकटाक्षों का सुख प्राप्त करने 
वाला होता है ॥ ३५४ ॥ 


अमृतवाग्व्ययभाक्खलु शिल्पवित्कुचरिताभिरतिर्बहुजल्पकः | 
व्यसनयुग्मनुजः सहिते बुधे वितुलयच्चलयान्वसतीयुतः ॥ ३५५ ॥ 
बुध तुला राशि में हो तो अमृत तुल्य मधुर वाणी बोलने वाला, खर्चीला, 
शिल्प ( कला ) का ज्ञाता, चरित्रहीन स्त्री के साथ सहवास करने वाला, व्यर्थ 
बोलने वाला, व्यसन ( बुरी आदतों से ) युक्त, चञ्चल तथा आवास (गृह आदि ) 
से सम्पन्न होता है ॥ ३५५॥ 
कृपणतातिरतिप्रणयश्रमो निहितकर्मसुखोपहति्भवेत्‌ । 
धवलमानुसुतेऽलिगते क्षतिस्त्वलसतो लसतोऽपि च वस्तुनः । ३५६ ॥ 
चन्द्रमा ( धवल भानुसुत ) वृश्चिक राशि में गया हो तो जातक कृपण, स्त्री 
संसग में अधिक आसक्त, सव्थितकमं के सुख से रहित, वस्तुओं से सुसज्जित रहने 
पर भी आलस्यवश हानि उठाने वाला होता है ॥ ३५६ ॥। 
वितरणभ्रणयो बहुवैमवः कुलपतिश्च कलाकुशलो भवेत्‌ | 
शशिसुतेःत्र शरासनस स्थिते विहितया हितया रमयान्वितः॥ ३५७ ॥ 
चन्द्रमा यदि धनुराशि में हो तो जातक दान में रुचि रखने वाला, अधिक 
सम्पत्तिशाली, कुल ( परिवार ) का श्रेष्ठ व्यक्ति, कलाओं में निपुण तथा सन्मार्गे 
से अजित हितकारक लक्ष्मी ( धन ) से युक्त होता है ।। ३५७॥ 
' रिपुभयेन युतः कुमतिर्न रः स्मरविहीनतरः परकर्मकृत्‌ । 
मकरगे सति शोतकरात्मजे व्यसनतः स नतः पुरुषे भवेत्‌ ॥ ३५८ ॥। 


'मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता , २१३ 


बुध मकर राशि में गया हो तो व्यक्ति शत्रुओं के मय से युक्त दुर्बुड़ि, काम- 
वासना से रहित, दूसरों का कार्य करने वाला, व्यसन के प्रमाव से नम्र रहने 
वाला होता है ॥ ३५८ ।। 
गृहकलि कलशे शशिनन्दने वितनुते तनुतामनुदीनताम्‌ । 
धनपराक्रमधर्मविहीनतां विमततामततापितशत्रुभिः ॥ ३५६ ॥ 
बुध यदि ga राशि में हो तो गृहकलह, दरिद्रता में दिनों-दिन कमी, धन, 
पराक्रम एवं धमं का अमाव, बुद्धिहीनता तथा शत्रुओं द्वारा सन्तप्त हृदय होता 
है ॥ २५९॥। 
परधनादिकरक्षणतत्परो द्विजसुरानुचरों हि नरो भवेत्‌। ` 
शशिसुते पृथुरोमसमाश्रिते सुवदनावदनानुविलोकनः ॥ ३६० ॥ 
बुघ यदि मीन राशि मे गया हो तो मनुष्य दूसरों के घन की रक्षा में तत्पर, 
विप्र एवं देवताओं का अनुचर, तथा सुन्दर स्त्रियों के मुख को देखने वाला होता 
है । ( अर्थात्‌ सुन्दरी स्त्रियों के संसर्ग में रहता है ) ॥ ३६० ॥ 


बृरस्पति फन-- 
बहुतरां कुरुते समुदारतां चरितानि च वौरिसमुन्नतिम्‌ । 
विभवता च मरुत्पतिपूजितः क्रियगतोथंगतोऽनुमतिप्रदः ॥ ३६१ ॥ 
देवगुरु ( बृहस्पति ) मेष राशि में स्थित हों तो व्यक्ति अतिशय उदार, सदा- 
चारी, एवं अर्थंसंगत ( उचित ) कार्यों की स्वीकृत देने वाला होता है। उसके 
शत्रुओं की भी उन्नति ( वदि ) होती रहती है ॥ ३६१ ।। 
द्विजसुराचनभक्तिविभूतयो द्रविणवाहनगौरवलब्धयः । 
सुरगुरौ वृषभे बहुवोरणश्चरणगारणगाढपराक्रमाः॥ ३६२॥ 
बृहस्पति वृष राशि में गया हो तो देवता-ब्राह्मण की मक्ति एवं आराधना 
से सम्पत्ति, धन, वाहन एवं यश प्राप्त होता है। तथा घोर संग्राम में पराक्रम 
दिखाने वाले ( वीर ) शत्रुसमूह उसके चरणों में झुरते हैं ॥ ३६२ ॥ 
कवितया सहित: प्रियवाक्‌ शुचिविमलशोलरुचिनिपुणः पुमात्‌ । 
मिथुनगे सति देवपुरोहिते सहितताहिततासहितैभंवेत्‌ ॥३६३।। 
बृहस्पति मिथुन राशि में तो पुरुष कवि, प्रियमावी, पवित्रात्मा, fate 
आचरण वाला, चतुर, एवं शुभचिन्तक मित्रों से युक्त होता है ॥ ३६३ ॥ 


बहुघनागमनो मदनोक्ततिविविधशास्त्रकलाकुशलो नरः । 
श्रियवचाञ्च कुलीरगते गुरौ चतुरगैस्तुरगेः करिभिर्यृत। ॥ ३६४॥ 


-२१४ | भानसागरी 


wa राशि में बृहस्पति हो तो मनुष्य को विविध प्रकार से धनलाभ होता है । 
कामवासना में वद्धि, विविध शास्त्रो एवं कलाओं में निपुण, प्रियमाषी, चतुर 
व्यक्ति, घोड़े एवं हाथी से युक्त होता है ॥ ३६४॥ 
अचलदुगंवनप्रभुतोजितों दुढतनुनंनु दीनपरो भवेत्‌ । 
अरिविभूतिहरो हि हरौ युत। सुवचसा वचसामधिपे गुरौ ॥ ३६५ ॥ 
सिंह राशि में गुरु हो तो पर्वत, जंगल, एवं किला को अपने पराक्रम से जीत 
कर अधिकार में रखने वाला, दृढ शरीर ( हट्टा कट्टा ), दानी, शत्रुओं की सम्पत्ति 
का हरण करने में समर्थ तथा मधुर भाषी होता है ।। ३६५॥ 
कुसुमगन्धसदम्बरशालिता विमलता धनदानमतिमृ शम्‌ | 
सुरगुरौ सुतया सति संयुते sacar चिरतापितशश्रृता ॥ ३६६ ॥ 
बृहस्पति कन्या राशि में स्थित होतो जातक पुष्प, गन्ध ( इत्र आदि ), 
सुन्दर वस्त्र से सुसज्जित, स्वच्छ हृदय, धन-दान में अधिक उदार, आकृति से 
सुन्दर तथा शत्रुओं को अच्छी तरह सन्तप्त करने वाला होता है ॥ ३६६ ॥ 
सुतनयो जपहोममहोत्तवो हविजसुराचंनदानमतिर्भवेत्‌ । 
वणिजजन्मपवित्रशखण्डिजे चतुरतातुरतासहितारिणा ॥ ३६७ ॥ 
बृहस्पति तुलाराशि में हो तो सुन्दर-शिष्ट सन्तान युक्त, जप-हवन एवं बडे-बडे 
उत्सवों को करने वाला, ब्राह्मण और देवताओं के पूजन एवं दान में रुचि रखने 
वाला, चतुर, रुग्ण तथा शत्रुओं से युक्त होता है ॥ २६७ ॥ 
धनविनाशनदोषसमुद्भवंः कृशतनुबंहुदम्भपरो नरः । 
अलिगते सति देवपु रोहिते मवनतो वनतोऽपि च दुःखभाक्‌ ॥ २६८ ॥ 
अलि (वृश्चिक) राशि मे गुरु होतो धन नष्ट करने के दोष से उत्पन्न ( चिन्ता 
द्वारा ) दुबल शरीर वाला, घमण्डी, घर तथा जंगल में ( घर-बाहर दोनों जगह ) 
दुःख पाने वाला होता है।। ३६८ ॥। 


बितरणश्रणयो बहुवेमवं ननु धनान्यपि वाहनसःदय: | 
धनुषि देवगुरौ हि मतिमवेत्सुरचिरा रुचिराभरणानि च ॥ २६९ ॥ 
धनु राशि में गुरु हो तो मनुष्य सम्पत्ति ( घन-स्वणं, मूमि, अन्न-वस्त्र ) का 

अधिक मात्रा में इच्छा पूर्वक दान करने वाला, धनवान्‌, वाहन ( मोटर-कार ) 
का संग्रह करने वाला, सद्बुद्धि युक्त तथा सुन्दर आमूवणों को धारण करने वाला 
होता है ॥ १६९ ॥ 

हृतमतिः परकर्मकरो शरः स्मरविहोनतरो भयरोषभाक्‌ | 

सुरगुरौ मकरे विदधाति भा जनमनो न मनोरथसाधनम्‌ । ३७० ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २१५ 


बृहस्पति मकर राशि में हो तो मनुष्य बुद्धिहीन, दूसरों के कार्यों में रत 
( नौकरी करने वाला ), कामवासना से हीन, भयभीत, एवं क्रोधी होता है, 
तथा उसका मन कमी अपने मनोरथों की सिद्धि में नहीं लगता है ।। Yoo ॥ 
गदयुतः कुमतिद्रेविणोज्शित: कृपणतानिरतः कृतकिल्विषः१। 
घटगते सति देवपुरोहिते कदशनो दशनोदरपीडितः ॥ ३७१ ॥ 
गुरु यदि कुम्भ राशि में हो तो बह व्यक्ति रोगी, दुष्ट बुद्धि वाला, धनहीन, 
कृपणता में लीन, पापकम करने वाला, कुत्सित पदार्थों को खाने वाला, दाँत तथा 
उदर के रोग से पीड्रित होता है २७१ ॥ 
नुपकृपाप्तधनो वदनोन्नतिः सदनसाधनदानपरो नरः । 
सुरगुरौ तिमिना सहिते सतामनुमता$नुमतोत्सवदो भवेत्‌ ॥ ३७२ ॥ 
मीन राशि म बृहस्पति होतो मनुष्य राजा की कृपा से घन प्राप्त करने वाला, 
भाषण कला से उन्नति पाने वाला, भवननिर्माण के साधन (मूमि अथवा उपकरण) 
के दान में तत्पर, सत्पुरुषों का अनुगामी, तथा उनकी अनुमति से उत्सव करने 
बाला होता है ।। ३१७२ ।। 
शुक्र फल-- 
भवनवाहनवृन्दपुराधिपः प्रचलनप्रियताविहितादरः । 
यदि च सञ्जनने हि भवेत्कविः२ कवियुतो वियुतो रिपुभिर्नेर: ।। ३७३॥ 
यदि जन्म समय में मेष में शुक्र हो तो मनुष्य गुह, वाहनो के समूह एवं नगर 
का अधिपति होता है । घमने-फिरने का शौकीन एवं उसी से सम्मान पाने बाला, 
कवियों से युक्त तथा शत्रुओं से रहित होता है ॥ ३७३ ॥ 
बहुकलत्रसुतोत्सवगौरवं कुसुमगन्धरुचिः क्कृषिनिमितः । 
वृषगते भृगुजे कमला भवेदविरला विरला रिपुमण्डली ।। ३७४ ॥ 
बुषराशि में शुक्र हो तो बहुत सी स्त्रियों एवं पुत्रों के उत्सवों से गौरवान्वित, 
पुष्प गन्ध (इत्र आदि) का प्रेमी, कृषि कमं द्वारा सब कुछ करने वाला, अपरिमित 
लक्ष्मी ( घन ) से युक्त तथा अल्प शत्रुओं वाला होता है ॥ ३७४॥ 
१. कृशतनुनंनु देव विनिन्दकः ॥। पाठान्तरम्‌ 
२. मूलपाठ 'मबेत्कविः' यही प्रतीत होता है। बाद में किसी संशोधक ने मेव 
राशि का नामन आने से अजगतः पाठ परिवर्तित कर दिया होगा । 'सञ्जनने' 
का अभिप्राय जन्मलग्न से है, तथा लग्न से आद्य स्थान अर्थात्‌ मेष का अभि- 


प्राय WERT को अभीष्ट है। यह इविड प्राणायाम मलपाठ के रक्षार्थ मैंने 
ग्रहण किबा है। 


ee 


२१६ मानसागरी 


qu जनने मिथुनस्थितें सकलशास्त्रकलामलकौशलम्‌ | 
सरलता ललिता किल भारती सुमधुरा मधुराप्नरुचिभवेत्‌ ।। ३७५ ।। 
जन्म समय में यदि शुक्र मिथुन राशि में हो तो समस्त शास्त्रों एवं निर्दोष 
कलाकौशल में निष्णात, सरल, ललित एवं मधुर वाणी बोलने वाला, तथा 
मिष्ठान्न का प्रेमी होता है ।॥ ३७५ ॥ 
द्विजपतेः सदने भृगुनन्दने विमलकर्ममतिर्गृणसंयुतः | 
जनमलं सकलं कुरुते वशं सकलया कलयापि गिरा नर! ॥ २७६ ।। 
चन्द्रमा की राशि (कर्क ) में यदि शुक्र हो तो निर्मल बुद्धि से कार्ये करने 
वाला, गुणवान्‌, तथा अपनी वाणी एवं कलाओं से समस्त जनता को वश में करने 
वाला होता है ।। ३७६ ॥। 


हरिगते सुरवैरिपुरोहिते युवतितो धनमानसुलानि च। 
निजजनव्यसनान्यपि मानवस्त्वहिततो हिततोषमनुत्रजेत्‌ ।। ३७७ ।। 
शुक्र यदि सिह राशि में हो तो स्त्री द्वारा घन एवं सुख की प्राप्ति होती है । 
डसके आत्मीय जन व्यसनी होते हैं तथा शत्रुओं से उसे सन्तोष प्राप्त होता 
है ।। ३७७ ॥ | 
भृगुसुते सति कब्यकयान्विते बहु धनं खलु तीर्थमनोरथः । 
कमलया पुरुषोऽपि विभूषितस्त्वमितया मितयापि गिरान्वितः 130611 
शुक्र यदि कन्या राशि मे हो तो पुरुष धनवान्‌ dana का अभिलाषी, 
भपार लक्ष्मी से विभूषित, तथा मित ( स्वल्प ) भाषी होता है ॥ ३७८ ।। 
कुसुमवस्त्रविचित्रघनान्वितो बहुगमागमनो नन्‌ मानवः। 
जननकालतुलाकलनं यदा सुकविना कविनायकतां ब्रजेत्‌ ॥ ३७६ ॥ 
जन्म समय में शुक्र तुला राशि में स्थित हो तो मनुष्य पुष्प, वस्त्र, विचित्र 
धन से सम्पन्न, बहुत यात्रा करने वाला तथा कवियों मे श्रेष्ठ होता है ।। ३७९ ॥। 
कलहघातमति जननिन्द्यतां प्रजनतामयतां नियतां नृणाम्‌ । 
व्यसनतां जननेऽलिसमाश्रतः कविरलं विरलं कुरुते धनम्‌ ।। ३८० ॥ 
जन्म काल में शुक्र यदि वृश्चिक राशि में स्थित हो तो जातक कलह, We 
( धोखा या हत्या ) में रुचि रखने वाला, समाज में निन्दित, निरन्तर जननेन्ब्रिय 
से रुग्ण, व्यसनी, तथा दिनों-दिनों धनक्षय करने वाला होता है ॥ ३८० ॥ 
युवतिसुनुघनागमनोत्सवं सचिवतां नियतं शुभशीलताम्‌ | 
जनुविकार्मुकगः कविनन्दनः कविरति विरति कुरुते नृणाम्‌ ase ut 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २१७ 


जन्मकाल में शुक्र धनु राशि में गया हो तो मनुष्य स्त्री, पुत्र और धन को 


प्राप्ति से आनन्द मनाने वाला, मन्त्री, शील स्वभाव युक्त, कवियों के प्रति अनुराग 
रखने वाला विरक्त प्रकृति का होता है !। ३८१ ॥ 


अभिरतिस्तु जराजुनया नुणां व्ययभयात्कृशतामतिचिन्तया । 
मृगुसुते मृगशशिगते सदा कविजने विजने$पि मतिभंवेतु ॥३५२।। 
मृग ( मकर ) राशि में शुक्र हो तो मनुष्य वद्धा स्त्रियों में विशेष अनुरक्त, 
व्यय के मय से दुर्बल, तथा चिन्तित रहता है । एकान्त ( निजेन ) में रहता हुमा 
भी कवियों के प्रति आदर रखता है ॥ ३८२ ॥। 
उशनसः कलशे जनुषि स्थितौ वसनभूषणमोगविहीनता । 
विमलकमंमहालसता नर॑रुपगतापगतापि रमा भवेत्‌ ॥ ३८३॥ 
अन्म समय में यदि शुक्र कुम्भ राशि में गया हो तो वह व्यक्ति वस्त्र, आभूषण, 
विविध प्रकार के भोगों ( सुखों ) से वंचित अच्छे कार्यों में आलस्य प्रकट करने 
वाला, तथा लक्ष्मी ( घन ) प्राप्त करके भी नष्ट करने वाला होता है ॥ ३८३ ॥ 
qu सति मीनसमन्विते नरपतेविभुता वितता भवत्‌ । 
रिपुसमाक्रमणद्रविणागमो वितरणे तरणे प्रणयो नृणाम्‌ । ३८४ ॥ 
शुक्र यदि मीन राशि में गया हो तो व्यक्ति, राजा की सम्पत्ति से लाभान्वित, 


शत्रुओं पर आक्रमण करने से धन-लाभ करने वाला, वितरण (दान) में तथा 
तैर।की में निपुण होता है ॥ ३८४ ॥। 


शनि फल - 
धनविहीनतया तनृता तनौ जनविरोधितयैप्सितनाशनम्‌ । 
क्रियगतऽकंसुते सुजनंनु'णां विषमता समताशमनं भवेत्‌ asx ॥ 
शनि मेषराशि म गया हो तो घनहीन हो जाने से शारीरिक दुर्बलता, जनता 
के विरोध से अभीष्ट कार्य की हानि, सज्जनों के साथ शत्रुता तथा मित्रों से सम्बन्ध- 
भङ्ग होता है । ३८५॥ 
युवतिसौख्यविना q पिशुनस ङ्गरुचि मतिविच्युतिम्‌ | 
तनुभृतां जनने वृषभस्थितो रविसुतो विसुतोत्सवमादिशेत्‌॥ ३८६॥। 
मनुष्यों के जन्म काल मं वृष राशि मे शनि गया हो तो स्त्रीसुख का नाश, 
चुगलखोरो के साथ विशेष रुचि, बुद्धिहीनता तथा पुत्रोतसव का अभाव पेदा 
करता है ॥ ३८६ ।। 
प्रबलताविमलत्वविहीनता भवनवाह्ाविलासक्‌तूहलात्‌ । 
ब्रजति नो मिथुनोपगते सुते दिनविभोनं विभोलंमत सुखम्‌ ॥ ३८७ ॥ 
मिथून राशिगत शनि हो तो जातक शक्तिशाली, मलिन हृदय वाला, घर से 


हारे आनन्दोपमोग से विरत न होने वाला तथा धन के सुख से होन होता 
u ३१८७ ॥। 


२१८ मानसागरी 


शशिनिकेतनगामिनि भानुजे तनुभृतां कृषतां भृशमम्बया । 
वरविलासकरा कमला भवेदविरलं विरलं रिपुमण्डलम्‌ ॥ ३८८ । 
चन्द्रमा के गृह ( कक राशि ) में शनि गया हो तो जातक और उसकी माता 
दोनो शरीर से दुबल, समस्त आनन्दोपमोग की सामग्री से सम्पन्न, अपार लक्ष्मी 
( धन ), तथा अत्यल्प शत्रुओं से युक्त होते हुँ ॥ ३८८ ॥। 
लिपिकलाकुदलश्च. कलिश्रियो विमलशीलविहीनतरो नर: | 
रविसुते रविवेश्मनि संस्थिते हतनयस्तनयः प्रमदातिभाक्‌ ॥ ३८६ ।। 
शनि सिह राशि में स्थित हो तो जातक लेखनकला में निपुण, झगड़ालू, 
सौजन्य से रहित होता है। उसके ga नीति से हीन तथा स्त्री रोगी होती 
है ॥ ३८६ ।। 
विहितकमंणि शमं कदापि नो विनयतोपहतश्चलसौहृदः | 
रिपुसुते सति कन्यकयान्विते विबलताबलता सहितो भवेत्‌ ॥ ३६० ॥ 
शनि कन्या राश में हो तो व्यक्ति अपने (विहित) कार्यों में कभी मी आनन्द 
(सन्तोष ) का अनुभव नहीं करता है । विनम्रता से रहित, क्षणिक मित्रता वाला, 
कभी बलवान तथा कमी निर्बल होता है ॥ ३९० ।। 


निजकुलेऽवनिपालबलान्वितः स्मरबलाकुलितो बहुदानदः । 
जलजिनोशसुते तुलयान्विते नृपकृतोपकृतो हि नरो भवेत्‌ ॥ ३६१ ।। 
शनि यदि तुला राशि में हों तो मनुष्य अपने कुल में राजा के समान बलवान्‌, 
अतिशय कामी, अधिक दान करने वाला तथा राजा से उपकृत होता है 1॥३९१॥ 


विषहुताशनशस्त्रमयान्वितो धनविनाशनवंरिगदादितः | 
विकलिताकलितोऽलिसमन्वितो रविसुतोविसुतोऽप्यसु खीनरः ।।३९२॥ 
वुश्चिक राशि में शनि हो तो विष, अग्नि एवं शस्त्र मय से युक्त, धनहानि, 
शत्रु और रोग से पीडित, व्याकुलता से युक्त, पुत्रदीन तथा दुःखी मनुष्य होता 
है ।। ३६२ ॥ 
रविसुतेन युते सति कार्मुके सुतगणेः परिपूर्णमनोरथः | 
ब्रथितकीतिसुवृत्तिपरो नरो विभवतो भवतोषयुतो भवेत्‌ zea 
शनि धनु राशि मं हो तो पुत्रों द्वारा मनोरथ पूणंकरने वाला ( अर्थात्‌ सुयोग्य 
पुत्रों से युक्त), विख्यात यशस्वी, उत्तम साधनों से युक्त जीविका वाला तथा सम्पत्ति 
द्वारा सांसारिक gat से सन्तुष्ट व्यक्ति होता है ॥ ३९३ ॥ 


नरपतेरतिगौरवतां व्रजेद्रविसुते मृगराशिगते नरः । 
अगरुणाकुसु मेमू गजातया विमलया मलयाचलर्जः सुखम्‌ ॥ ३९४ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २१९ 


हिज. वा 


मकरराशि में यदि शनि गया हो तो मनुष्य राजा से सम्मान प्राप्त करने 
बाला, अगरु, पुष्प, कस्तूरी से उत्पन्न सुगन्ध एवं निर्मल मलयागिरि में उत्पन्न 
बन्दन से gu प्राप्त करने वाला ( अर्थात्‌ पूर्ण श्वुंगारिक सुख मोगने वाला ) होता 
है ।। २६४ ॥। 
तन्‌ जितो रिपुभिव्यसनावृतैवि हित कमंपराड्मुखतान्वितः | 
रविसुते कलशन समन्विते सुसहितः स हितप्रचयनंर: ॥ ३६५॥। 
शनि कुम्म राशि म हो ता मनुष्य शत्रुओं से पराजित, व्यसनों से घिरा 
हुआ, अपने लिए निदिष्ट कार्यों से विमुख, अच्छे लोगों का साथी तथा हितेषियों 
से युक्त होता है ॥ ३६५ ।। 
विनयता व्यवहारसुशोलता सकललोकगृहीतगुणो नरा । 
उपकृतौ नियुणस्तिभिपश्रिते रविभवे विभवेन समन्वितः ।। ३९६ ।। 
मीन रागि मे शनि हो तो व्यक्ति विनम्र, सुशील, व्यवहारिक, लोगों से गुण 
ग्रहण करने वाला, उपकृत ( उपकार मानने वाला ), निपुण तथा घन से युक्त 
होता है ।। २६६ ।। 
ग्रहमंत्री प्रयोजन 
विना हि मैत्री खलु खेचराणां न ज्ञायते ह्य त्तमध्यह्दीनता | 
महादशान्तविदशादिकानां तस्मात्प्रवक्ष्ये खलु मेत्रिचक्रमू ।। ३६७॥ 
ग्रहों को मित्रता ( मित्र-सम-शत्रु ) के ज्ञान विना महादशा या अन्तर दशा के 
शुभाशुभ फलों के उत्तम-मघ्यम-हीन कोटि का ज्ञान नहीं हो सकता अतः ग्रहमैत्री 
चक्र को कह रहा हूं ॥ ३६७ ॥ 
नेसगिक एबं तात्कालिक ग्रहमंत्री-- 
शत्रु मन्दसितौ समञ्च शशिजो मित्राण शषा रवे- 
स्तीकष्णांशुहिमरश्मिजश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
Waray: कुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिः सितार्की समौ। 
भित्रे सूयंसितो बुधस्य हिमगुः शत्रु: समाश्चापरे ॥ ३९८ ॥ 
सूयं के शनि और शुक्र शत्रु, बुध सम तथा शेष ( चन्द्र, मंगल, गुरु ) मित्र, 
चन्द्रमा के मित्र सूयं और बुध अन्य सभी ग्रह ( मं. गु. शु. श. ) सम, मंगल के मित्र 
बृहस्पति, चन्द्र, सूर्य, शत्र बुध तथा सम, शुक्र ओर शनि बुध के सूर्य और शुक 
मित्र, चन्द्रमा शत्रु, तथा अन्य ( मंगल, गुरु, शनि ) सम होते हैं।। ३६८ ॥ 
qu सौम्यसितावरी diga मध्योऽपरे त्वन्यथा 
सौम्यार्की सुहृदौ समौ कुजगुरू शुक्रस्य शेषावरी 


२२० मानसागरी 


शुक्रशौ सुहृदौ समः सुरगुरु: सौरस्य चान्येऽरयः-- 
तत्काले च दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु मित्रं स्थितः^ ॥ ३६६ te 
बृहस्पति के बुध और शुक्र शत्रु, शनि सम तथा अन्य ग्रह ( सू. चं. मं. ) मित्र, 
शुक्र के बुघ और शनि मित्र, मंगल, गुरु सम, शेष ग्रह (सू. चं. ) शत्रु, शनि के 
शुक्र, बुध मित्र, बृहस्पति सम तथा अन्य ( सू., चं., मं. ) शत्रु होते हैं। ( यह 
नैसगिक मंत्री होती है । ) तात्कालिक मैत्री का निर्णय इस प्रकार होता है-- 
अपने स्थान से दूसरे, तीसरे, चौथे, दशवं, ग्यारहर्व तथा बारहवें भाव में जो 
ग्रह हों वे तात्कालिक मित्र तथा इनसे भिन्न ( लग्न, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, 
नवम, भावों में स्थित ग्रह तात्कालिक शत्रु होते हैं ॥ ३९९ ॥ 
नेसगिक मंत्रीचक्र 


ह |. |च. |+. | ड | इ | ||. 
| 


| 
PUNA EA |स. कश 


इग ` इ दछ द | च. ee 


ताह्र्कालिक मित्र (स्वस्थान से) २, ३, ४, १०, ११, १२ भावों में स्थित ग्रह । 
तात्कालिक शत्रु ( स्वस्थान से ) १, ५, ६, ७, ८, € भावों में स्थित ग्रह । 
मित्रमुदासीनो$रिर्व्याख्याता ये निसगंभावेन । 
तेऽधिसुहुन्मित्रसमास्तत्कालमुपस्थिताञ्चिन्त्याः । ४०० ॥। 
मित्र, उदासीन ( सम ), शत्रु, का जो विवेचन नैसगिक माव से किया गया 
है उससे तथा तात्कालिक मित्र शत्रु सम्बन्ध ज्ञात कर अधिमित्र, मित्र, सम आदि 
का निर्णय करना चाहिये ॥ ४०० ॥। 
मूलत्रिकोणषत्रिष्ठकोणनिधनैकरशिसप्तमगाः । 
एककस्य यथा सम्भवन्ति तात्कालिका रिपवः ॥ ४०१ ॥ 

१, बृहञ्जातकम्‌ २.१६, १७ विजद्येष--नैसगिक मंत्री में ग्रहों की मित्र सम Ty 
तीन कोटियाँ होती है । तथा इनमें परस्पर स्थिर सम्बन्ध होते हैं । 
परन्तु तात्कालिक मैत्री में केवल दो कोटियाँ मित्र और दात्रु की 
होती है। जो अस्थिर होती हैं। दोनों के सम्बन्ध से पञ्चधा 
मैत्री का निर्णय होता है । 


'मनो रमा' हिन्दीब्याड्योपेता २२१ 


मूल त्रिकोण, षष्ठ, TWA, नवम, अष्टम, प्रथम, सप्तम स्थानों में स्थित 
प्रत्येक ग्रह तत्कालिक शत्रु होता है ।* ४०१ ।। 
पन्चघा मैत्री चक्र-< 
तत्कालमित्र तु निसगंमित्र द्वयं भवेत्तस्वधिमित्रसंजम्‌ । 
तथव  शत्रारधिशत्रसंज्ञमेकत्र शत्रु: समतामुपति 1 ४०२ ॥ 
तात्कालिक मित्र और नैसगिक मित्र दोनों मिलकर अधिमित्र, इसी प्रकार 
नैसगिक शत्रु और तात्कालिक ry दोनों मिलकर aaa होते हैं। एक ही ग्रह 
एक मत से मित्र दूसरे मत से शत्रु हो तो दोनों मिलकर सम तथा नेसगिक मत से 
सम तथा तात्कालिक मित्र हो तो मित्र, एवं सम शत्रु हों तो छात्र होते हैं ॥४०२॥ 
“यथा स्वाभाविको-मंत्रोचक्र यत्र प्रतिष्ठति । 
तादुगेव हि तत्कालमंत्रीचङ्रं निवेशयेत्‌ ४०३ ॥ 
जिस प्रकार नैसगिक मैत्रीचक्र का निर्माण होता है उसी प्रकार तात्कालिक 
मैत्री चक्र का भी निर्माण कर जन्म पत्र में सन्निवेश कर लेना चाहिये ॥ ४०३ ॥ 
उदाहरण--पश्चधा मैत्री चक्र निर्माण हेतु जन्माङ्ग चक्र तथा नैसर्गिक मैत्री 
चक्र की आवश्यता पडती है । इस चक्र में अधिमित्र, मित्र, सम, शत्र, अधिशत्रु ये 
५ विभाग होते हैं। इसीलिए इसे ““पश्चघा मंत्री” कहते हैं । 


जन्माङ्ग चक्र-- 
N Y "SRA का चन्द्रमा 
~ नेसगिक मित्र है परन्तु तात्कालिक शत्रु 
N है अतः मित्र+शत्रु*सम सूर्य का मंगल 
N . »  नैसगिक मित्र तथा तात्कालिक मित्र 
$ 0660 FA है । अतः मित्र + मित्र=अधिमित्र। इसी 
N रा. 
N प्रकार सभी ग्रहों का विचार करना 
चाहिये । 


१. तात्कालिक मित्र ay के निर्णय में विविध मतान्तर हैं। अतः केवल उक्तमत 
ही प्रमाण नहीं हैं। इस इलोक के अनुसार जो सामान्य माव प्रकट होता है 
वस्तुतः वह संगत नहीं है। इसका आशय इस प्रकार होना चाहिये--अपनी 
मूल त्रिकोण राशि से प्रथम, THA, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम भावों में 
स्थित ग्रह शत्रु होता है। जैसा कि मट्टोत्पल ने बृहज्जातक के १८वें इलोक की 
टीका में किसी आचार्य का मत उद्धत किया है । 

“मूल जरिकोणाद्धनधमंबन्धुपुत्रब्ययस्थानगता ग्रहेन्दा: । 
तत्कालमेते सुहृदो भवन्ति स्वोच्चे च यो यस्य विकृष्टवीयें: 1” 


२३२ मानसागरी 


Tar मत्री भक्र 


an गल 
अधिमित्र | में. | x [Egg] मं. बुश. बु 


u a tan E E! | बु. |मं.शु | श. | x 


ma | > laa | x | | x बृ शु | x | | मं. E 


अघितत्र E | & |» | च. | x | x les. 


षड्वर्गं से विचारणीय विषय-- 

लग्ने देहाचारो होरायामर्थसम्पदो विपद: । 

द्रेष्काणे कर्मफलं सप्तांशे बन्धुसंख्या च vow ॥ 

जातकफलं नवांशे द्वादशभागे विचिन्तयेत्पत्नीम्‌ । 

त्रिशांशे निधन वे यवनाचायः सदा ह्यक्तम्‌ ॥ ४०५ ।। 

गृह ( लग्न ) से शरीर की स्थिति, होरा से घन सम्पत्ति और विपत्ति, 
सप्तमांश से कर्म फल, सप्तमांश से भाइयों की संख्या, नवमांश से जातक का फल, 
द्वादशांश से पत्नी, त्रिशांश से मृत्यु का सदेव विचार करना चाहिये । ऐसा मवना- 
चाये ने कहा है ॥४०४,४० ५।। 
षड्वगे प्रशंसा-- 

यस्मिन्मित्रगृहे स्वकीय मवने तुङ्ग त्रिकोणेऽपि वा 

तत्सवं विदधाति जन्मसमये षड्वर्गशुद्धो ग्रहः । 

एकस्तत्र हि सर्वभूतिनिकरो हस्तेषु कोषान्वितो 

द्वाम्यां किन्नरमत्र सिद्धसदृशं कुर्वन्ति मत्यं भुवि ॥ ४०६॥ 

जिसके जन्म समय मं कोई एक ग्रह भी अपने मित्र ग्रह की राशि में, अपनी 

राशि में, अपनी उच्चराशि अथवा त्रिकोण ( मूल त्रिकोण ) में षढ्वगे शुद्ध हो 
{ अर्थात्‌ उक्त राशियों में ही वदवर्गो में हो तो वह ब्यक्ति सभी प्रकार की 
सम्पत्तियां से युक्त तथा कोष (धन) से परिपूर्ण होता है । यदि दो ग्रह षडवगे 
शुद्ध हो तो उस मनुष्य को क्या कहना है ? वह तो सिद्ध पुरुषों की तरह इस संसार 
में इच्छानुकूल सुख प्राप्त करने बाला होता है ।। ४०६ ।। 


,मनोरमा' हिस्दीब्याश्योपेता २२३ 


होरा साधन-- 


थोजे रवीन्दोः सम इन्दुरव्योहोंरे गृहार्धश्रमिते विचिल्त्ये ॥ vow ॥ 
राहयर्थ ( १५ अंश ) की एक होरा होती है प्रत्येक राशि में दो-दो होरा 
होती है । विषम राशियों में प्रथम १५९ तक सूर्य की तथा पश्चात्‌ १५० तक 
चन्द्रमा की होरा होती है। इसी प्रकार सम राशियों में प्रथम १५० अंश तक 
चन्द्रमा की तथा बाद (उत्तरार्घ) के १५" अंशो तक सूर्य की होरा होती 


है ॥४०७॥ , 
स्पष्टाथ चक्र- 


राशि | मेष | वष Fras | सह | कन्या 


०*-१५* 


o 5.0 | चन्द्र | सूय 
१५०-३०* कख | सु 


qu | सूयं IT | सूर्य I“ 


१५०४-३० 


उदाह रण--लग्नं ३।७।२।४० 


सूयं ०।१६।५०।४० चन्द्र ३।२३।९।३३ 
भौम ५।०।४१।५२ बुघ १।३।४०।१५ 
गुरु ६।१४।४५।१० शुक्र ११।१३।८।३८ 
शनि ५।२६।६।६ राहु २।२३।१०।२८ 


लग्न कर्के ( सम ) राशि में १५ अंश से अल्प है अतः चन्द्रमा की होरा लग्न में 
होगी । सूर्य विषम राशि ( मेष ) में १६ अंश है। १५ अंश से अधिक होने से सूर्य 
भी चन्द्रमा की होरा में रहेगा । इसी प्रकार सभी 


ग्रहों का स्थापन होगा । होराचक्रमें केवल दो 
ही कोष्ठ होते हैं एक में चन्द्र होरा दूसरे में सूर्य 
होरा होती है। इन्हीं दोनों में सभी ग्रहों का 
स्थापन होरा क्रम से होताहै । 


२२४ मानसागरी 


द्रेकाण साधन-- 
राशित्रिमागा द्रेष्काणास्ते च घटत्रिशदीरिता:। 
परिवनित्रयं तेषां मेषादेः क्रमशो भवेत्‌ ॥ vos ॥ 
स्वपञ्चनवपानां च विषमेषु समेषु च। 
नारदा गस्तिदुर्वासो -द्रेषकाणेशाश्चरादयः * ॥ ४०६ It 
एक राशि ( ३०” ) के तृतीयांश को द्रेष्काण कहते Fl अतः १०० का एक- 
एक द्रेष्काण होता है । इस प्रकार एक राशि में ३ तथा १२ राशियों में ३६ द्रेष्काण 
होते हैं। इनको गणना करनी हो तो सम-विषम दोनों राशियों में प्रथम द्रेष्काण 
अपनी राशि के स्वामी का, दूसरा अपनी राशि से पांचवीं राशि के स्वामी का 
तथा तीसरा हो तो अपनी राशि से नवमराशि के स्वामी का द्रेष्काण होता है । 
चरादि राशियों के स्वामी क्रमशः नारद, अगस्ति एवं दुर्वासा हैं। अर्थात्‌ 
चरराशियों के नारद, स्थिर राशियों के अगस्ति, तथा द्विस्वमाव राशियों के 
दुर्वासा स्वामी होते हैं ti ४०८, ४०६ ॥। 
द्रेष्काण बोधक चक्र 


आ अंश 


६ |१०|१११२ 
CHEE 


| | vi | | ७ 


१ २ का 


०*~ {००९ 


नारद 


१ ४ 


६ | ६७ =l€ १० 


अगस्ति | १००-२०० 


! 


e [१५१११२१ 


दुर्वासा | २०*-३०° 


स्पष्ट लग्न कर्क राशि मे ७ अश पर है अतः प्रथम १० अंशों के अन्दर है अतः 
बग्न में अपनी राशि कक का ही द्रेष्काण द्रेष्काण चक्र 


होगा । सूयं मेष राशि में १६” 
पर द्वितीय खण्ड (द्रेष्काण) में अतः 
अपनी राशि से पाँचवीं राशि सिह 
के द्रेष्काण में हैं। चन्द्रमा ककं के 
२३ अंश अर्थात्‌ तृतीय खण्ड में अतः 
अपमी राखि नवम राशि मीन के 
द्रेष्काण में होगा । इसी प्रकार 
सभी ग्रहों का विचार करेंगे । 


१, बृहत्पाराक्षरा होरा ६,७०८ 


“मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २२५ 


aerate साधन--- 
सप्तांशपास्त्वोजगृहे गणनीया निजेशतः । 
युग्मराशी तु विजैया: सप्तमरक्षादिनायकात्‌ ॥ ४१० ॥ 
क्षारक्षीरी च दच्याजी तथेक्षुरससम्मव: | 
मद्य शुद्धजलावोजे समे शुद्ध जलादिका: । ४११ ॥ 


विषम राशियों में सव्तांशेश की गणना अपनी राशि से, सम राशियों में अपनी 
राशि से सप्तम राशि से गणना करनी चाहिये । तत्तद राशियों के स्वामी ही 
सप्तमांश के स्वामी होते हैं। विषम राशियां म सात मागो के नाम क्रम से क्षार, 
क्षीर, दधि, आज्य, श्न रस, मद्य, शुद्धजल, सम राशियों में नाम क्रम से शुद्धजल, 
मद्य इक्ष रस, आज्य, दधि, क्षीर, क्षार ( इन सप्त सागरों के नाम पर ) कहे गये 
Ei ४१०-४११ ॥ 


सप्तमांश एक राशि के सातवें भाग को कहते हैं अतः डै*--४९१७” एक खण्ड 
का मान होता है । इसी प्रमाण से सात भाग करके जिस भाग में ग्रह या लग्न के 
अंश आर्वे उतनी संख्या तुल्य अग्रिम राशि में ग्रह या लग्न रहेगा । यदि सम राशि 
में ग्रह हो तो अपनी राशि से सातवें राशि से गणना होगी। सरलता हेतु चक्र 


प्रदर्शित है । 
सप्तमाँश बोघक चक्र 
E E । | , nn 
AT a ar मि. कमि | वः. तु म. कु a] नाम नाम 
| BER DA 


४-१७ Y sl ३१० ER ७ २१ €| ४।१:| ६। क्ष र E 


mp eee) A. “ee 


८-३४। २. e ४११ ६! है ८ ३:१०| ¥ 90 ol atte मद्य 


ÓN 


१२-५१।_१०| ५१२७ २ ९ ४११ ६; १: =। ate | इक्षु म 


EF En 


१७८ ४११६१५ ato ५१२ ७ २ ९७ घृत | q 
_२१-२५| ५१२७२ & जा; E thie sq a | fe 
A ee 

०-०० | ७) २] El ४११ ६ १) ८। ३१०] ५१२ शुद्ध नन 


उदाहरण-- लग्न कक सम 
राशि में ७० है अतः द्वितीय खण्ड 
के अन्तगंत है। समराशि होने से 
ककं से सप्तम मकर राशि से 
गणना HET । मकर से दूसरी राशि 
कुम्म अतः सप्तमांश लग्न 'कुम्भ' 
है इसी प्रकार ग्रहों की भी गणना 
होगी । 


१५ मा० सा० 


२२६ मानसागरी 


नवांदासाधन--- 


मेषाद्या धनुसिह् मकराद्या वुषकन्ययो: । 
तुलाशा धटमिथुनञ्च वृश्चिकमीनकुलीराधाः ।। ४१२ ।। 


मेष से मेष सिह धनु फी, मकर से मकर, वृष, कन्या की, तुला से तुला, 
मिथुन; कुम्म की, तथा ककं से कर्क, वृश्चिक और मीन की नवांश गणना होती है | 


एक राहि के & भाग करने पर ३°,२०' का एक भाग होता है । इस प्रकार 
नव भागों में विभक्तहोने से नवांश कहा जाता है । जिस भाग में ग्रह या लग्न 
हो उस भाव तक उक्त क्रम से गणना कर चक्र में रखने से नवमांश WH बनता 
है ॥ ४१२ ॥ 


नवांशबोधक चक्र--- 


| अंश [मिषः सिह, [qe कन्या, भिय, तुलाके सिह, | बृष, कन्या, ना, लि ता २%, वृश्चिक, 
Ls मकर | कुम्भ मी 
| 


३ | 6 |# | >< | ५ wld |» 


उदाहरण--लग्न कक राशि 
में ७*।२' कला है जो तीसरे भाग 
भें आता है। अतः कर्क राशि से 
तीसरी राशि कन्या नवांश लग्न 


होगी । 


“मनोरमा' हिन्दीब्याश्योपेता २३७ 


——— स 


त्रिशांश फल 


farias थ यै खेटा मित्रोच्चसमदस्थिताः। . 
सर्वकार्यकृतोत्साही धर्मिष्ठः कृतपूजितः॥ ४५६ ।। 


त्रिशांश में जो ग्रह अपने मित्र ग्रह की राशि में उच्चग्रह की राशि में स्थित 
हों बे जातक को सभी कार्यों में उत्साही, घामिक तथा सम्मानित बनाते हैं vues 


सत्त्वं रजस्तमो वा त्रिशांशे यस्य भास्करस्तादुक्‌ | 
बलिनः सदृशी qq वा जातिकुल देशान्‌ ॥ ४६० ॥ 
त्रिशांश में सत्त्व; रज, और तम गुणों वालों जसे दीप्त एवं बलवान ग्रह पडे 
हों उसी के अनुसार तथा जाति, कुल और देश के अनुसार जातक का स्वरूप एवं 
आचरण का ज्ञान करना चाहिये tt ४६० ॥ 
गुरुशविश्षशिन: सत्त्वं रजस्सितज्ञौ तमोऽकंसुत भौमो । 
एते द्यात्मसमानाः भ्रकृतीस्तेम्यः प्रयच्छन्ति ॥ ४६१॥। 
गुरु, सूर्य और चन्द्र सत्त्व गुण युक्त, शुक्र और बुध रजोगुण युक्त, शनि और 
मंगल तमोगुण युक्त होते हैं। ये सभी ग्रह अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार ही 
जातक को फल देते हैं ॥ ४६१ ॥ 


चतुर्थोञ्ध्यायः 


ये महापुरुषसंञ्चका। शुभाः पञ्च पूर्वमुनिभिः प्रकीतिता। | 
वच्मि तान्‌ सरलकोमलोक्तिभिः राजयोगविधिदशनेर्छया ।। १ ॥ 
महापुरुष संशक जिन पाँच शुभ योगों का वर्णन प्राचीन मुनियों ने किया है 
उन योगों को राजयोग विधि प्रदर्शन की इच्छा से सरल एवं कोमल ( ललित ) 
उक्तियों द्वारा कह रहा हूं।। १ ॥ 
पः्वमहापुरुषलक्षण 
स्वगेहतुङ्चाश्यकेन्द्रसंस्थै रुञ्चोपगर्वावनिसूनुमुख्यैः 
FAT योगा रुचकाव्यभद्रहंसास्यमालव्यशशाभिधाना: ।। २ || 
भौमादि पाँच ग्रह अपनी-अपनी राशि मे या अपनी उच्चराशि में स्थित होकर 
केन्द्र स्थानों ( १, ४, ७, १० ) में गये हों तो प्रत्येक ग्रह द्वारा क्रम से रुचक, 
अद्र, हंस, मालब्य और शश नामक पाँच महा पुरुषयोग होते हैं। ( अर्थात्‌ केन्द्र 
में स्थित मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में हो तो रुचक, बुध, मिथुन, कन्या 
में हो तो भद्र, गुरु, कर्क, घनु और मीन में हो तो हंस, शुक्र, वृष, तुला और 
मीन में हो तो मालव्य, शनि, तुला, मकर और कुम्म में हो तो शश नामक योग 
होता है ॥ २॥ 
रुचक योग का फल--- 
दीर्घायुः स्वच्छकान्तिबंहुरुषिरवलः साहसप्राप्तसिद्धि- 
ACH ART: समकरचरणो मन्त्रविच्चारुकीत्तिः । 
रक्तः श्यामोऽतिश्‌ रो रिपुबलमथनः कम्बुकण्ठो महौजाः 
कूरो भक्तो नराणां दविजगुरुविनतः क्षामजानुरुजङ्कः ।। ३ ॥। 
रुचक नामक योग में उत्पन्न व्यक्ति दीर्घायु, निमंलकान्ति, अधिक रक्त एवं 
बल से युक्त, साहस के द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला, सुन्दर at, नीले रंग के 
बाल, सुन्दर सुगठित हाथ-पे' वाला, मन्त्र का ज्ञाता, सुन्दर यश से सम्पन्न, 
रक्त-क्याम वर्ण वाला, अत्यधिक बलवान्‌, शत्रुओं की सेना को रौंदने वाला, शंख 
की तरह कण्ठ, महान आत्मा, स्वमाव से कर, मक्त, ब्राह्मण और गुरु के प्रति 
बिनम्र तथा कृश, दुर्बल उरु, घुटना और जाँघो वाला होता है ॥ ३ ॥ 
खष्ट्राङ्गपाशवृषकार्मुकचक्रेवीणा विजादुहस्तचरण: सरलाङ्गुलिः स्यात्‌ । 
मन्त्राभिचारकुशलस्तुलयेत्सतह्न मभ्यं च तस्य गदितं मुखदध्यंतुल्यम्‌ ।। ४ ॥ 


'मनोरमा' हिम्दीव्यास्थोफेता २३६ 


( द्वक योग में उत्पन्न व्यक्ति के ) हाथ और पेर में खट्वाङ्ग ( मुखाकृति 
age अस्त्र ), पाश, बैल, धनुष, चक्र, अथवा वीणा के स्पष्ट चिह्र होते हैं। 
जँगुलियाँ सीधी, मन्त्रविद्या एबं अभिचार ( मारण-उच्चाटन आदि ) क्रियाओं का 
ज्ञाता, हजारों व्यक्तियों की तुलना स्वयं अकेले करने वाला, मुख की लम्बाई 
तुल्य मध्य भाग ( कटि प्रदेश ) वाला होता है ॥ ४॥ 


सह्यस्य बिश्ध्यस्य तथोज्जयिन्या: प्रभुः शरत्सप्ततिरायुरस्य | 
शस्त्रास्तिचिल्लो रुवकाभिधाने देवालयान्ते निधनं प्रयाति ।। ५ ॥ 
रुचक नामक योग में उत्पन्न व्यक्ति, सह्य पर्वत, विन्ध्यपवत तथा उज्जैन के 
( आसन्न ) प्रदेश का राजा ( अथवा स्वामी ), शस्त्र एवं अग्नि के चिल्लो से युक्त 
होता है तथा ७० वषं की आयु में देवालय ( तीर्थं स्थान ) में मृत्यु होती है ॥ ५॥ 
ARNT का फल-- 


शार्द्लप्रतिमाननो द्विपगतिः पीनोर्वक्षःस्थलो । 
रम्या पोनसुवृत्तबाहुयुगलस्तत्तुल्यगात्रोच्छुयः । 
कामी कोमलसूक्मरोमनिचयेंः संरुद्धगण्डस्थलः | 
प्राज्ञः पद्भधुजगर्मंपाणिचरण: सत्त्वाधिको योगवित्‌ ॥ ६ ॥ 
भद्र योग में उत्पन्न व्यक्त का मुख व्याघ्र की तरह, गति हाथी की तरह, 
विशाल वक्षस्थल, सुन्दर, दृढ गोलाकार दोनों बाहु, दोनों मुजाओं के तुल्य ऊँचाई, 
कामी, कोमल पतले रोम समूह से ढके कपोलों वाला, बुद्धिमान्‌, कमल नाल की 
तरह हाथ-पेरों वाला, सत्त्वगुण प्रधान तथा योगशास्त्र का ज्ञाता होता है ॥ ६॥ 


शङ्लासिकुङ्जरगदाकुसुमेषुकेतुचक्राब्जलांगलविचिह्वितपाणिपादः | 
यात्रागजेन्द्रमदवारिकृताद्रंभूमिः सत्कुङ्कमप्रतिमगन्धतनुः सुघोषः ॥। ७ ।। 

भद्र योग में उत्पन्न व्यक्त के हाथो एवं पैरों में शंख, तलवार, हाथी, गदा, 
पुष्प, बाण, पताका चक्र, कमल तथा हल का चिह्न होता है। उसके शरीर से 
उत्तम कुंकुम के समान सुगन्ध निकलती है तथा उसकी वाणी बहुत मधुर होती 
है । उसके यात्रा काल में गजेन्द्रो के मदश्राव से भूमि आद्र ( गीली ) हो जाती है 
( अर्थात्‌ उसके साथ हाथियों का समूह चलता है )॥। ७॥ 


de युगोऽतिमतिमाम्‌ खलु शास्त्रवेत्ता 
मानोपमोगर्साहतोऽपि निगृढगुह्यः । 
सत्कुक्षिधमनिरतः सुललाटपट्टो 
धीरो भवेदसितकुङिन्चतकेशपाशः । ८ ॥ 
दोनों ate ( श्रुव ) सुन्दर, अत्यन्त बुद्धिमान्‌, शास्त्रज्ञ, सम्मान और उपभोग 
की सुविधाओं से सम्पन्न होते हुये अपने रहस्यों को गुप्त रखने वाला, सुन्दर 


२४० मानसागरी 


पाशवं भाग सै युक्त, धर्म संलग्न, सुन्दर ललाट वाला, Han तथा काले- 
fee बालों से युक्त भद्र पुरुष होता है ॥ ८ ॥ 
स्वतन्त्रः सवेकायेषु स्वजनं प्रति न क्षमी! 
भुज्यते विभवस्तस्य नित्यमथजनैः परः ।। €६॥ 
भड पुरुष समी कार्यों में स्वतन्त्र, आत्मीय जनों को क्षमा न करने वाला होता 
है परन्तु अन्य धन के इच्छुक लोग उसकी सम्पत्ति का उपभोग करते Fu ९ ॥ 


भारं तुलायां तुलयेटप्रयत्नेः श्रीकाण्यकुड्जाधिपतिभवेत्सः | 
सद्रोद्धवः पुत्रकलत्रसौख्यो जीवेन्नृवालः शरदामशोतिमू ।। १० ॥ 
भद्रयोग मे उत्पन्न व्यक्ति कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) का अधिपति होता है तथा 
प्रयत्नपूर्वक भार ( सोने की विशेष मात्रा ) को तराजू में तोलता है । पुत्र एवं स्त्री 
के सुखो से सम्पन्न उस राजा की आयु ८० वषे होती है ॥ १० ॥ 
हंसयोग का फल-<- 
इक्तास्योन्नतनासिकासुचरणो हंसप्रसभ्नेष्द्रियो 
गौरः पोनकपालरक्तक श्जो हंमस्वन: एलंष्मिकः | 
शङ्कान्जाङकुशमत्स्यदामयुगकेः खट्वा ङ्गमालाघटं- 
श्रञ्चत्पादकरस्थलो मधुनिभे नेत्रे सुवृत्तं Run ११॥ 
हंस योग में उत्पन्न व्यक्ति का लालिमा युक्त मुख, ऊंची नासिका, सुन्दर 
चरण, हंस के समान प्रफुल्लित इन्द्रियाँ, गौर वर्ण, विस्तीणं ललाट, लाल रंग की 
मेंगुलियाँ, हंस के समान वाणी, कफ प्रधान प्रकृति, शंख, कमल, अंकुश, मछली 
घुगलवीणा, खट्वाङ्ग, माला एवं घड़ा के चिल्लो से सुशोभित हाथ-पैर, मधु के 
समान लाल नेत्र तथा गोल सिर होता है ॥ ११॥ 
जलाशयध्रीतिरतीव कामी न याति तृप्ति वनितासु नूनम्‌ । 
आच्च्यं रसाष्टाङ्गुलसम्मितं तत्तनोस्तथायुमितिरत्र षष्टिः ॥ १२॥ 
जलाशय में अधिक आनन्द अनुभव करने वाला, अत्यधिक कामी, स्त्रियों से 
कभी तृप्त न होने वाला, ८६ अंगुल ऊँची शरीर वाला हंस पुरुष होता है । इसकी 
भाग्नु ६० वर्ष होती है ।। १२॥ 
वाह्लीकदेशादरश् रसेनगान्धर्वंग ङ्गायमुनान्तरालान्‌ 
भुक्त्वा वनान्ते निघनं प्रयाति हंसोऽयमुक्तो मुनिमिःप्रमाणे। ॥ १३ ॥ 
ag, शूरसेन, गन्धर्व प्रदेशों का, गंगा“्यमुना के मध्यवर्ती भागों का 
उपभोग कर लेने ( इन प्रदेशों में निवास करने अ5वा इन स्थानों का अधिपति 
होने ) के पश्चात्‌ हंस पुरुष का धोर वन में निधन होता है ऐसा मुनियों का 
प्रमाणवचन है ॥ १३ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २४१ 


मालव्य योग का फल--- 
झस्थ्‌लौछोशप्यविषमवपुर्नेव रक्ताङ्ग पन्धि- 
मघ्ये eng: शशिधररुचिहंस्तिनास: सुगण्डः । 
era: समितिविदितों जानुदेशाप्तपाणि- 
मालव्योऽयं विलसति नृप: सप्ततिवंत्सराणाम्‌ ॥ १४॥ 


मालव्य योग में उत्पन्न व्यक्ति का ओष्ठ पतला, सुडौल शरीर, ai की 
सन्धियाँ लालिमा रहित, मध्य भाग ( कटि ) पतला, चन्द्रमा के समान कान्ति, 
हस्ती के समान दीघनासिका, सुन्दर कपोल, सुन्दर तीक्ष्ण आँखें, संगठन या 
संस्थाओं के माध्यम से सुविख्यात तथा जानुपर्यन्त लम्बी मुजाये होती हैं। इस 
प्रकार मालव्य राजा ७० वर्ष तक आनोन्दोपमोग करते हैं ( अर्थात्‌ इनकी आयु 
७० वर्ष की होती है )॥ १४ ॥। 
aa त्रयोदशमितांगुलमस्य दीघं 
तियंग्दशांगुलमितं श्रवणान्तरालम्‌ । 
मालव्यसज्ञनृपतिः ससुतो भुनक्ति 
लाटांश्र मालवरसासन्धुसुपारियात्रान्‌ ॥ १५॥ 
मालव्य पुरुष के मुख की लम्बाई १३ अंगुल, कानों के मध्यका तिर्यक्‌ अन्तर 
१० अंगुल होता है । मालब्य संशक राजा अपने पुत्र के साथ लाट, मालवा, सिन्धु, 
एवं पारियात्र देशों का उपभोग ( प्रशासन ) करता है॥ १५॥। 


शशक योग का फल-- 
लघुढ्विजास्योऽद्रिगतः सकोपः शठोऽतिशरो विजनप्रचारः | 
बनाद्रिदुगंषु नदीषु सक्ताः प्रियातिथिर्नातिलघुः प्रसिद्धः ॥ १६ ॥ 
शशक योग में उत्पन्न व्यक्ति के मुख एवं दाँत छोटे होते हैं। पर्वत में निवास 
करने वाला, क्रोधी, शठ, अत्यन्त बलवान्‌, निर्जन स्थानों में भ्रमण करने वाला, 
बन, पर्वत, नदी और किला में अधिक रुचि रखने वाला, अतिथियों का प्रेमी, 
मध्यम कद का विख्यात पुरुष होता है॥ १६ ।। 
नानासेनानिचयनिरतो दन्तुरश्चापि किङ्चि- 
ama भवति कुशलश्चञ्चलो लोलनेत्रः । 
स्त्रीसंसक्तः TREO मातृभक्तः सुजङ्को 
मध्ये क्षामः सुललितमती रन्ध्रवेदी परेषाम्‌ ॥ १७॥ 
( शशक योग में उत्पन्न पुरुष ) अनेक प्रकार की सेनाओं के संग्रह में तत्पर, 
कुछ-कुछ बड़े दांतों वाला, धातुओं ( लोहा, तांबा, कासा आदि ) के ब्यवहार में 


१६ भा० सा० 


२४२ मानसागरी 


निपुण, चन्चल प्रकृति एवं नेत्रों वाला, स्त्री में आसक्त, पराये धन का अपहरण 
करने वाला, माता का मक्त, सुन्दर सुडौल aE मोर कृश कटि से युक्त, सुबुद्ध 
तथा दूसरों के रहस्य (या दोष ) को जानने बाला होता है ॥ १७ ॥ 
पयंखुशङ्घशरशस्त्रमृदङ्गमाला- 
वीणोपमाःखलु करे चरणे च रेखाः। 
वर्षाणि सप्ततिमितानि करोति राज्यं 
प्राप्तं शशाख्यनुपतिः कथितो मुनीन्द्रैः ॥ ts ॥ 
शश नामक योग में उत्पन्न राजा के हाथ और पैर में THE ( पलंग ), शङ्क, 
बाण, TET, मृदङ्ग, माला, वीणा का रेखा चिह्न होता है। तथा वह ७० वर्ष 
तक राज्य करता है अर्थात्‌ ७० वर्ष की आयु होती है ऐसा श्रेष्ठ मूनियों ने 
कहा है ॥ १८॥ 
पञ्च महापुरुष भङ्गयोग-- 
केन्ट्रोच्चगा यद्यपि भूसुताद्या मातंण्डशोतांशुयुता भवन्ति! 
कुर्वन्ति नोर्वोपतिमात्मपाके यच्छन्ति ते केवलसत्फलानि ।। १६ ॥ 
यदि अपनी-अपनी उच्च राशियों में स्थित होकर मोमादि पाचों ग्रह केन्द्र 
स्थानों में हों तथा सूर्य या चन्द्रमा से युक्त हों तो ( पश्च महा पुरुष योग मङ्ग हो 
जाता है । ) वे राजा नहीं बनाते अपितु अपनी दशा में केवल अच्छे फल प्रदान 
करते Tu १९ ॥ 
अनफा आदि योगों के लक्षण-- 
श्विवज्जं द्वादशगेरनफा चन्द्राद्ह्वितीयगैः सुनफा । 
उभयस्थितेदुरुधरा केमद्रुमसंशको योऽन्यः ॥ २०॥ 
चन्द्रमा से द्वादश भाव में सूर्यं को छोड़कर कोई मी ग्रह हो तो अनफा, 
द्वितीय भाव में सूयर हित कोई ग्रह हो तो सुनफा तथा चन्द्रमा से दोनों तरफ 
अर्थात्‌ द्वितीय और द्वादश दोनों भावों में सूर्यरहित ग्रह हों तो दुरुषरा योग होता 
है । इससे भिन्न स्थिति में अर्थात्‌ चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश में यदि कोई भी 
ग्रह न हों तो केमद्रुम नामक योग होता है ॥ २० ॥ 
सुनफा योग का फल-- 
भौमादीनां फलं यत्‌ स्याज्ज्ञात्वा त्वविकलं बुधः । 
प्राशाय भ्रवदेत्सम्यक्‌ सुनफादिकृतं फलम्‌ ॥ २१॥ 
भोमादि पाँच ग्रहों का जो फल पहले बताया गया है उनको मलीन्भांति 
जानकर सुनफादि योगों का फल विद्वान्‌ पुरुष को करना चाहिये । 


'मनोरमा' हिन्दीब्याल्योपेता Y 


पाँच ग्रहों से पश्च महापुरुष योग बनते हैं परन्तु उच्च और होने पर 
उसी अनुपात में उससे कुछ न्यून उक्त पाँच ग्रहों का फल सुनफादि योगों में 
होता है ॥ २१ ।। 


विक्रमवित्तप्रायो निष्ठुरवचनश्च भूपतिञ्चन्दरे । 
a नित्यविरोधी सुनफायां भौमसंयोगे । २२ ॥ 


यदि चन्द्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल स्थित होकर सुनफा योग बना रहा 
हो तो जातक, पराक्रमी, निष्ठुर वचन बोलने वाला, राजा, हिसक (जीवों का 
वध करने वाला ) तथा नित्य लोगों से विरोध करने वाला होता है ।। २२ ॥ 


शअतिशास्त्रगेयकुरालो धर्मरत: काव्यकृन्मनस्वी च । 


Far हिन्दीव्यास्योपेता २४५ 


ena: कर्मसु कितवो बहुधनवेरस्त्वमर्षणो धृष्टः । 
आरक्षकः कू अगुर्वोर्मध्यगते शशिनि संग्राही ॥ २३ ॥ 
यदि मंगल और गुरु ढुरुषरा योगकारक हों अर्थात्‌ मंगल और गुरु के मध्यम 
में चन्द्रमा हों तो अपने कार्यों से प्रसिद्ध, gd, अधिक धनवान्‌, शत्रुता, क्रोष- 
रहित, घुष्ट-ढीठ ), तथा सुरक्षा करने वाला होता है ॥ ३३ ॥। 


उत्तमरामः सुमगो विषादशीलोऽस्त्रविद्भवेच्छ्रः । 
व्यायामी रणशीलः सितारयोमंध्यगे चन्द्रे av ॥ 
शुक्र और मंगल के मध्य में यदि चन्द्रमा हो अर्थात्‌ इन तीनों ग्रहों से दुरुषरा 
योग बन रहा हो तो जातक युद्ध प्रिय, व्यायाम करने वाला, शूर, अस्त्र सञ्चालन 
में दक्ष, दुःखी एवं सुन्दर होता है । उसकी स्त्री उत्तम (सम्य, सुन्द री एवं पतिव्रता) 
होती है avi 
उत्तमसुरतो बहुधनसञ्चयकारी ब्यसनसक्तञ्च । 
क्रोधी पिशुनो श्पुमान्‌ यमाश्योः स्याद्दुरुघरायाम्‌ ।। २५ ॥ 
शनि और मंगल से दुरुधरा योग हो तो जातक रति कला में कुशल, अत्यधिक 
धनसंग्रह करने वाला, व्यसन में आसक्त, क्रोधी, चुगलखोर तथा शत्रुओं से युक्त 
होता है ॥ ३५॥ 
धमंरतः शास्त्रज्ञो वाचि पटः सर्ववद्ध नसमृद्ध। । 
त्यागयुतो विख्यातो गुरुबुघमध्यस्थिते चन्द्रे ॥ ३६॥। 
गुरु और बुघ के बीच में चन्द्रमा हो तो धर्म में संलग्न, शास्त्रों का ज्ञाता, 
बात-चीत में निपुण, सभी प्रकार की सम्पत्तियों की वृद्धि से सम्पन्न, त्यागी तथा 
विख्यात व्यक्ति होता है ।। ३६ ॥ 
प्रियवाक्सुभगः कान्तः प्रवतगो यदि सुकतवान्नृपतिः । 
सौख्यं शूरो मन्त्रो बुघसितयार्मघ्यगे च हिमकिरणे॥ ३७॥। 
बुध और शुक्र के मध्य में चन्द्रमा हो तो जातक प्रियवादी, सुन्दर, मनोहर, 
सुख सम्पन्न, शूर तथा मन्त्री होता है। यदि उसकी सत्कमं में प्रवृत्ति हो जाती है 
तो वह यशस्वी राजा होता है do 
देशे देहो गच्छति विलवशे नास्ति विचया सहित! । 
स॒न्द्रेज्येषां qu स्वजनविरोधी शमन्दयोमंध्ये ।। ३८ ॥ 
बुध ओर शनि के मध्य में यदि चन्द्रमा हो तो वह ब्यक्ति देश-विदेश में अर्थ- 
लाभ हेतु भ्रमण करता है तथा विद्या से हीन होता है । ऐसे लोग दूसरों से पूज्य 
तथा आत्मीयजनों के विरोधी होते हैं ।। ३८ ।। 


२४६ मानसागरी 


धृतिमेघः स्थेययुतो नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपूर्ण: । 
ख्यातो नृपकृत्यकरो गुरुसितयोर्दृरुधरायोगे ॥ ३६ ॥ 
गुरु और शुक्र से दुरुधरा योग बन रहा हो तो जातक धैर्यवान्‌, मेधावी, 
स्थिर चित्तवाला, नीति का ज्ञाता, सोना और जवाहरात से परिपूर्ण, विख्यात, 
राजा का कार्य ( राजकीय सेवा ) करने वाला होता है ॥ ३९ ॥ 
. सुखनयविज्ञानयुतः प्रियवाग्विद्वान्‌ धुरन्धरो मर्त्य: । 
ससुतो धनी सुरूपश्चनद्रे गुरुभा्गवान्तरगे von 
शुक्र और बृहस्पति के मध्य में चन्द्रमा हो अर्थात्‌ उक्त ग्रहों से (दुरुघरा योग) 
हो तो सुख, राजनीति और विज्ञान से युक्त, प्रियवादी, विद्वान्‌, धुरन्धर ( निर्भीक 
एवं बलवान्‌ ), पुत्रवान्‌, घनी तथा सुन्दर होता है tl ४० ॥ 
वृद्धवनितं कुलाढ्य निपुणं स्त्रीवल्लभं धनसमृद्धम्‌ | 
नुपसत्कृतं बहुज्ञं करुते चन्द्र सिताकजयो: ॥ ४१ ॥ 
शुक्र और शनि के मध्य में चन्द्रमा हो तो उस मनुष्य की स्त्री वृद्धा ( अधिक 
आयु वाली ) एवं कुलीन होती है तथा वह निपुण, स्त्री का प्रेमी, धनवान्‌, राजा 
से सम्मानित, बहुत विषयों ( अथवा कलाओं ) का शाता होता है ॥ ४१ ॥ 
केमद्रुम योग का फल-- 
केमद्रुमे भवति पुत्रकलत्रहोनो देशान्तरे ब्रजति दुःखसमाभितप्तः | 
ज्ञातिश्रमोदनिरतोमुक्षरः कुचैलो नीचः सदा मवति मोतियुतञ्रिरायुः vz 
केमद्रुम योग ( चन्द्रमा से द्वितीय और द्वादश भाव ग्रह हीन हो ) में उत्पन्न 
व्यक्ति पुत्र और स्त्री से हीन अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने वाला, 
वर्षों तक दुःख से सन्तप्त रहने वाला, ज।ति-बन्धुओं के आमोद-प्रमोद में संलग्न, 
मुखर ( अर्थिक बोलने वाला ), मलिन वस्त्रों को धारण करने वाला, नीच, सदैव 
भयभीत रहने वाला तथा दीर्घायु होता है ॥। ४२ ॥ 
दुरुषरा एवं. केमद्रुम का फल-- 
उत्पन्नमोगसुखमुग्धनवाहनाढध- 
स्त्यागान्वितो दुरुधराप्रभव: QUA | 
केमद्रुमे मलिनदुँ:खितनीचनःस्वाः 
प्रेष्याश्च तत्र नृपतेरपि वंशजाता:" ॥ ४३॥ 
gara योग में उत्पन्न ब्यक्ति भौतिक साधनों से उत्पन्न समस्त सुखों का 


१. वृहज्जातकम्‌ । १३६ 'तत्र' स्थाने 'खलाः' इति पाठः | 


*मनोरमा' हिस्दीव्याख्योपेता २४७ 


nme, 


उपभोग करने वाला, धन एवं वाहन से युक्त, त्यागी प्रवृत्ति वाला तथा अच्छे 
सेवकों से युक्त होता है । 
केमद्रुम योग में उत्पन्न व्यक्ति मलिन ( गन्दे) आचरण वाला, दुखी, नीच, 
निधन तथा सेवाकार्य करने वाला होता है चाहे वह राजा के कुल में ही क्यों न 
उत्पन्न हो ।। ४२ ।। 
केमद्रुम मड़योग — 
हित्वाकं सुनफानफा दुरुषरा स्वान्त्योमयर्चंग्ंहैः 
शीतांशोः काथतोऽन्यथा तु बर्हुमि:केमद्रमोञ्यंस्त्वसी । 
केन्द्रे शोतकरेऽथ वा ग्रहयुने केमद्रुमो नेष्यते 
केचित्केन्द्रनवांशकेष्विति वदन्त्युक्तिप्रसिद्धा Y ॥ ४४ i 
सूयं को छोड़कर अन्य ग्रहों में से कोई भी ग्रह चन्द्रमा से द्वितीय भाव, द्वादश 
भाव तथा चन्द्रमा से दोनों तरफ ( द्वितीय और द्वादश दोनों भावों ) में हो तो 
क्रम से सुनफा, अनफा, दुरुषरा योग होते हैं। इससे विपरीत अर्थात्‌ चन्द्रमा से 
द्वितीय और द्वादश दोनों भाव ग्रह से रहित हो तो केमद्रुम नामक योग होता 
है। बहुत से आचायों का मत है कि चन्द्रमा केन्द्र में हो अथवा किसी ग्रह से युत 
हो तो केमद्रुम योग भङ्ग हो जाता है। कुछ आचार्यों का मत है कि चन्द्रमा केन्द्र 
नवांश में अर्थात्‌ केन्द्रस्थ राशियों के नवमांश मे हो तो केमद्रुम योग मङ्ग होता 
है । परन्तु यह कथन प्रसिद्ध नहीं है ।। ४४ ।। 
कुमुदगहनबन्धुर्वीक्षमाणः समस्तँ -- 
गंगनगृहनिवासँदीघंजीवी स जातः। 
फलमशुभसमुत्थं यच्च केमद्रुमोक्तं 
स भवति नरनाथः सावंमौमो जितारिः ।॥ ४५ ॥ 
केमद्रुम योग होते हुये मी चन्द्रमा को यदि समस्त ग्रह देख रहे हों तो वह 
safes दीर्घजीवी होता है । केमद्रुम योग से उत्पन्न होने वाले समस्त aga फल 
उसे प्राप्त नहीं होते वह सार्वभौम राजा तथा शत्रुओं को जीतने वाला 
होता है ॥ ४५॥ 


केमद्रुमे भवति मङ्गलसुप्रसिद्धि) ॥ ४६॥ 
१. टृहज्जातकम्‌ | 


२४८ मानसागरी 


पूर्ण चन्द्रमा यदि शुभग्रह की राशि में स्थित हो अथवा बुध, गुरु और शुक्र से 
युक्त हो तो केमद्रुम योग होने पर भी मनुष्य पुत्र-घन और सुख को उत्पन्न करने 
वाला एवं कल्याणकारी प्रसिद्धि (यश ) को प्राप्त करने वाला होता है ऐसा 
मुनियों का कथन है ॥ ४६ ।। 

वोशि-वेशि यो ग--- 
grana वोशिद्वितीयगंश्चन्द्रवजितैवशिः | 
उभयस्थितंग्रहगणेरुभयचरोनामतः MER ॥ ४७॥ 

सूयं से बारहवें माव में चन्द्रमा को छोड़कर अन्य कोई भी ग्रह स्थित हो तो 
बोशि तथा सूर्य से द्वितीय भाव में चन्द्रातिरिक्त कोई ग्रह हो तो वेशि योग होता 
है सूर्य से दोनों तरफ द्वितीय और द्वादश भावों में ग्रह हों तो उभयचारी नामक 
योग होता है ।। ४७ ।। 

वोशि योग का फल--- 
मन्ददृशं स्थिरवचनं ofegfend नताद तनुम्‌ | 
कथयति गणिताधिपतिवंशिसमुत्यथं त्वघोदृष्टिम्‌ ।। ४८ ॥ 

Ma योग में उत्पन्न व्यक्ति की दृष्टि मन्द, वाणी स्थिर, होती है । शरीर 
आधा झुका हुआ तथा नीचे की तरफ दृष्टि रखने वाला होता है ऐसा गणितज्ञों 
का कहना है ॥ ४८ ॥ 

बहुसंचयी विनतदुक्‌ वोशौ पुरुषो भवेदगुरोर्जातः | 
भीरुः कामविलीनो लघुचेष्टो भृगुसुते पराधीन:॥ ४९ ॥ 

गुरु से वोशि योग बन रहा हो अर्थात्‌ सूर्य से बारहवें भाव में गुरु हो तो 
पुरुष अधिक सञ्चय करने वाला दिन के समान स्वच्छ हृदय वाला होता है । यदि 
बारहवें भाव में शुक्र हो तो डरपोक, कामासक्त, स्वल्प अभिलाषा करने वाला 
तथा पराधीन होता है ।। ४९ ।। 


परतकितो दरिद्रो मृदुविनीतो बुधो विगतलज्जः । 
aga क्षितिपुत्रो परोपकारी नरो वोशौ॥ ५० ॥ 
यदि वोशि योग बृष द्वारा बन रहा हो तो जातक दूसरों की दृष्टि में चर्चा 

का विषय, दरिद्र, कोमल प्रकृति वाला विनम्र तथा लज्जा से रहित होता है । 
यदि मंगल से बनता हो तो माता की हत्या करने वाला तथा परोपकारी पुरुष 
होता है ॥ ५० ॥ 

परदाररतस्तन्द्री बुडाकारो घृणी भवेन्मनुज।। 

जातः सदाप्तजन्मा वोशौ योगे ae युते ५१॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याइ्योपेता ` २४६ 


यदि शनि द्वारा वोशि योग बना हो तो जातक परस्त्रीगामी, आलसी, वृद्ध 
की तरह आकृति वाला, चुणित, सदैव जन्म की सफलता प्राप्त करने वाला 
(सन्तुष्ट ) होता है ॥ ५१ ॥ 
| बेहि योग का फल-- 
उच्चेष्टवचाः स्मृतिमान्‌ भोगयुतो निरीक्षते लियंक्‌ । 
पुवंशरीरे पृथुलस्तुच्छगति। - सात्त्विकी वेशौ ॥ ५२॥ 
वेशि योग में उत्पन्न होने वाले उच्चस्तर की अनुकूल एवं उचित बात बोलने 
वाले, याद रखने वाले ( स्मरणशक्ति युक्त ), सुख भोग करने वाले, तिरछी दृष्टि 
ara ( अगल-बगल देखने वाले ) होते हैं । उनके शरीर का अम्रमाग मोटा होता 
है तथा अत्यल्प गति से चलने वाले होते हैं ॥ ५२ ॥ 
धृतिसत्यबुद्धियुक्तो भवति गुरुवंशिगो रणे श्रः | 
झ्यातो गुणवानार्यः श्रो वे भार्गवे पुरुषः ॥ ५३ ॥ 
शुरु यदि वेशियोग कारक (सूर्यं से द्वितीय भाव में गुरु) हो तो Bm, 
बुद्धिमान्‌, सत्यवादी तथा संग्राम में पराक्रमी होता है। यदि सूर्य से द्वितीय भाव 
में शुक्र हो तो विख्यात, गुणवान्‌, श्रेष्ठ तथा पराक्रमी पुरुष होता है ।॥ ५३ ॥ 
प्रियमाषी रुचिरतनुवशौ स्याद्वा बुधे पराजञकृष्मनुजः । 
संग्रामे विख्यातो भूमिसुते सूतगुणवानपि ख्यातः ५४ ॥ 
बुध वेशियोग कारक हो तो मनुष्य प्रिय बोलने वाला, सुन्दर शरीर वाला, 
दूसरों को मूले बनाने वाला होता है । 
यदि भौम वेशियोग कारक हो तो संग्राम में प्रसिद्ध तथा सुतकमं ( रथ 
संचालन, डराइविंग ) में निपुण होता है ॥। ५४॥ 
वणिक्कलास्वमावः स्यात्‌ परद्रव्यापहारकः । 
गुरुद्वेषी शनिः सूर्यो सोमे वेशिः शनेश्चरे॥। ५५ ॥। 
सूये से द्वितीय स्थान में शनि हो तो जातक व्यापार की कला में कुशल दूसरों 
के घन का अपहरण करने वाला तथा गुरु का द्वेषी होता है ॥ ५५॥ 
उभयचरी योग का फल--- 
सर्वसहः सुसमदृक्समकायः सुस्थितो निपुणसत्त्व: । 
लात्युञ्चः परिपूणंग्रीवो भवेदुभयचर्यायाम्‌ ।। ५६ ॥ 
उभयचरी योग में ( सूर्यं से द्वितीय और द्वादश में चन्द्ररहित कोई मी ग्रह हॉ 
तो उसमें ) उत्पन्न व्यक्ति सब कुछ सहन करने वाला, समान दृष्टि एवं समान 


२१० ' मानसाग री 


शरीर वाला, स्थिरमति, निपुण एवं शक्ति-सम्पन्न, अधिक उन्नत नहीं ( अर्थात्‌ 
मध्यम कद ) तथा मोटी गर्दन वाला होता है ॥ ५६ ॥। 
सुभगो बहुभृत्यजनो बन्धुनामाश्रयो नुपतितुल्यः | 
नित्योत्साही EN भुनक्ति भोगानुभयचर्यायाम्‌ । ५७ ॥ 
उभयच री योग में उत्पन्न व्यक्ति सुम्दर स्वरूप वाला, बहुत सेवकों से युक्त, 
बन्धुओं का आश्रयदाता, राजा के समान वैभव युक्त, निरन्तर उत्साहयुक्त, शरीर 
से स्वस्थ तथा मोयों का उपभोग करने वाला होता है ॥ ५७ ।। 


सिहासन योग-- 
षष्ठाष्टमे द्वादशे च द्वितीये च यदा wer: । 
सिहासनाख्ययोगोऽयं राजसिहासने विशेत्‌ us 
( जन्म लग्न से ) छठ, आठवें, बारहवें तथा दूसरे añ में ग्रह हों तो 
सिहासन नामक योग होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति राजसिहासन पर 
बेठता है ( अर्थात्‌ अधिकार प्राप्त करता है ) ।। ५८ ॥ 
धवञजयोग-- 
अष्टमस्था यदा क्राः सौम्या लग्ने स्थिता ग्रहाः | 
घ्वजयोगोऽत्र जातस्तु स पुमान्नायको भवेत्‌ xe 
अष्टम भाव में समी क्र ग्रह तथा लग्न में सभी शुभग्रह स्थित हों तो ध्वज 
योग होता है । इस योग में उत्पन्न व्यक्त नायक होता है ॥ ५९ ॥। 
हं सयो ग-- 
त्रिकोणे सप्तमे लग्ने अवन्ति च यदा ग्रहाः। 
हंसयोगं विजानीयात्स्ववंशस्यैव पालकः ॥ ६० ॥ 
त्रिकोण ( पञ्चम, नवम ), सप्तम और लग्न स्थानों में यदि ग्रह स्थित हों तो 
हंसयोग होता है । इस योग में जम्म लेने वाला अपने वंश ( कुल ) का पालन 
करने वाला होता है ten 
कारिका योग-- 
एकादशे यदा सर्वे wer च। 
लग्नस्य सम्मुखे वापि कारिकापरिकीतिता॥ ६१ ॥ 
ग्यारहवें, दशवे तथा लग्न के सम्मुख ( सप्तम भाव ) में समी az हों तो 
कारिका योग होता है ॥ ६१ ॥। 
उत्पन्नः कारिकायोगे नीचोऽपि नुपतिमंवत्‌ । 
राजर्वशसमुत्पलो राजा तत्र न संशय।॥ ६२॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २५१ 


u nee 


कारिका योग में उत्पन्न नीच व्यक्ति भी राजा होता है यदि राज कुल में ही 
उत्पन्न हो तो निःसन्देह राजा होता है ॥ ६२ ।। 
एकावली योग-- 
लग्नतश्वान्यतो वापि क्रमेण पतिता 'ग्रहा! । 
एकावली समाख्याता महाराजो भवेश्नर:।॥ ६३ ॥ 
जन्म लग्न से अथवा किसी अन्य माव से क्रमानुसार समी ग्रह पड़े हों तो 
एकावली योग होता है। इस योग में उत्पन्न व्यक्ति महाराजा होता है। ( इसका 
अभिप्राय यह है कि किसी मी स्थान से क्रम से एक-एक ग्रह अगले भावों में स्थित 
हों तो एकावली योग होता है ) ॥ ६३ ।। 
चतुःसागर योग--- 
चतुर्ष केन्द्रसंज्ञेषु सौम्यपापग्रहाः स्थिताः । 
चतुःसागरयोगोष्य॑ शज्यदो धनदो भवेत्‌ ६४ || 
चारों केन्द्रस्थानों में सभी शुभ और पापग्रह स्थित हों तो चतुःसागर योग 
होता है । यह योग राज्य और घन देने वाला होता है ॥ ६४ ॥ 
ककटे मकरे मेषे तुलायां च ग्रहे स्थिते । 
चतुःसाग रयोग: स्यात्सर्वारिष्टनिषूदनः ।। ६५ ॥ 
कर्क, मकर, मेष और तुला इन चार राशियों में ही समस्त ग्रह पड़े हों तो 
वह चतुःसागर योग होता है जो समस्त अरिष्टो का नाशक है ॥ ६५॥ 


चतुःसिन्धौ नरो जातो बहुरत्नसमभ्वितः | 
गजवाजिधनेः पूर्णो घरणीशो अवेश्नरः ॥ ६६ ॥ 
चतुसागर योग मे उत्पन्न व्यक्ति बहुत रत्नों से सम्पन्न, हाथी घोड़े और घन 
से परिपूर्ण एवं भूमि का स्वामी ( राजा ) होता है ॥ ६६ ॥ 
अमरयोग-- 
बतुव्वंपि हि केन्द्रेषु क्राः सोम्या यदा ग्रहाः । 
zT पृथ्वीपति विद्यात्सौम्यैल॑क्ष्मोपतिभंवेत्‌ ६७॥ 
चारों केन्द्रों में सभी पापग्रह या समी शुम ग्रह हों तो अमरयोग होता है ॥ 
कूर ग्रहों से भूमि का स्वामी ( अधिक भूमि वाला राजा) तथा शुमग्रहो से धनवान्‌ 
( पूँजीपति ) होता है ।। ६७ ॥ 
अजमृगपतिलन्ने भानृकेन्ट्रे त्रिकोणे 
ब्ययनिधनसुसंस्थे चन्द्रककं वृषे वा । 
यदि तदुभयदृष्टघा वीक्षितौ जीवशुक्रौ 
तदमरवरयोगे स्वं रिष्ट्रणाश्चः ।। ६८ ॥ 


२५२ mamá 


मेष, सिह राशियों में अथवा जन्म लग्न में स्थित सूर्य केन्द्र अथवा त्रिकोण में 
हो तथा चन्द्रमा ककं या वृष राशि में स्थित होकर आठवें या बारहवें भाव में हो 
तथा गुरु और शुक्र से दृष्ट हो तो समस्त अरिष्टों का नाश करने वाला अमर 
नामक योग होता है ॥ ६८ ।। 
चापयोग-- 
शुक्र चटे कुजे भेषे स्वस्थो देवपुरोहितः । 
तदा राजा अवेन्नुनं चापः सौध्यति दिङ्मुखः (?) ॥ ६६ ॥। 
शुक्र कुम्भरादि में, मङ्गल मेष राशि में तथा गुरु अपनी राशियों ( धनु और 
भीन ) स्थित हों तो निश्चित रूप से जातक सभी दिशाओं में गमन करने वाला राजा 
होता है ।। ६६ ॥ 
. दण्ड योग 
wee मिथुने मीने कन्यायां चापगे ग्रहे। 
दण्डयोगः समाख्यातो राशामास्पदकारक! ॥ ७० ।। 
कर्के, मिथून, मीन, कन्या और घनु राशियों में यदि समस्त ग्रह स्थित हों 
तो राज्य पद प्रदान करने वाला दण्ड नामक योग होता है ।। ७० ।। 
दण्डे च जातः पथुपुण्यभागी एकातपत्री भवति क्षितीशः । 
तेजोमयः सिहपराक्रमञ्च संसेव्यमानो गुरुपात्रवृन्देः ।। ७१॥ 
दण्ड योग में उत्पन्न व्यक्ति अत्यधिक पुण्यशाली, एक छत्र ( सवंतन्त्र-स्वतन्त्र ), 
तेजस्वी, सिह के समान पराक्रमी, बड़े-बड़े अधिकारियों श्रेष्ठियों आदि के समूह 
से सेवित राजा होता है ।। ७१ ॥। 
za योग-- 
मेषे घटे चापतुलामृगालौ सर्वग्रहे हंस इति प्रसिद्धः । 
TAM पूर्णो नृपते्च पूज्यो हंसोद्भवो राजसमो मनुष्यः । ७२॥ 
मेष, कुम्भ, धनु, तुला, मकर और वृश्चिक राशियों में सभी ग्रह स्थित हों तो 
हँस नामक प्रसिद्ध योग होता है। हंस योग में उत्पन्न मनुष्य सभी वस्तुओं से 
परिपूर्ण राजाओं से सम्मानित तथा राजा होता है ॥ ७२ ॥ 


वापी योग-- 
लम्नव्ययधनोनेषु ग्रहाः स्थानेषु चेत्स्थिताः । 
वापीयोगो भवेदेवमुदितः पुर्व॑सुरिमिः ।। ७३ ॥ 
लग्न, व्यय ( बारहवें ) और द्वितीय भावों को छोड़कर शेष सभी भावों में 
ग्रह स्थित हों तो वापी योग होता है ऐसा पूर्वाचायों ने कहा है ॥ ७३ ॥ 


'मनोरमा' हिम्दीव्याख्योपेता २५३ 


दीर्घायुः स्यादात्मवंशप्रधानः सौख्योपेतोष्त्यन्तषीरो नरो हि । 
wearer: पुण्यवापी वापीयोने यः भ्रसूतः प्रतापी ॥ ७४ ॥ 
जो व्यक्ति वापी योग में उत्पन्न होता है वह दीर्घायु, अपने कुल में que, 
get से युक्त, अत्यन्त धैयंशाली, बोलने में चपल व्यवहार कुशल ( मिलनसार ), 
पुण्यशाली, तथा प्रतापी होता है ॥ ७४ tt 
यूप, शर, शक्ति, दण्ड योग-- 
लग्नाच्चतुर्थात्मरतः खमध्याच्चतुगु' हस्थ॑गंगनेचरेन्द्रे: । 
क्रमेण यृपञ्च शरश्च दाक्तिदंण्ड: प्रदिष्टः खलु जातकशंः ।। ७५ ॥ 
लग्न, चतुर्थं, सप्तम और दशम स्थानों से अग्रिम चार भावों के बीच यदि 
सभी ग्रह हों तो fant ने क्रम से यूप, शर, शक्ति और दण्ड योग बतलाया है। 
अर्थात्‌ यदि लग्न से चतुर्थ भाव पर्यन्त सभी ग्रह हों तो युप योग, चतुर्थ से सप्तम 
भाव के बीच यदि सभी प्रह हों तो शर योग, सप्तम से दशम भाव पर्यन्त सभी ग्रह हों 
तो शक्ति योग तथा दम से लग्न पर्यन्त सभी ग्रह हों तो दण्ड योग होता है ॥७५॥ 
यूपयोग का फल 
धीरोदारो यज्ञकर्मानुसारो नानाविद्यातद्विचारो नरोच्चः। 
यस्योत्पत्तौ वतंते यपयोगो योगो THAT जायते तस्य नित्यम्‌ ।। ७६॥ 


जिसके जन्म समय में यूप योग हो वह धीर ( धेयं युक्त ), उदार, यज्ञयागादि 
मे निपुण, अनेक प्रकार की विद्याओं का ज्ञाता, सदाचारी, मनुष्यों में श्रेष्ठ होता 
है तथा प्रतिदिन उसके घर लक्ष्मी आती रहती है ॥ ७६ ॥। 
शर योग का फल 
हि्रोऽत्यन्तं तुल्यदुःखैः प्रतप्तः 
्राप्तानन्दः काननान्ते शरज्ञः । 
म्यों योगे यः शरे जातजनमा 
स्त्री रम्भाख्या तस्य न क्वापि सौख्यम्‌ 11 ७७॥ 


जिस मनुष्य का जन्म शर योग में होता है वह धोर हिसक प्रवृत्ति वाला समान 
दुःख से सन्तप्त ( जिसकी fear करे उसी के समान स्वयं दुःखी ), जंगल में आनन्द 
प्राप्त करने वाला तथा शर सञ्चालन में निपुण होता है। उसकी स्त्रो war के 
समान सुन्दरी होती है फिर भी उसे सुख कहीं नहीं प्राप्त होता ।। ७७ ॥। 
शक्ति योग का फल-- 
frteed: ध्रीतिकृत्सालसञ्च सौठ्यैरबवंजितो दुरबलञ्च । 
वादे युद्ध तस्य बुद्धिविशाला दालासौख्यस्याल्पता द्यक्तियोगे ti ७८ । 


२२४ . मानसागरी 


शक्ति थोग में उत्पन्न व्यक्ति नीच तथा उच्च दोनों वर्गों के व्यक्तियों से प्रीति 
रखने बाला, आलसी, सुख और बन ले रहित, दुबल, विवाद एवं युद्ध में विशेष 
बुद्धिमान्‌ (मुकदमें का विशेषज्ञ) होता है तथा गृह का अत्यल्प सुख प्राप्त करता है।७५। 
zug योग का फल -- 
दीनो हिनोन्मत्तसञ्जातसौख्यो इ cate गी गोत्रजैर्जातवेदः । 
कान्तापुत्रैर्मित्रीविहीनो हीनो बुद्धथा दण्डयोगे तु जन्मी ॥ ७६ ।। 
दण्ड योग में उत्पन्न व्यक्ति दीन ( दरिद्र), हीन (निम्न कोटि का), विक्षिप्ता- 
वस्था में सुख प्राप्त करने वाला ( अर्थात्‌ पागल का ढोंग रचने वाला » ईर्थ्यालु, 
उद्विग्न, अपने कुटुम्बियों से सन्तप्त, स्त्री, पुत्र और मित्रों से रहित तथा बुद्धिहीन 
होता है ॥ ७६ ॥ 
नौ-कूट-छत्र-चा प-अधं चन्द्र योग-- 
लग्नाच्चतुर्थात्मरतः खमध्यात्सपतक्षंगैनौरथ कृटसंशः । 
छत्रं धनुश्वात्यगृहप्रवृत्तेनोपुवको योग इहाद्ध चन्द्रा ॥ ८० ॥ 
लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम से आरम्भ होकर सात भावों में एक-एक 
ग्रह स्थित हो तो क्रम से नौ, कट, छत्र और चाप योग होते हैं। यथा लग्न से 
सप्तम भाव पर्यन्त प्रत्येक भाव में एक-एक ग्रह हों तो नौका योग, इसी प्रकार 
चतुर्थ से दशम पर्यन्त सात भावों में ग्रह हों तो कूट योग, सप्तम से लग्न पर्यन्त 
सात भावों में ग्रह हों तो छत्र योग तथा दशम से चतुर्थ पर्यन्त ग्रह हों तो चाप 
९ धनु ) योग होता है । इन (केन्द्र स्थानों १, ४, ७, १० ) से भिन्न स्थानों (२, 
३, ५, ६, ५, €, ११, १२) से आरम्म होकर सात भाव पर्यन्त एक-एक ग्रह 
प्रत्येक भाव में हों तो अद्धंचन्द्र योग होता है ॥ ८० ॥ 
नौका-योग का फल-- 
ख्यातो लुब्धो मोगसौश्यंविहीनःस्या्तौयोगे लब्धजन्मा मनुष्यः । 
क्लेशी शश्वच्चखल:स्वान्तवत्तिस्तोयोद्भूतेनाथंधान्येन तस्य ॥ ८१॥। 
नौका योग में जन्म लेने वाला मनुष्य विख्यात, लोभी, मोग और सुख से 
रहित, दुःखी, निरन्तर चञ्चल तथा जल से उत्पन्न धन तथा धाग्य प्राप्त करने 
से स्वतन्त्र वृत्ति ( विचारों ) वाला होता है ॥ ८१ ।। 
कटयोग का फल-- 
दुर्गारण्यावासशीलञ्च मल्लो भिल्लप्रीतिनिषंनो निष्कर्मा । 
धर्माचर्मंशानहीनश्व ge: कृटप्रापतोत्पत्तिरेवं मनुष्यः sk 
कूट योग में जन्म लेने वाला मनुष्य दुर्गे ( किला ) एडं जङ्गल में निबास करने 
चाला, मल्ल ( कुश्ती लड़ने वाला पहलबान ), मिल्स ( जंगली जाति के ) लोगों 


'मनोरमा' हिन्दीब्याढ्योपेता २५५ 


ली 


से प्रेम करने वाला, निर्धन, निन्दित कमं करने वाला, धमं-अधम के विवेक से 
रहित तथा दुष्ट होता है ।॥ ८२ ॥ 


छत्र योग का फल-- 


राशो राज्ञां कार्यकर्ता दयालुः पुर्व पश्चात्सवंसौख्यैरुपेतः | 
यस्योत्पतौ छत्रयोगोपलब्धिलंब्धिः स्याच्चेच्छत्रसच्चामरादेः ।। ८३ ॥ 


जिसका जन्म छत्र योग में होता है वह बुद्धिमान्‌ राजा का कार्य करने वाला, 
दयालु, जीवन के आदि और अन्त में समी प्रकार के सुखों से सम्पन्न तथा छत्र- 
चामर आदि राजकीय उपकरणों से युक्त होता है ॥ ८३ ॥ 


याप योगका फल-- 
area भागे चान्तिमे जीवितस्य सौख्योपेतः काननाद्रिप्रचारः । 
योगे जातः कार्मुके सोऽति दृष्टो गर्वोन्मत्तोत्पत्तिकृत्कार्मुकास्त्र: ॥ ८४ ।। 


चाप योग में उत्पन्न व्यक्ति जीवन के पूर्वाद्धं में तथा अन्तिम भाग में Tet से 
सम्पन्न, जंगल और पर्वतों में भ्रमण करने वाला, अत्यन्त दुष्ट, घमण्ड से उन्मत्त 
तथा घनुष-बाण का कार्य करने वाला होता है ।। ८४ ॥। 


अधंचन्द्र योग का फल-- 
भूमिपालप्राप्तनखत्रतिष्ठ। श्रेष्ठ: सेनाभूषणार्थाम्बराचं: । 
चेदुत्पतौ यस्य योगोऽद्ध चन्द्रःस स्यादुत्सवाथं जनानाम्‌ ।। ८५ ॥ 


अघंचन्द्र योग में जिसकी उत्पत्ति हो वह राजाओं से गौरवशाली प्रतिष्ठा 


प्राप्त करने वाला, श्रेष्ठ, आमूषण, वस्त्र आदि से युक्त तथा लोगों को आनन्दित 
करने वाला तथा उत्सवादि में निपुण होता है ॥ ५५ tt 


चक्र समुद्र योग-- 


तनोषंनादेकगृहान्तरेण स्युः स्थानषट्के गगनेचरेष्द्राः । 
चक्रामिधानश्च समुद्रनामा योगावितीहाकृतिजाश्वविशत्‌ ॥ ८६ ।! 


२५६ ` मानसागरी 


जिस पुरुष का जन्म चक्र योग में होता है वह श्री ( कान्ति ) मान्‌, स्वरूप- 
वान, अत्यन्त प्रतापी, राजा तथा राजाओं द्वारा सम्मानित तथा मूमध्डल में 
विस्तृत कीर्ति वाला होता है ॥ ५७ ॥ 
समुद्र योग का फल-- 
दाता घीरञ्रादशीलो दयालुः पृथ्वीपालप्रातसाम्यः प्रकामम्‌ | 
योगे जातो यः समुद्रे स धन्यो घन्यो वंशस्तेन नूनं नरेण ॥ ८८॥ 


जो समुद्र योग में उत्पन्न होता है वह दानी, धैयेवान्‌, सुम्दर, शील स्वभाव- 
युक्त, राजा के समान समस्त अभिलाषाओं को पूणं करने वाला तथा यशस्वी होता 
है। उसके द्वारा उसका कुल धन्य हो जाता है (अर्थात्‌ कुल की गरिमा बढ़ 
जाती है )॥ ८८ tt 
गोल आदि योग-- 
थे योगा कथिताः पुरा बहुतरास्तेषाममावे भवेद्‌« 
गोलश्चैकगतेर्युगो द्विगृहगेः शूलस्त्रगेहोपगेः । 
केदारश्च चतुर्ष सवंखचरेः पाशस्तु पञ्वस्थितेः 
षट्‌4स्थेरेकदाम-सप्तगृहगर्वणिति सख्या इमे ।। ८९।। 
जिन योगों को पहले कहा चुका है उनके आभाव में ये योग होते हैं-यदि 
एक ही भाव में सभी ग्रह हों तो गोल, दो स्थानों में हों तो युग, तीन भावों में 
हो तो शूल, चार भावों में केदार, पांच भावों में सभी ग्रह हो तो पाश, छः स्थानों 
में हो तो दाम तथा सात स्थानों में समी ग्रह हों तो वीणा योग होता है। इन 
योगों की सात संख्या होती है ॥ se ॥ 
गोल योग का फल-- 
विद्यासत्यौदायंसामर्थ्य होना नानायासा नित्यजातप्रयासा । 
येषां योगः सम्भवेद्गालनामा मानासत्यग्रीतयोऽनीवयस्त।। ९० ॥ 
गोल नामक योग में उत्पन्न व्यक्ति विद्या, सत्य, उदारता, सामर्थ्यं ( पौरुष ) 
से हीन, अनेक प्रयासों में प्रतिदिन निरत, अभिमान, असत्य एवं अनीति में संलग्न 
होता है ıı ९० ॥ 
युग योग का फल-- 
पाखण्डेनाखण्डितपीतिमाजोऽलज्जास्ते स्युधर्मकर्मे प्रयुक्ता) । 
पुत्रेरथ। सवंथा ते वियुक्ता युक्तायुक्तज्ञानशुन्या युगाख्यै । ९१ ॥ 
युग योग में अन्म लेने वाला पाखण्डी, अल्पकालिक प्रेम करने वाला ( किसी 
से मित्रता न निमाने वाला ), धर्म-कर्म में लज्जा का अनुभव करने वाला, पुत्र 
और धर्म से सदैव हीन तथा उचित-अनुचित के बिवेक से रहित होता है ॥ ९१ ॥ 


'मनौरमा' हिम्दीव्यास्योपेता २५७ - 


शूल योग का फल-- 
युद्ध बादे तत्परा? क्र्रथेष्ठा: करा: स्वान्ते निष्ठुरा निर्धनाञ्च । 
योगो येषां सूतिकाले हि शूलः शलप्रायास्ते जनाना भवन्ति ॥ ९२ ॥ 
जिसके जन्म समय में शूल योग हो वह युद्ध, वाद-विवाद में तत्पर, कूर 
कार्यों की चेष्टा करने वाला, हृदय से निष्ठुर, निर्धन तथा सदैव कष्ट का अनुभव 
करने वाला होता है ॥ V1 
केदार योग का फल--- 
शापोपेताश्वार्थवन्तो विनीता! कृत्यौत्सुक्याञ्चोपकारादराञ्च | 
योगे केदारे नरास्ते नु धीरा चाराश्रापीतरेषां विशेषात्‌ ॥ ६३ ॥ 
केदार योग में उत्पन्न ब्यक्ति, निरन्तर घनुषघारण करने वाला, आर्ष ( वेद ) 
परम्परा का अनुगामी, fara, कृषि की उत्सुकता और उपकार से आदर पाने 
बाला, TF का आचरण करने वाला अन्य लोगों की अपेक्षा विशिष्ट पुरुष. 
होता है ॥ ९३ ॥ 


पाश योग का फल--- १ 


दीनाकारास्तत्पराञ्चापकारे बन्धेनार्ता भूतिजल्पा: सदम्भाः । 
नानानर्थाः पाशयोगप्रजाता जातारण्यप्रीतयः स्युमंनुष्या; ।। ९४ ॥ 


पाश योग में उत्पन्न व्यक्ति आकृति से दीन, दूस-ों के अनिष्ट में तत्पर, 
बन्धन से दुःखी, अधिक बकवास करने वाला, घमण्डी, अनेक अनर्थों (दुष्कर्मो) को 
करने वाला तथा वन मे विहार करने वाला होता है 1 ९४ ॥. 
| दाम योग का फल-- 
जातानन्दो नन्दनाद्यः सुधीरो विद्वान्‌ भूपः कोपसञ्बाततोषः । 
TACHA यंबुद्धिप्रषास्तःशस्तः सूतौ कामिनो यस्य योगः ॥ ६५॥ 
जिसके जन्म समय दाम (या दामिनी ) योग हो वह पुत्रादि से सुखी एवं 
आनन्दित, अत्यन्त घेयेवानू, विद्वान्‌, राजा, क्रोध करने से सन्तुष्ट रहने वाला, 
प्रशस्त शीलता से युक्त, उदार बुद्धि वाला, श्रेष्ठ कोटि का होता है ॥ ९५ ॥ 
वीणा योग का फल-- 
अथपिता: शास्त्रपारङ्गताश्च सङ्गीतज्ञाः पोषकाः स्युबंहुनाम्‌ । 
लानासौख्यरन्वितास्तु प्रवीणा वीणायोगे प्राणिनां जन्म येषाम्‌ eg |। 


वीणा योग में जिस प्राणी का जन्म हो वह घन से सम्पन्न, शास्त्रों का पण्डित, 
सङ्गीत का शाता, बहुत लोगों का पालन करने वाला, अनेक प्रकार के सुखों से 
qe तथा चतुर होता है ॥ ९६॥' 

१७ मा० सा० 


२१६ मामसावरी 


्रोक्तेरेतेनामसाश्येश्च योगैः स्यात्सर्वेषां प्राणिनां जन्म कामम्‌ । Ä 
e पूर्वाचार्येजतके सम्प्रदिश्चः.।। ९७ ॥। 
इन नामस नामक योगों का वर्णेन समस्त प्राणियों के जन्म की सार्थकता जानने 
के लिए पूर्वाचायों ने जातक शास्त्र में किया है। अतः दैवशों को प्रयास पूर्षक 
इनका अद्भुत योगों का विचार करना चाहिये ॥ €७ ॥। 
चन्द्रयोग का फल-- 
उत्पातके कृशतनुनिशि वाऽथ 
दृश्ये दिवा सिरिशगभंयशोदकञ्च ( ? ) । 
एवं स्थितः समफलः पृथिवीपतित्वं 
जातो नयाय कुर्ते परिपूणंमृत्तिः ।। ९८॥ 
चन्द्रमा यदि उत्पात" काल में क्षीण होकर रात्रि में दृष्य हो अथवा दिन में 
yea हो तो ऐसे समय में उत्पन्न व्यक्ति यशस्वी होता है। यदि उसी योग में पूर्ण 
बली चन्द्र हो तो जातक न्यायप्रिय राजा होता है ॥ ६८ ।। 
* वामवामे ग्रहाः सर्व सूर्यादीनां मुनिप्रमा।। 
दरिद्रयोग॑ जानीयाजान्र कार्या विचारणा ।। ee ॥ 
सूर्यादि सभी ग्रह यदि जन्म चक्र में वाम क्रम से स्थित हों तो दरिद्र योग 
समझना चाहिये यह मुनियों का वचन है इसमें सन्देह नहीं ।। €€॥ 
कारक योग-- 
मूलत्रिकोणस्वगृहोच्चसंस्था नमञ्जराः केन्द्रगता मिथः स्यू। । 
ते कारकाख्याः कथिता मुनीम्द्रंविज्ञाय चाज्ञामवने विशेषात्‌ ।। १०० ॥। 
अपने मूलत्रिकोण, गृह तथा उच्च राशियों में स्थित ग्रह केन्द्र में हों तो 
परस्पर वे कारक ग्रह कहलाते Fi विशेष रूप से ददाम माव में स्थित ग्रह योग- 
कारक होते हैं ऐसा श्रेष्ठ मुनियों का वचन है ।। १०० ॥ 
प्रालेयर्शश्मर्यंदि मूत्तिवर्ती स्वमन्दिरस्थो निजतुङ्गजातः । 
कुजाकंजार्कामरराजपूज्याः केन्द्रस्थिताः कारकसंज्ञिताञ्च ॥ १०१॥। 
चन्द्रमा यदि अपनी राशि (ककं ) में स्थित होकर लग्न में हो तथा मंगल, 
शनि, सूर्य, बृहस्पति अपनी-अपनी उच्च राशियों में स्थित होकर केन्द्र में हों तो 
कारक संशक योग होता है अर्थात्‌ ये सभी ग्रह कारक होते हैं । १०१ ॥। 
१. चन्द्रमा की स्थिति से भी उत्पात का ज्ञान होता है तथा इसके अतिरिक्त 
sa आकाशीय उत्पात होते हैं जिनका विस्तृत विवेचन अद्मृतसागर और 
वृहत्संहिता में देखें । 


'मनोरभा' हिन्दीब्यास्योपेता २५६ 


qui लम्नमतेऽम्बराम्बुस्थिती ग्रहः कारकसंशक। स्यात्‌ । 

तुजु भिकोनस्वगुहांशयातास्तेपीह माने तपनो विश्लेषात्‌ ॥ १०२ ॥ 

समस्त शुभग्रह लग्न में हों तथा चतुर्थ एवं दशम भाव में कोई मी ग्रह स्थित हो 
तो वह कारक संशक ग्रह होता है। तथा अपने उच्च, त्रिकोण, गृह, नवांश में 
स्थित ग्रह मी कारक संशक होते हैं। यह योग विशेष रूप से ददामस्थ सूर्य के 
लिए कहा गया है ॥ १०२॥। 


कारक योग का फल-- 
नीचान्वये यथपि जातजन्मा मन्त्री मवेत्कारकसेचराश : | 
राजान्वये तस्य यदि प्रसुतिर्ममोपतित्वं स कथं न याति ॥ १०३ ॥ 
नीच कुल में उत्पन्न व्यक्ति मी कारक ग्रहों के द्वारा मन्त्री हो जाता है । यदि 
राजा के कुल में उत्पन्न हो तो वह क्यों न राजा होगा ? अर्थात्‌ अवश्य राजपद 
प्राप्त करेगा ॥ १०३ ।। 


वेशिस्थितो यस्य शुमो नभोगो जन्माख्यलम्ने च लवे स्वकीये । 
केन्ट्राणि सर्वाणि च सद्ग्रहाणि तस्यालये श्रीः कुरुते विलासम्‌ ॥ १०४॥ 


afr ( सूर्य से द्वितीय ) स्थान में यदि शुभग्रह हो, जन्म लग्न अपने ही नव- 
मांश हो तथा सभी केन्द्र स्थान शुमग्रहों से युक्त हों तो उस व्यक्ति के धर में लक्ष्मी 
विलास करती है ।॥ १०४ ॥। 
केल्द्रस्थिता गुरुविलग्नपचन्द्रभेशा 
मध्ये च यस्य नितरा वितरल्ति भाग्यम्‌ । 
शीर्वोदयाभ्युदयभेषु गता भवेयु- 
रारम्भमध्यमविरामफलप्रबास्ते ॥ १०५॥ 
यदि जन्म समय में बृहस्पति, लग्नेश और चन्द्र राशीश तीनों ग्रह केन्द्र में 
स्थित हों विशेष रूप से यदि दशम में हों तो सदैव भाग्य की वृद्धि करने वाळे 
होते हैं। यदि जम्म सीर्षोदय ( ३, ५, ६, ७, ८, ११ राशियों ) लग्न में हो तथा 
उसी में उक्त ग्रह पड़े हों तो जीवन के आरम्भ, मध्य और अन्त्य में फलदायक 
होते हैं। अर्थात्‌ बृहस्पति यदि शीर्षोदय राशि में हो तो जीवन के आरम्भ में, 
लग्नेश हो तो मध्य में तथा राशीश होतो जीवन के अन्त में सुख प्राप्त 
होता है ।। १०५ ।। 
शकट योग-- 
संस्था विशग्नेज्यय सपमे च पेतञ्ज मुख्यास्तु ग्रहा निताम्तस्‌ 
वदन्ति योगं शकटाह्वयं त॑ जातो नरः स्याच्धकटोपजीवौ ॥ १०६ us 


२६० | मानसामरी 


_ अस्म समय में सूर्यादि समस्त ग्रह लग्न और सप्तम में स्थित हों तो शकट योग 
होता है । इस योग में उत्पन्न व्यक्ति गाड़ी के द्वारा अपनी जीविका चलाता है।१०६। 
नम्दा योग-- 
युग्मे युग्मे भवेत्त्रोणि ह्य केक A स्थितम्‌ । 

नन्दायोगश्र विञ्ञेयश्चि रायुञ्च सुखप्रदः ।। १०७ ॥ 
तीन स्थानों में दो दो ग्रह तथा तीन स्थानों में एक-एक ग्रह स्थित हों तो 
उसे नन्दा योग जानना चाहिये । इस योग में उत्पन्न व्यक्ति दीर्घायु एवं सुख- 
सम्पन्न होता है॥ १०७ ॥ 
दाता योग-- 
लग्ने च जोवो युगगो भृगुश्च धूने च सौम्यो दशमे महीजः । 
केन्द्रे त्वमी चारुफलप्रदा: स्युः सर्वाथंदातार इति प्रसिद्धा:।। १०५॥। 
लग्न स्थान में बृहस्पति चतुर्थ भाव में शुक्र, सप्तम में बुष, दशम में मंगल 
इस प्रकार चारों केन्द्र स्थानों में ये ग्रह सुन्दर फलदायक होते हैं तथा सभी प्रकार 
की सम्पत्तियों का दान कराने वाला 'दाता' नामक प्रसिद्ध योग होता है।। १०८ ॥। 
राजहस यो ग--- 
घटे भेषे नरे चापे तुलायां सिहगे ग्रहे । 
राजहंसो भवेद्योगी राज्यास्पदसुखप्रदः ।। १०९ ॥ 
कुम्भ, मेष, मिथुन, धन, तुला और सिह राशियों में सभी ग्रह हों तो राजहंस 
नामक योग होता है । यह योग राजपद एवं सुख देने वाला होता है ॥ १०९ ॥ 
Fret पुच्छ योग-- 
सिंहासने च हंसे च दण्डे योगे मरुद्ध्वजे । 
चतुःसागरयोगे च MER महाफलः ॥ ११० ।। 
सिहासन, हंस, दण्ड, मरुध्वज, एवं चतुःसागर योगों में यदि fas 
योग हो तो महान फलदायक होता है ॥ ११० nm 
वुलामकरमेवाद्यलग्ने वै ह्यथवा क्वचित्‌ । 
सिंहासने च डमरौ चिक्लिपुच्छः स शस्यते | १११ ॥ 
तुला, मकर, मेष लग्न में अथवा अन्यत्र सिहासन और wae योग हो तो 
बिद्निपुण्छ योग होता है । यह शुभकारक योग है ॥ १११ ॥ 
ZT कक च पुच्छ: स्याद्राजहंतः सुलप्रदः 
कुम्भे च मन्मथे चेव चिङ्किपु्छोऽभिधीयते ॥ ११२॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता २६१ 


मकर, कर्क, कुम्म और मिथुन लग्न में यदि राजहंस योग हो तो सुखदायक 
निक्किपुच्छ योग होता है ।। ११२॥ 
मृगे कक ध्वजो पुच्छः कत्यालौ वृषभे षे । 
चिङ्किपुच्छो भवेद्योगञ्चतुःसागरगोचरे ॥ ११३ ॥ 
मकर और कक लग्न में ध्वज योग हो तथा कन्या, वृश्चिक, वृष और मीन 
लग्नो में चतुःसागर योग हो तो चिल्लिपुच्छ होता है॥ ११३॥ 
योगोदितफलं पुच्छः करोति द्विगुणं फलम्‌ । 
तेन योगाधियोगोऽयं लग्नेऽपि कस्यचिन्मते ॥ ११४ 0 
योगों के साथ चिल्िपुच्छ योग होने से उस योग में कहे गये फल का द्विगुणित 
फल होता है । इसलिए इसे योगाधियोग कहा जाता है। कुछ लोगों के मत से 
यह योग लग्न में भी होता है ॥ ११४॥। 
घटशून्ये नृपसचिवो गोमहिषीहयगजर्युक्तः । 
नीतिज्ञो बहुपुत्रो लग्नेऽपि च सम्मताः केचित्‌ ।। ११५॥ 
कुम्भ लग्न को छोड़कर अन्य किसी लग्न में यह ( चिल्विपृच्छ ) योग हो 
तो वह व्यक्ति राजा का मन्त्री, गाय-मैंस, घोडा, हाथी से सम्पन्न, नीतिश, तथा 
बहुत पुत्रों वाला होता है । ऐसा कुछ लोगों का मत है ॥ ११५॥ 
लालाटिक योग--- 


as चन्द्रगेहे$काकिशुक्रवगा: स्थिताः । 
केमद्रमे च सम्पूण योगो लालाटिको मत! ॥ ११६ ॥ 


चन्द्रमा लग्न से अष्टम भाव में हो, कक राशि में सूर्य, शनि और शुक्र स्थित 
हों तथा पूर्ण रूप से केमद्रुम योग हो तो लालाटिक योग होता है ॥ ११६ ॥ 
| . लालाटिक योग का फल-- 
आजन्मतो भवति कारकंगे: प्रसिद्ध! 
शिल्पादिकमंकुशलो मुशलाकृतिश्च । 
भूर्या्मजोऽपि लभते विविधामलक्ष्मीं 
जन्मान्तरेऽपि न जहाति ललाटियोगः॥ ११७॥ 


सालाटिक योग में उत्पन्न ब्यक्ति कारक ग्रहों के द्वारा जम्म से ही प्रसिद्ध, 
शिल्प (पत्थर, काष्ठ, एवं भूति कला) कार्ये में दक्ष, मुशल के समान 
आकृति वाला ( पतला लम्बा तथा मध्यभाग अतीव कुदा) होता है। अधिक 


२६२ मानसागरी 


सन्तान होते हुये मी विविध प्रकार की दरिद्रता जन्मान्तर में भी उसका साथ 
नहीं छोड़ती ॥ ११७ ॥ 


महाप्रातक ग्रोग--- 
राहुणा सहितश्चष्द्रः सपापगुरवीक्षित: । 
महापातकयोगोऽयं यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ ११८ ॥ 
राहु से युक्त चन्द्रमा यदि पापयुक्त गुरु से दृष्ट हो तो महापातक नामक 
योग होता है । इन्द्र के समान व्यक्ति मी इस योग में पथिकमे करने वाला 
होता है ॥ ११८ ॥ 
वृषभ से घात योग-- 
मौमेन* वीक्षते लग्नं लग्नं पश्यति भास्करः । | 
गुरुशुक्रौ न वीक्षेते वलीवर्देन हन्यते ।। ११६ ॥ 
मंगल और सूर्य लग्न को देखते हों तथा गुरु और शुक्र लग्न को न देखते हों 
तो बेल या सांड के प्रहार से मृत्यु होती है ॥ १११ ।। 
हठहन्ता ( आत्महत्या ) योग-- 
आयस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते रवौ। 
हठेन नाशो fasta: पञ्चरात्रौ विशेषतः ॥ १२० ॥ 
एकदश भाव में चन्द्रमा तथा चन्द्रस्थार्न ( ककं राशि ) में सूर्य हो तो पाँच 
रात्रि ( अर्थात्‌ पाँच दिन ) के अन्दर हठ वश मृत्यु होती है अर्थात्‌ स्वयं आत्म- 
SEAT करता है ॥ १२०॥। 
वक्ष से मृत्युयो ग-- 
मदनाख्यो यदा योगो लग्ने च राहुदर्शिते । 
वृक्षस्थं मरणं तस्य यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १२१ ।। 
यदि केवल राहु लग्न को देखता हो तो मदन नामक योग होता है। इस 
योग में इन्द्र के समान योग वाले ब्यक्ति की भी मृत्यु वृक्ष से होती है । ( वृक्ष से 
विर कर अथवा वृक्ष से लटक कर आत्महत्या करता है । ) ।। १२१ ।। 
नासाथ्छेद योग-- 
बछस्थानगते शुक्र तनुस्थानगते कुजे । 
नासाण्छेदकरं योगं वंदामि मुनिसत्तम ॥ १२२ ॥ 
१, 'मीमेन' के स्थान पर 'मौमोन' पाठास्तर है । जो संगत नहीं प्रतीत होता । 
यदि भौमोन पाठान्तर ग्रहण करते हैं तो यह भर्थ होता है--मंगल लग्न को 
न देखता हो परन्तु सूयं देखता हो । 


'मनो रमा' हिन्रीब्याल्योपेंता २६३ 


” . 


हे मुनि सत्तम मैं नासिका छेदन करने वाला योग कहता हूँ लग्न से छठे 
भाव में शुक्र और लग्न स्थान में मंगल हो तो उक्त योग होता है ।। १२२ ॥। 


कर्णछेद योग-- 
मन्देन दृश्यते चन्द्रो लग्ने च रविभागंवौ । 
शुमग्रहा म पश्यन्ति कर्णच्छेदो न संशयः ॥ १२३ ॥ 


सन्द्रमा को शनि देखता हो, लग्न में सूर्यं और शुक्र हों तथा उनपर शुमग्रहों 
की दृष्टि न हो तो निःसन्देह कणंछेद होता है ॥ १२३ ॥ 


पादखञ्ज ( लंगड़ा ) योग-- 
कविना सहितो मन्दो गुरुणा सहितः रविः । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति पादखञ्जो भवेन्नरः ॥ १२४ ॥। 
शुक्र के साथ शनि एवं गुरु के साथ सूर्यं पड हों तथा शुभग्रहोंसे दृष्ट न हों ठो 
मनुष्य पैर से खञ्ज अर्थात्‌ लँगइा होता है ॥ १२४ ॥ 


सपदंश योग-- 
लग्नाच्च सप्तमस्थ।ने शन्यर्को राहुसंयुतौ । 
सपण पीडा तस्योक्ता शय्यायां STAT ISAT च ।। १२५ ॥ 
लग्न से सप्तम माव में शनि, yt और राहु स्थित हों तो बिस्तर पर सोते 
हुये भी सर्प से पीडित होता है । अर्थात्‌ सोते हुये सपेदंश होता है ॥ १२५॥ 
व्याघ्र से धातयोग-- 
गुरुस्थानगते सोम्ये शनिस्थानगते कुजे। 
पञ्चविशतिवषंण च बने व्याघ्रेण हन्यते ॥ १२६ ॥ 
जिसके अन्म समय में गुरु के स्थान ( घनु और मीन ) में बुध तथा शनि के 
स्थान ( मकर, gra) में मंगल स्थित हो उसकी पच्चीस वर्ष की आयु में वन में 
CATT द्वारा मृत्यु होती है ।। १२६ ॥ 
असिषात योग-- 
शुक्रस्थानगते चन्द्रे चन्द्रस्थानगते शनौ। 
अष्टाविशति वर्ष च ह्मसिघातेन मृत्युदः १२७ ॥ 
war यदि शुक्र के क्षेत्र ( वृष, तुला ) में हो तथा चन्द्रस्थान (कर्के) में 
क्षनि हो तो agreed वर्ष में असि ( तलवार ) के आघात से मृत्यु होती है ।॥ १२७।॥। 


१. कविः इति पाठान्तरम्‌ । 


"२६४ हैं मानसागरी 


दरधात योग” 
धर्मस्थानगते भौमे शन्यर्कौ राहुसंगुतौ । 
शुभग्रहा न पश्यन्ति शरक्षेपेण हन्यते॥ १२८॥ 
नवस भाव में मंगल हो, शनि और सूर्ये राहु से युक्त हों तथा उनपर शुभम्रहों 
को दृष्टि हो तो बाण के आघात से मृत्यु होती है॥ १२८॥ 


ब्रह्महत्या योग-- 
रविणा सहितो भौमः शनिर्वा जीवसंयुतः । 
अष्टाविशतिवषं च ब्रह्माघातो न संशय; । १२९ ॥ 


सूर्य के साथ मङ्गल अथवा बृहस्पति के साथ शनि जिसके जन्म समय में हो 
बह २८ ae की आयु में ब्राह्मण की हत्या करता है, इसमें सन्देह नहीं ॥ १२९ ॥ 
सम्तानहानि योग-- 
रविस्थानगते चन्द्रे गुरुः स्वस्थानगो यदा । 
सागरे च स्थिते लग्ने पञ्चापत्यविनाक्षकृत्‌ ।। १३० ॥ 
सूयं के स्थान ( सिह ) में चन्द्रमा, गुरु अपने स्थान (घनु और मीन) में 
स्थित हों तथा लग्न सागर योग से युक्त हो तो पाँच सन्तान नष्ट होती 
है॥ १३०॥ 
दोला योग-- 
मीने मेषे तथा चापे स्थिता! स्थानत्रये ग्रहाः । 
दोलासंज्ञकयोग: स्याद्राज्यदोऽयमुदाहृतः ॥ १३१ ॥ 
मीन, मेष और धनु इन्हीं तीन स्थानों ( राशियों ) में समस्त ग्रह हों तो 
दोला नामक योग होता है। यह योग राज्य सुख प्रदान करने वाला कहा 
नया है ॥ १३१ ॥ 
केन्द्रस्थ गुरु का फल-”” 
सन्मानदानगुणपात्रपरोक्षितो वा कलानिधि! कौशलगीतनुत्यः । 
मन्त्रोश्वरो राजसभाविवेकी केम्द्रस्थते पापविवजिते गुरौ ॥१३२॥ 
वाप wat से रहित बृहस्पति यदि केन्द्र स्थान में हों तो बह व्यक्तिं सम्मानित, 
गुणवान, सुप रीक्षित, कलाओं का मर्मश, खेल-कद, गीत और नृत्य का शाता, 
श्रेष्ठ मन्त्री तथा राजसभा का पूर्ण ज्ञान रखने वाला होता है ।॥ १३२ ।। 
| पदविच्छेद योग-. \ . 
सम्नस्थानगतो भौमो a: ` - `. 
योगः पदकविच्छेदो यदि शक्रसमो भवेत्‌ ॥ १३३॥ ` 


“मनोरमा? हिस्दीव्यास्योपेता २६५ 


लग्न स्थान में स्थित मंगल को राहु, शनि और सूर्य देखते हो तो पदक 
बिच्छेद योग होता है । इस थोग में eager व्यक्ति भी पद से च्युत हो जाता 
है॥ १३३॥। 


इच्छित मृत्यु योग-- 
केष्ट्रस्थानगते भीमे सेंहिकेये ama 


यदि तस्प विजानोयादिच्छामृत्युस्तदा भवेत्‌ ॥ १३४॥। 
Fr स्थान में मंगल, सप्तम भाव में राहु हो तो अपनी इच्छा से मरने का 


योग समझना चाहिये । अर्थात्‌ योजनावद्ध आत्महत्या का योग होता है ॥ १३४ ॥ 


वर्षान्त में मृत्यु योग-- 
लग्नात्पप्तमशीतांशु: पापष्टशुभलग्नगः 
लम्नस्थितो यदा भानुः समान्ते FR शिक्षुः ॥ १३५॥ 
लग्न से सप्तम भाव में चन्द्रमा हो, पापग्रह अष्टम में, शुमग्रह लग्न में 
तथा सूर्य भी लग्न में हो तो वर्ष के अन्त में बालक की मृत्यु होती है । अर्थात्‌ एक 
वर्षे की ही आयु होती है ॥ १३५॥। 


राजयो ग-- 


लग्ने लग्तपतिबंलान्वितवपु: केन्द्रे त्रिकोणे शिवं 
पूच्छाजन्मविवाहयानतिलके कुर्यान्नृपं तं ध्रुवम्‌ । 
सञ्छीलं विभवान्वितं गजयुतं मुक्तातपत्रान्वितं 
जातं निम्नकुलेऽपि भूतिपुरषं शंसन्ति गर्गादयः ॥१३६॥ 


प्रश्‍न लग्न, विवाह, यात्रा एवं वरवरण अथवा राज्यामिषेक लग्न का स्वामी 


२७८ मानसागरी 


a nn wii nn nenn 


सुरगुरुशशियुक्ते ककंटे लग्नसंस्थे 
मृगुतनयबलिष्ठः केन्द्राजतोऽथ शषाः । 
शिवसहजरिपुस्था यस्य वै जन्मकाले 
नियतमिति तदासौ चक्रवर्ती नरेश: । २११ ॥ 
जिसके जन्म समय मे बृहस्पति और चन्द्रमा एक साथ यदि कर्क राशि में 
स्थित होकर जन्म लग्न में हों, शुक्र बलवान होकर केन्द्र मे हो तथा अन्य समी 
ग्रह एकादश, तृतीय और षष्ठ भाव मे स्थित हों तो वह सदेव चक्रवर्ती राजा 
होकर रहता है ।। २११ !। 
तुले मीनमेषे वृषे देंत्यपूज्यो भवेद्राजमानो कलाकौतुकी च । 
श्रयं पुत्ररत्नं चिरञ्जीवितं चभवेद्वत्सरे वह्ियुग्म च तस्थ ॥ २१२ ॥ 
तुला, मीन, मेष और वष राशियों मे से किसी एक मे शुक्र स्थित हों तो 
जातक राजा से आदर पाने बाले, कला-कौतुक मे निपुण, होता है । तथा २३ वषं 
की आयु में तीन चिरञ्जीवी पुत्र रत्नों की प्राप्ति होती है ॥। २१२ ॥ 
लग्नाघिपतिः केन्द्रे बलपरिपूर्णः करोति नृपतुल्यम्‌ । 
गोपालकुलेऽपि जात कि पुनरिह नृपतिसम्भूतम्‌ ॥ २१३ ॥ 
लग्न का स्वामी केन्द्र स्थान मं बलवान्‌ होकर स्थित हो तो गोप (ग्वालों) के 
कुल मे उत्पन्न व्यक्ति मी राजा के समान होता है यदि राज कुल में उत्पन्न होतो 
कहना ही FAT ॥ २१३ ॥ 
शविस्तृतोये भृगुनन्दनः सुखे बुधो द्वितीये यदि पञ्चमे स्थितः । 
न नीचराशौ न च खान्तवेश्मगो मभवेच्नरेन्द्रस्त्रिसमुद्रपालकः zw 
qa यदि तीसरे भाव में, शुक्र चतुर्थ म, बुध द्वितीय या पञ्चम में स्थित हो, कोई 
we नीच राशिगत न हो तथा दशवाँ और बारहवां भाव ग्रह रहित हो तो जातक 
तीन समुद्र पर्यन्त राज्य करने वाला होता है॥ २१४॥ 
यदि भवति च केन्द्रे धमंगः स्वोच्चसंस्थः 
सुतमवनगतो वा वाक्पतिजेन्मकाले । 
स भवति नरनाथ: सावंभौमो जितारिः 
शशबुधभुगुपुत्ररन्वितो वीक्षितो वा ॥ २१५ ॥। 
यदि बृहस्पति जन्म समय में अपनी उच्च राशि (कर्के) में स्थित होकर 
केन्द्र स्थान, धमं ( नवम ) भाव अथवा पञ्चम भाव मे गया हो तथा चन्द्र बुथ 
भौर शुक्र से युत अथवा दृष्ट हो तो जातक शत्रुओं को जीतने वाला सावभौम 
राजा होता है ॥ २१५ ॥ 


'मनो रमा' हिन्दीव्याख्योपैता २७६ 


विलग्ननाथः सहजास्तसंस्थः सुहृद्गृहे मित्रयुतो यदि स्थितः । 
करोति सवं पृथिवीतलस्य दुर्वारवैरिष्नमहोदयं शुभम्‌ ॥ २१६ ॥ 
लग्न का स्वामी ततीय भाव में या सप्तम माव में अपने मित्र ग्रह की राशि 
में मित्र ग्रह के साथ स्थित हो तो सभी कठिन शत्रुओं का दमन कर अभ्युदय 
( उन्नति ) प्राप्त करने वाला तथा समस्त भूमण्डल का शुम करने वाला होता 
है ॥ २१६ ॥ 
लग्नं विहाय केन्द्रे सकलकलापुरितो निशानाथः | 
विदधाति महोपालं विक्रमबलवाहनोपेतम्‌ ॥ २१७ ॥ 
सभी कलाओं से पूर्ण चन्द्रमा यदि लग्न को छोड़कर अन्य केन्द्र स्थानों ( ४, 
७, १० ) में स्थित हो तो जातक पराक्रम और वाहन से युक्त राजा होता है।२१७। 
स्वोच्चे स्वकीयमवने क्षितिपालतुल्यो लग्नेऽकजे भवति दशपुराधिनाथः | 
दारिद्रधदुःखर्पारपीडित एव लोके शेषेषु सर्वजननिन्द्यशरीरचेष्टः ।।२१५।। 
यदि शनि अपनी उच्चराशि में या अपने गृह ( १०, ११) मे हो तो जातक 
राजा के समान धनवान्‌ होता है। यदि शनि लग्न में उच्चस्थ या स्वगृही ( ७, 
१०, ११ में) हो तो वह देश अथवा नगर का अधिपति (अधिकारी ) होता है | 
इससे भिन्न स्थिति में शनि हो तो जातक दरिद्र, दुःख से पीडित तथा अपनी 
शारीरिक चेष्टाओं के कारण लोक में निन्दित होता है ॥ २१८ ॥ 
लग्ने ह्य च्चपदं गते दिनपतो चन्द्रे धनस्थे भृगौ 
दुश्चिक्ये तमसंयुते सुखगते जीवे व्ययस्थे बुधे । 
लाभे qaga हि शत्रृभवने जातः कुले भृपते- 
जातोऽयं मनुजः सदा नृपगणे सम्नाटपदं गच्छति ॥ २१९ ॥ 
लग्न स्थान मे उच्च ( मेष ) राशि का सूर्यश धन माव मे चन्द्रमा, तृतीय में 
राहु से युक्त शुक्र, चतुथं भाव में गुरु, व्यय ( बारहवें ) माव में बुध तथा एकादश 
भाव में या छठ भाव म णनि स्थित हो तो राजकुल में जन्म होता है। इस योग 
में उत्पन्न व्यक्ति राजाओं के समूह में सम्राट्‌ पद को प्राप्त करता है अर्थात्‌ सर्व 
श्रेष्ठ राजा होता है ।। २१९ ॥ 


उच्चामिलाषी सविता त्रिकोणे शशी तथा जन्मनि यस्य जम्तो । 
सोऽश्नाति पृथ्वीं बहुरत्नपूर्णां बृहस्पातः केन्द्रगतो यदि स्यात्‌ ॥२२०॥ 

अपनी उच्च राशि (मेष ) में जाने का अभिलाषी अर्थात्‌ मीन राशि के 
अन्तिम चरण में स्थित सूर्य त्रिकोण ( ५, € ) भावों में, चन्द्रमा जन्मलग्न में तथा 
बृहस्पति केन्द्र स्थानों में जिसकी जन्म कुण्डली में स्थित हो वह रत्नों से परिपूर्ण 
पृथ्वी का उपमोग करता है ।। २२० N 


२८० मानसागरी 


सवऽप्याकाशवासाः स्फटिकविमलताकाशकार्पासवेवा 
लग्नं सवीक्ष्यमाणा नरपतितिलक॑ तं समुत्पादयन्ति | 
नीयन्तेश्स्य प्रशस्त्यै वहुविधसुफलान्यन्यभपालजालं- 
नि:शद्धु। सर्वसौख्यान्यनुभवति नरो भद्रमालापितः श्री: ।। २२१ ।। 
सभी आकाशत्रासी ( ग्रह ) स्फटिक के समान निर्मल कान्ति युक्त, काश और 
कपास के पुष्प के समान श्वेत कान्ति युक्त हों अर्थात्‌ सभी प्रकार से दोष रहित 
एवं बलवान्‌ हों तथा लग्न को देखते हों तो जातक राजाओं में श्रेष्ठ होता है । 
उसकी प्रशस्ति हेतु अन्य राजागण विविध प्रकार के उत्तम फलों से युक्त कल्याण- 
कारी माला और राज्यलक्ष्मी को अपित करते हैं तथा वह निर्भय होकर समी 
प्रकार के सुखों का अनुभव कनरता है ॥ २२१ ॥ 
सर्वेगंगनभ्रमणंदृ ष्टे लग्ने भवेन्महोपालः । 
बलिमिः सोख्याथंयुतो विगतभयो दीर्घजीवी च।। २२२ ॥ 
बल से युक्त सभी ग्रह यदि लग्न को देखते हों तो सुख से सम्पन्न, निर्मेय तथा 
दीघंजीवी राजा होता है ॥ २२२ ।। 
चतुर्थं भवने शुक्रो दशमं च धरासुतः । 
रविः सौरियुतो यस्य erat भवति निश्चितम्‌ ॥ २२३ ॥। 
जिसके जन्म समय में लग्न से चतुर्थ माव में शुक्र, दशम मे मंगल तथा सूर्य 
शनि से युक्त हो तो वह निश्चित राजा होता है ॥ २२३ ॥ 
मिथुनोऽजे वृषे मीनं कुम्भे च मकरे ग्रहाः । 
यो योगेऽस्मिन्नरो जातो जायते गजमानवान्‌ 11 २२४॥ 
मिथून, मेष, वष, मीन, कुम्म तथा मकर राशियों म सभी ग्रह स्थित हों तो 
इस योग में उत्पन्न व्यक्ति हाथियों से युक्त तथा सम्मानित होता है ॥ २२४ ॥। 
जीवनिशाकरसूर्याः पन्वमनवमतृतीयभावस्थाः | 
लग्नाद्यदि भवन्ति तदा कुबेरतुल्यो धनभ्रसवेः।' २२५ ॥ 
जन्म लग्न से पश्चम, नवम, तृतीय मावों म क्रम से बृहस्पति, चन्द्रमा और 
qa स्थित हों तो जातक घनागम से कुबेर ( देवताओं के कोषाध्यक्ष ) के समान 
धनवान्‌ होता है।। २२५॥ 
सिंहे जीवस्तुलाकीटघतुमंकरकेषु च । 
ग्रहाश्वान्ये तदा जातो देशभोगी भवेन्नर: ।। २२६ ॥ 
सिह में बृहस्पति तथा तुला, वृश्चिक, धनु और मकर मे अन्य समी ग्रह स्थित 
at तो इस योग में उत्पन्न पुरुष देश का उपमोग करने वाला ( प्रशासक ) होता 
है ।। २२६॥। 


amar हिन्दीब्याख्योपेता २८१ 


स्वगृहे च भवेत्सूयंस्तुलायां च भवेत्सित: । 
मिथुने fast सौरो राजयोगः प्रजायते॥ २२७ ॥ 
अपने गृह ( सिह राशि ) में सूर्य, तुला मे शुक्र तथा मिथुन राशि में शनि 
बेठा हो तो राजयोग होता है । २२७॥ 
षष्ठे च TER We मवमे द्वादशे तथा। 
सौम्यक्ररग्रहा जातो राजमान्य: सकण्टक: ॥ २२८ ॥ 
जन्म लग्न से os, पाँचवें, नवमं और बारहवें माव में यदि शुभ और पापग्रह 
दोनों ही विराजमान हों तो जातक राजा द्वारा सम्मानित परन्तु कठिनाइयों से 
घिरा होता है ।। २२८ ।। 
त्रिकोणयाता बुधजीवश्‌क्रास्त्रिषडगते सोममुतेऽकंपुत्रं । 
जायास्थिते चेत्परिपूर्णचन्द्रे नूनं स जातो नृपतेः समानः"! २२६ ॥ 
त्रिकोण मवन ( ५, € ) म बुघ, गुरु और शुक्र गये हों, बुध और शनि तीसरे 
छठें भाव में हों तथा पूणं चन्द्रमा सप्तम भाव में हो तो इम योग में उत्पन्न व्यक्ति 
राजा के समान अवश्य होता है ॥ २२९ ॥। 
लग्ने सौरिस्तथा चन्द्रश्राष्टमे भवने सितः | 
राजमान्यो महाकामो भोग्यपत्नोजनस्तथा ।। २३० ॥ 
लग्न में शनि और चन्द्रमा तथा अष्टम भाव में शुक्र हों तो जातक राजा से 
सम्मानित, अधिक कामवासना युक्त तथा भोग्य (विहार करने योग्य सुन्दरी ) 
स्त्री से युक्त होता है ।। २३० ॥ 
धने शुक्रश्च भौमश्च मीने जीवो घटे बुधः । 
नीचे चन्द्रः qua राजयोगोऽभघीयते ।। २३१ ॥ 
अस्मिन्‌ योगे नरो जातो राजा विभववजितः । 
दानभागातिविख्यातः सामान्यः स भवेन्नरः ।। २३२ ॥ 
wa ( द्वितीय) भाव मे शुक्र और मंगल, मीन में बृहस्पति, कुम्भ में बुघ, 
अपनी नीच राशि ( वृश्चिक ) में चन्द्रमा, सूर्य से युक्त हों तो राजयोग होता है। 
इस योग में उत्पन्न व्यक्ति धनहीन, राजा, दान एवं सुख-भोग करने में विख्यात 
तथा सामान्य (न अधिक धनवान्‌ न निर्धन ) पुरुष होता है ॥ २३१-२३२ ॥ 
मीने शुक्रो बुधश्चान्ते लग्ने सूर्यः शशी धने । 
सहजे च भवेद्राह राजयोगः प्रजायते ।। २३३ ॥ 
मीन में शुक्र, बारहवें भाव मे बुध, लग्न में सूर्य, धन भाव में चन्द्रमा तथा 
तृतीय भाव में राहु हो तो राजयोग होता है ।। २३३ ॥ 


२८२ मानसागरी 


मोने जोवस्तथा शुक्रञ्चन्द्रमाश्च यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य राज्यं स्यात्पत्नी च बहुपुत्रिका ॥ २३४ ॥ 
यदि मीन में बृहस्पति, शुक्र ओर चन्द्रमा स्थित हों तो जातक राजा होता है 
तथा उसकी पत्नी बहुत पुत्रों वाली होती है ॥ २३४॥ । 
आयस्थाने यदा सौम्य: क्रर्स्थानीयचन्द्रमाः | 
कमस्थाने पुनः सौम्यस्तदा राज्यं विधीयते ॥ २३५ ॥ 
यदि लाभ स्थान मे शुभग्रह हो, करग्रह की राशि मे चन्द्रमा हो तथा पुनः 
कमं स्थान ( दशम भाव) में शुमग्रह हों तो राजयोग होता है । २३५ ॥ 
आदी जाव: पञ्चम वा दशमे चन्द्रमा भवेत्‌ । 
राजमान्यो महाबुद्धिस्तेजस्वी चातितेजसाम्‌ ॥ २३६ ॥ 
लग्न ( प्रथम ) स्थान में बृहस्पति, पञचम माव अथवा दशम भाव में चन्द्रमा 
at तो जातक राजा द्वारा सम्मानित, महान्‌ बुद्धिमान्‌, तेजस्वी पुरुषों में अधिक 
तेजस्वी होता है ॥ २३६ ॥। 
अरिष्ट योग---. 
“सुर्यातातस्य नवमश्चन््रान्मातुश्चतु्थंगः । 
भोमाद्श्रातुस्तृतोयो ज्ञाच्चतुर्थो मातुलस्य च ॥ २३७ ॥ 
पुत्रस्य पश्चमो जोवादभृगोः सप्तमकःस्त्रिय: | 
क्र्रः खगोर्शरिष्टकरो शनेभृत्युरदोष्टमः ॥ २३८ ॥ 
सूर्य से नवम स्थान में क्र ग्रह हो तो पिता के लिए, चन्द्रमा से चतुर्थ भाव 
में क्र ग्रह माता के लिए, मंगल से तीसरे माई के लिए, बुष से चौथे मामा के 
लिए, गुरु से पांचवें पुत्र के लिए, शुक्र से सप्तम क्रूर ग्रह हो तो स्त्री के लिए 
कष्टकर होता है ı यदि शनि से अष्टम भाव मे कूरग्रह हो तो स्वयं जातक के लिए 
यृत्युप्रद ( अरिष्ट कर ) होता है ॥ २३७-२३८ ॥। 
सूर्यो मोमस्तथा राहुः छानिर्मतों यदा स्थितः । 
सन्तापो रक्तपीडा च सोम्यः सर्वनिरोगता ॥ २३२९ ॥ 
सूयं, भौम, राहु और शनि यदि लग्न मं स्थित हों तो मानसिक सन्ताप 
( क्लेश ) एवं रक्तसम्बन्धी विकार होता है। यदि gare लग्न में हों तो सबी. 
प्रकार से निरोगता रहती है ॥ २३९ ।: 
भोमक्षेत्रे यदा जीवो जीवकेत्रे च मूसुतः । 


द्वादशे वत्सरे मृत्युर्बालकस्य न संशयः। २४० ॥ 
मौम के क्षेत्र (मेव और वृश्चिक राशियों ) में यदि बृहस्पति हो तथा बृहस्पति. 


atar हिन्दीव्याख्योपेता २८२ 


के क्षेत्र ( घनु और मीन ) में मोम टो तो बारहवें वर्ष म जातक की मृत्यु होती 
है इसम सन्देह नहीं ॥ २४० ।। 
घनस्थाने यदा भौमः शनैश्चरसमन्वितः । 
सहजे च भवेद्राहुवंषमेक स जीवति। २४१॥ 
यदि घन स्थान ( द्वितीय भाव ) म मंगल गनि से युक्त हो तथा तृतीय भाव 
में राहु हो तो जातक केवल एक वर्ष तक टी जोवित रहता है ॥ २४१ ॥ 
चतुर्थं च यदा राहुः षष्ठे चन्द्रोऽष्टमेऽपि वा । 
सद्यश्चेव भवेन्मृत्युः शङ्करो यदि रक्षति ।। २४२ ।! 
यदि चतुर्थ माव मे राहु, छठे अथवा आठवें माव म चन्द्रमा हो तो स्वयं शंकर 
ही रक्षक हों तो भी उसको शीघ्र मृत्यु होती है ।। २४२ ॥ 
अष्टमस्थो निशानाथः केन्द्री पापेन संयुतः । 
चतुथं च यदा राहुवंषंमेकं स॒ जीवति ॥ २४३ ॥ 
अष्टम भाव मे चन्द्रमा हो, केन्द्र स्थानों मे पापग्रह हो तथा चतुर्थ भाव में 
राहु स्थित हो तो जातक एक वर्ष तक जीवित रहता है ॥ २४३ ॥ 
लग्ने व्यये धन क्रूरा यदा मृत्यो व्यवस्थिताः । 
मलाव रोघकष्टं स्याद्द्वादशाष्टमवषं यो ॥ २४४ ।। 
जन्म लग्न, बारहवें, दूसरे तथा आठवें भाव मे यदि पापग्रह स्थित हों तो 
आठवें तथा बारहवें वर्ष म मलावरोध से कष्ट होता है ।॥ २४४ ॥ 
सप्तमं भवने भोमो ह्यष्टमे भागंवों यदा । 
नवमे भवने सूर्यश्चाल्पायुर्जातको भवेत्‌ ।। २४५ ॥। 
सप्तम भाव मे मंगल अष्टम भाव में शुक्र तथा नवम भाव में सूर्य हो तो 
जातक अल्पायु होता है ।। २४५ ॥ 
धने FT स्वभवने क्रूरः पातालगो यदा । 
दशमे अवने क्रः कष्टं जीवति जातकः ॥। २४६॥ 
घन स्थान में, क्रुर ग्रह अपनी ही राशि मे ही स्थित हो, तथा चोथे और दशे 
भाव में भी क्रूर ग्रह हो तो बालक कष्ट से जीवित रहता है ।। २४६ ॥। 
स्मरे व्यये सहजे मध्ये क्रा यदा ग्रहाः। 
तदा जातस्य बालस्य क्षरीरे च कष्टमादिशेत्‌ ।। २४७ ॥ 
सातवें, बारहवें, और दशवे भाग में यदि क्रर ग्रह हों तो इस योग में उत्पन्न 
बालक के झरीर में कष्ट होता है ऐसा कहना चाहिये ॥ २४७॥ 


२५४ मानसागरी 


लम्नस्थाने यदा ममो द्वादशे च बृहस्पति: । 
शुक्रा शत्रुगृहे यस्य मासमेकं स॒ जीवति ॥ २४८ ॥ 
लग्न में मंगल, बारहव बृहस्पति, तथा छठे भाव में शुक्र हो तो एक मास 
तक ही जातक जीवित रहता है ॥ २४5 ॥ 
क्षीणचन्द्र गते लग्न ङ्ररग्रहनिरीक्षिते। 
द्वितीये द्वादशे भोमे मासमेकं स जीवति ॥ २४९ ॥ 
क्षीण चन्द्रमा यदि लग्न मे स्थित हो, तथा उसे क्र रग्रह देखते हों, दूसरे और 
बारहवें में मंगल हो तो एक ही मास तक जीवित रहता है ॥ २४६ ।। 


मूत्तिसप्तमयो: कूरा। पापा व्ययद्वितीयगाः । 
चतुथ च यदा राहुः सप्ताहान्न्नियते तदा ।। २५० ॥ 

लग्न और सप्तम में ऋर ब्रह, बारहव तथा दूसरे भाव में पाप प्रह तथा 
चौथे माव में राहु स्थित हों तो एक सप्ताह के अन्दर जातक की मृत्यु 
होती है ॥। २५० ॥। 

ष्ठाष्टमेऽपि चन्द्रः सद्यो मरणाय पापसंदृष्ट: । 
अष्टामिः शुमदुष्टो वर्षमिश्चैस्तदद्घन ॥ २५१॥ 

Bs और आठवें भाव में चन्द्रमा पापग्रहों से दृष्ट हों तो बालक की शीघ्र 
मृत्यु होती है । यदि उन्हीं भावों में चन्द्रमा पर शुमग्रहों की दृष्टि हो तो आठ वर्षो 
में तथा शुभ और पाप ग्रहों की मिश्रित दृष्टि हो तो उसके आधे अर्थात चार वर्ष 
में मृत्यु होती है ।। २५१ ॥ 

द्वादशस्यो यदा सौरिलंग्नसंस्थश्च मूसुतः । 
चतुर्थः संहिकेयश्च१ ह्यष्टमासान्‌ स जीवति।। २५२ ॥ 
बारहवें भाव में शनि, लग्न में मगल, तथा चौथे भावम राहु हो तो जातक 
आठ मास तक ही जीवित रहता है ॥ २५२ ॥ 


शृमलग्ने यदा जीवो ह्यष्टमे च WAT: | 
रन्ध्रसंस्थे च पापे च सद्यो मृत्युप्रदो भवेत्‌ ।। २५३ ॥ 


शुभ लग्नो में बृहस्पति, अष्टम भाव में शनि, तथा आठवें माव में पाप ग्रह 
स्थित हों तो शीघ्र ही मृत्यु कारक होता है ।। २५३ ॥ 


ni 


चतुथं नवमे सूर्य हाष्टमे च बृहत्पती । 
द्वादशे च शक्षाइके च सद्यो मृत्युकरो भवेत्‌ ॥ २१४॥ 


१. पौरिकेयइच पाठान्तरम्‌ [ पुरुवंद में उत्पन्न चन्द्र और तारा से उत्पन्न बुध ] 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २८५ 


5 


चतुर्थ भाव अथवा नवम माव में सूर्य, अष्टम में बृहस्पति, बारहवें चन्द्रमा हों 
तो शीघ्रही मृत्युकारक होते हैं २५४ ।। 
शशिसूयंतिते केन्द्रे संयुक्तश्चन्द्र आकिणा । 
हन्ति वषंद्वयेनेव जातकं शिष्टमाषितः॥ २५५ ॥ 
चन्द्र, सूयं, शुक्र केन्द्र म हों तथा चन्द्रमा शनि से युक्त हो तो शुभ wet की 
अनुकूलता रहने पर मी दो वषं के अन्दर जातक की मृत्यु होती है WAN 
गुरुर्मन्दगृहे वक्री मन्दगो बुधभास्करौ। 
ईप्सितं कुरुते मृत्यु HR चेकादशे ध्रवम्‌ ॥ २५६॥ 
बृहस्पति शनि के गृह ( मकर, कुम्म ) म वक्री होकर स्थित हो, तथा सप्तम 
भाव में बुध और सूर्य हों तो जातक की इच्छानुतार मृत्यु होती है । यदि ग्यारहवें 
भाव में शनि हो तो निश्चित ( शीघ्र) मृत्यु होती है ॥ २५६ ॥ 
सूयंमन्दगृहे शुक्रो गुरुणा च विलोकितः। 
नवमिर्मारयत्येनं वषर्जतं न संशयः ॥ २५७॥ 
सूर्यं और शनि के गृह ( सिह, मकर, कुम्भ ) मे शुक्र स्थित हो और गुरु से 
दृष्ट हो तो नव वर्ष बीतने पर निःमन्देह मृत्यु होती है ॥ २५७॥ 
qu सहितश्चन्द्रो बुधगेहगतः सदा। 
न बीक्षितश्च सौम्येन नववषण मृत्युदः ॥ २५८ ॥ 
सूयं से युक्त चन्द्रमा बुध की राशि में स्थित हो तथा बुघ की दृष्टि उन पर न 
हो तो नव वर्ष की आयु म मृत्यु हाती है ॥ २५८ ।। 
बुधः सूयन्दुसंयुक्तो विक्षितोऽपि शुभग्रहैः | 
एकादशमिते वर्ष मारयत्येव जातकम्‌ ॥ २५९॥। 
बुघ, सूर्यं और चन्द्रमा से युक्त हो तथा शुभग्रहों से दष्ट हो तो भी ग्यारह 
ag की आयु में जातक की मृत्यु होती है ॥ २५६ ॥ 
लग्नादष्टमगो राहुः शनिसूर्यावलोकितः | 
निरीक्षितः शुभः gales द्वादर्शामःक्षयम्‌ ॥ २६० ॥ 
जन्म लग्न से अष्टम भाव में स्थित राहु, शनि और सूर्य से दुष्ट हो तथा शुभ 
ग्रहों की भी दृष्टि हो तो जातक वारह वषं तक जीविस रहता है॥ २६० ॥ 
धने राहुर्बध शुक्र: सौरिः सूर्यो यदा स्थितः । 
तत्र जातो लभेन्मृत्युं मृते पितरि जायते। २६१॥ 
धन ( द्वितीय ) भाव में यदि राहु, बुध, शुक्र, शनि और सूर्य स्थित हों तो 


२८६ मानसागरी 


जातक पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न होता है तथा स्वयं भी कुछ दिनों के बाद 
मर जाता है ।। २६१ ॥ 
व्यये राहुः सौरिसौम्यौ जीवो लग्ने च पश्चमे । 
अत्र योगे च यो जातो जातमात्रः स नश्यति ॥ २६२ ॥ 
ated भाव में राहु, दानि और बुष, लग्न अथवा owe भाव में बृहस्पति 
हो तो इस योग में बालक उत्पन्न होते ही मर जाता है॥ २६२ ॥ 
जीवाक राहुभौमाः स्युश्चत्वारः क्र्रवेश्मगा: | 
सप्तमे च गृहे शुक्रो देहकष्टकराः सदा॥ २६३॥ 
बृहस्पति, सूयं, राहु और मंगल चारो ग्रह यदि क्रूर ग्रहों की राशियों में 
स्थित हों तथा सप्तम माव में शुक्र स्थित हो तो शरीर के लिए कष्ट कर योग 
होता है ॥ २६३ ॥। 
गुह्यस्थाने यदा भौमो राहुसौरिसमन्वित! | 
नृपपीडा भवेत्तस्य स्वासने नेव तिष्ठति ।। २६४ ॥ 
मंगल, छठ भाव में राहु और शनि से युक्त हो तो उसे राजपीडा ( राजकीय 
उलक्षनों ) से कष्ट होता है वह अपने आसन पर नहीं बैठ पाता है । ( अर्थात्‌ 
बार-बार स्थानान्तरण या पदच्युत होता है) II २६४ ।। 
चतुर्थ राहुसौरार्काः षष्ठे चन्द्रो बुध: कुजः । 
भागंवश्चात्र यो जातः स गृहस्य क्षयद्धरः ॥ २६५॥। 
चतुर्थं भाव में राहु, शनि, और सूर्य, छठे भाव में चन्द्रमा, बुध, मंगल, और 
शुक्र स्थित हों तो इम योग म उत्पन्न व्यक्ति गृह का क्षय ( घन-जन की हानि) 
करने वाला होता है ।। २६५ ॥ 
एकः पापोऽष्टमस्थोऽपि ARA यदा भवेत्‌ । 
पापेन वीक्षितो वर्षान्मारयत्येव बालकम्‌ ।। २६६ ।। 
एक भी पाप ग्रह अष्टम भाव मे अपने शत्रुग्रह की राशि में स्थित हो तथा पाप 
ग्रहों से दृष्ट हो तो वालक की एक वर्ष के अन्दर मृत्यु होती है ।। २६६ ॥ 
भौमभास्करमन्दाश्‍्च शत्रक्षेत्रेष्टरमे यदा । 
यमेन रक्षितोप्येष वर्षमात्र न जीवति ॥ २६७॥ 
मंगल, सूर्य, और शनि अपने 97 ग्रह की राशि में अष्टम भाव में स्थित हों 
तो स्वयं यमराज द्वारा रक्षित बालक भी एक वर्ष तक ही जीवित रहता है 1२६७।। 
वक्री शनिर्मोमगेहे केन्द्रे षष्ठेऽष्टमेऽपि वा । 
कुजेन बलिना दृष्टो हन्ति sear शिशुम्‌ ॥ २६८ ॥ 


“मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २८७ 


ee ह त 


शनि वक्री होकर भौम गृह ( मेष, वृश्चिक ) में स्थित होकर केन्द्र अथवा 
BS, आठवें भाव में गया हो तथा बलवान्‌ मंगल से दृष्ट हो तो दो वर्ष के अन्दर 
उत्पन्न बालक की मृत्यु होती है ॥ २६५ ॥। 


रानिराहुकुजर्यक्त: सप्तमे नवमे शशी। 
सप्तमे दिवसे हन्ति मासे वा सप्तमे शिशुम्‌ | २६६ ॥ 
शनि, राहु और मंगल से युक्त चन्द्रमा सप्तम भाव में अथवा नवम आव में 


हो तो उत्पन्न बालक सात दिनों में अथवा सातवें मास में मृत्यु प्राप्त करता 
है ।। २६९ ॥। 


लग्नस्थश्च यदा भानुः पःचमस्थो निशाकरः । 
अष्टमस्था यदा पापास्तदा जातो न जीवति ।। २७० ॥ 


लग्न में सूये, पञ्चम माव में चन्द्रमा तथा अष्टम भाव में पापग्रह स्थित हों 
तो जातक जीवित नहीं रहता अर्थात्‌ शीघ उसकी मृत्यु होती है ॥ २७० ॥ 


लग्नपः पापसंयुक्तो लग्ने वा पापमध्यगे। 
लग्नात्सप्तमगः पापस्तदा चात्मवधी भवेत्‌ ॥ २७१ ॥ 
लग्नेश यदि पाप ग्रहों से युक्त अथवा दो पाप ग्रहों के मध्य लग्न मं स्थित हो 
तथा लग्न से सातवें भाव में पापग्रह स्थित हो तो आत्महत्या करने वाला होता 
है ॥ २७१ ।। 
FTIR यदा जीवो लग्नेशोऽस्तङ्गतो भवेत्‌ । 
अकर्मा च तदा जातः सप्तवर्षाणि जोवति।। २७२ ॥ 
पापग्रहों की राशि में यदि बृहस्पति हो तथा लग्नेश अस्तंगत ( सूर्य के साथ 
समीप के अंशों म हों) तो जातक अकर्मण्य होता है तथा सात वर्षों तक ही 
जीवित रहता है ॥ २७२ ।। 
अष्टमे च यदा सौरिजेन्मस्थाने च चन्द्रमाः | 
मन्दान्न्युदररोगा च गात्रहीनश्च जायते ॥ २७३ ॥ 
अष्टम भाव म शनि, जन्म लग्न में चन्द्रमा हो तो जातक मन्दाग्नि, उदर 
रोग से fa तथा अङ्गहीन होता है ॥ २७३ ॥। 
शनिक्षेत्रे यदा भानुर्भानुक्षेत्रे तदा शनिः । 
द्वादशे वत्सरे मृत्युस्तस्य जातस्य जायते ॥ २७४ ॥। 
शनि के क्षेत्र ( मकर, कुम्भ ) मे सूर्य तथा सूर्ये के क्षेत्र में ( सिह में) शनि 
टो तो उत्पन्न बालक की बारह वर्ष की आयु में मृत्यु होती है ॥ २७४ ।। 


२८८ मानसागरी 


बुधभौमो यदा लग्ने षष्ठस्थानेऽथ वा स्थिती । 
तस्करश्चौरकर्मा स्याद्धस्तपादी च नश्यतः॥ २७५ ॥ 
बुध और मोम लग्न में अथवा छठे माव में स्थित हों तो जातक चोरी करने 
वाला होता है तथा उसके हाथ-पाँव नष्ट हो जाते हैं ॥ २७५ ॥ 
षष्ठेऽष्टमे वा मूर्तो च शत्रुक्षेत्रे यदा ga: । 
चतुवषंभंवन्मृत्यु्बालकस्य न संशय: ॥ २७६ ॥ 
छठे, आठवें, लग्न अथवा शत्रु ग्रह की राशि मे यदि बुध हो तो नि!सन्देह 
चौथे वर्ष में बालक की मृत्यु हो जाती है ॥ २७६ ॥ 
अष्टमस्थो यदा राहु: केन्द्रस्थाने च चन्द्रमा: । 
सद्य एव भनन्मृत्युर्बालकस्य न संशय: ॥ २७७ ॥ 
अष्टम भाव में राहु केन्द्र स्थान मे चन्द्रमा हों तो शीघ्र ही बालक की मृत्यु 
होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ २७७ 1 
चतुथंस्थो यदा राहुः बष्ठाष्टमगहे शशी । 
विशत्या दिवतेमृ त्युर्बालकस्य न संशय: ।। २७८ ॥ 
चतुर्थ भाव में राहु, छठे, आठवें माव में चन्द्रमा हो तो निःसन्देह बीस दिनों 
में ही बालक की मृत्यु होती है ॥ २७८ ॥ 
सप्तमे नवमे राहुः शात्रुक्षेत्रे यदा मवेत्‌ । 
षोडशे वत्सरे मृत्युर्बालकस्य न संशय: ॥ २७६ ॥ 
सप्तम अथवा नवम भाव में राहु अपने शत्रु ग्रह की राशि में हो तो बालक 
की सोलहबें वर्ष में मृत्यु होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ २७६ ॥ 
दादशस्थो यदा चन्द्रः पापः स्यादष्टमे गृहे । 
एकमासे भवेन्मृत्युस्तस्य बालस्य निश्चितम्‌ ॥ २८० ॥ 
द्वादश भाव में चन्द्रमा तथा अष्टम भाव में पापग्रह हों तो निश्चित रूप से 
एक मास में बालक की मृत्यु होती है ।। २८० ॥ 
जन्मस्थाने यदा राहुः षष्ठस्थाने च चन्द्रमा: । 
अपस्मारस्तदा रोगो बालकस्य हि जायते॥ २८१ ॥ 
अन्म लग्न में राहु, षष्ठ स्थान में चन्द्रमा हो तो इस योग में उत्पन्न बालक 
को अपस्मार ( मृगी ) रोग होता है ॥ २८१ ॥ 
भागवेण य॒तश्चन्द्र!ः षष्ठाष्टमगतो भवेत्‌ | 
मन्दान्त्युदररोगी च हीनाङ्गोऽपि च बालकः ।। २८२ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याढ्योपेता २८६ 


शुक्र से युक्त चन्द्रमा यदि छठे या आठवें माव म स्थित हो तो मन्दाग्नि एवं 
उदर रोग होता है तथा अङ्गहीन बलक होता है २5५२ ॥ 
षष्ठाइष्टमे यदा चन्द्रो बुधयुक्तश्व तिष्ठति । 
विषदोषेण बालस्य तदा मरणमुच्यते ॥ २८३ ॥ 
Bs, आठवें माव में चन्द्रमा बुध के साथ स्थित हो तो विष दोष से ( विषैली 
वस्तु से या विषपान से ) बालक को मृत्यु होरी है ॥ २८३ ॥। 
भानुना संयुतश्चन्द्र; षष्ठाष्टमगतो भवेत्‌ । | 
गजदोषेण मृत्युर्वा सिहदोषेग वा भवेत्‌ ॥ २८४ ॥ 
सूर्य से युक्त चन्द्रमा छठे, आठवे माव म गया हो तो जातक की मृत्यु हाथी 
अथवा शेर द्वारा होती है ।। २८४ ॥। 
एकोऽपि यदि मूर्तो स्याज्जन्मकाले दिवा 6र: । 
स्थानहीनो भवेद्बाला दुष्टवृत्तिः सदा पुनः ॥ २८५॥ 
जन्म समय म यदि अकेला सूर्यं ही जन्म लग्न म बंठा हो तो जातक स्थान से 
रहित तथा दुष्ट आचरण वाला होता है ॥ २८५॥ 
लग्नेऽष्टमे यदा राहुश्चन्द्रेगालोकितो भवेत्‌ । 
दशाहैर्जायते तस्य बलस्य मरण HTT ॥ २५६ ॥ 
लग्न अथवा अष्टम भाव मे स्थित राहु चन्द्रमा से दृष्ट हो तो दशदिनों में ही 
जातक की मृत्यु होती है ।। २८६ ॥ 
लग्नाच्च नवमे सूर्य: सूर्यपृत्रे तथाऽष्टमे । 
एकादशे Mit च मासमेकं स॒ जीत्रति ॥ २८७॥ 
लग्न से नवम माव मे सूर्य, अष्टम में शनि, ग्यारहवें माव में शुक्र हों तो वह 
एक मास तक जीवित रहता है ॥ २८७ ॥ 
नवमे दशमे चन्द्रः सप्तमे च यदा सित! । 
पापे पातालसंस्थे च वंशच्छेदकरो नरः॥ २०५ ॥ 
नवम अथवा दशम भाव में चन्द्रमा, सप्तम में शुक्र, तथा चतुथं भाव में 
पाप ग्रह हों तो वंश विच्छेद कारक योग होता है अर्थात्‌ उस वंश का अन्त हो 
जाता है ॥ २८८ ॥ 
शत्रुक्षेत्रेळ्टमे षष्ठे द्वितीये द्वादशे रविः । 
स जीवत्वङ्कत्रर्षाणि बालको नात्र संशयः ॥ २८६ ॥ 
सूये अपने शत्रुग्रह की राशि में स्थित होकर आठवें, छठ दूसरे तथा बारहर्द 
भाव में गया होतो जातक ६ वर्षों तक जीवित रहता है इसमें सन्देह नहीं ॥२८९॥ 
१६ मा० aro 


२९० मानसागरी 


asa मूर्तो बुघः षष्ठे प्रजायते । 
बालो जोवति वर्षाणि चत्वाय्यंव न संशयः ॥ २९० 11 
अपने शत्रु ग्रह की राशि में स्थित बुध, लग्न, BS अथवा आठवें भाव में गया 
हो तो बालक चार वर्षों तक ही जीवित रहता है ॥ २६० N 
एकादशे तृतीये च नवमे पञ्चमे गुरौ। 
मित्रक्षेत्रेऽटपःख्षाशदायुभंवति निश्चितम्‌ ॥ २६१ ॥ 
जन्म लग्न से ग्यारहर्बे, तीमरे, नवें तथा पांचवे भाव म अपने मित्र ग्रह की 


राशि मे बृहस्पति हो तो जातक की आयु अट्टावन वषं की होती है ॥ २६१ ॥ 
नवमे पञ्चमे वापि रिपुक्षेत्र बृहस्पतिः । 
तदा जातस्य षट्त्रिशदर्षाण्यायुन॑ संशयः ॥ २९२ ॥। 
लग्न से नवम अथवा पांचवे माव में शत्रु ग्रह की राशि में बृहस्पति हो तो 
उस मनुष्य की आयु ३६ वर्ष की होती है इसमें सन्देह नहीं ॥ २६२ ॥ 
मित्रक्षेत्रगतो लाभे दशमे वा यदा गुरः। 
शत्रक्षेत्रेञ्यवा शुक्रो द्वितीये द्वादशे भवेत्‌। 
एर्कावशतिवर्षायुर्जायते बालको EL 
मित्र ग्रह की राशि में स्थित बृहस्पति यदि दशर्वे या ग्यारहर्व भाव में गया 
हो अथवा शत्रु ग्रह की राशि में स्थित शुक्र यदि दूसरे अथवा बारहवें माव में गया 
हो तो बालक निश्चय ही इक्कीस वर्ष तक जीवित रहता है ॥ २९३ ॥ 
हात्रक्षेत्रेळ्टमे षष्ठे द्वितीये द्वादशे शनि: । 
अष्टौ दिनान्यष्टमासानष्टवर्षाणि जीवति ॥ २६४ ।। 
शत्रु ग्रह की राशि में स्थित होकर शनि यदि qs, दुसरे, अथवा बारहवें माव 
में गया हो तो जातक, आठ दिन, आठ मास अथवा ८ वर्ष तक ही जीवित 
रहता है ॥ २६४ ॥ 
चन्द्रक्षेत्रे यदा भौमो जायते मनुजः सदा। 
रक्तपित्तेन हीनाङ्गो नानाव्याधसमन्वितः । २६५ ॥ 
चन्द्रमा के क्षेत्र ( ककं राशि ) में यदि मंगल हो तो मनुष्य सदेव रक्त-पित्त 
सम्बन्धी विकार से नाना प्रकार की व्यधियों से युक्त तथा अंगहीन होता है ॥२९५॥ 
चन्द्रक्षेत्रे यदा चान्द्रिर्जायते यस्य जन्मनि । 
सः जातः क्षयरोगी स्यात्कुष्टादिभिरुपद्रुत। ।। २९६ ॥ 
चन्द्र क्षेत्र ( ककं राशि ) में बुध जिसके जन्म समय में हो वह व्यक्ति क्षय 
रोग तथा कुष्ठ रोग के उपद्रव से पीड़ित रहता है ॥। २६६ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २६१ 


राहौ Y केन्द्रगे मृत्यु: पापानां दृष्टिसंयुते । 
संवत्सरे तु दशमे षोडशे तु विशेषतः ॥ २६७॥ 

केनद्रस्थान में राहु पापग्रहों स दृष्ट हो तो जातक को दशर्व वर्ष में अथवा 

विशेषरूप से सोलहवें वष में मृत्यु होती है ॥ २६७॥ 
चन्द्रः सप्तमभवने शनिकुजराहुङग्रहैयृक्तः | 
सप्तमदिवसे मृत्युः सप्तममासे न सन्देहः Ves ।। 

सप्तम भाव म शनि, मंगल और राहु से युक्त चन्द्रमा हो तो मातवें दिन अथवा 
सातवें मास में निःसन्देह मृत्यु होती है ॥ २६८ ॥ 

भौमक्षेत्र यदा जीवो षष्ठेवाप्यष्टमे शशी । 
षष्ठेऽष्टमे मवेन्मृत्यू रक्षको यदि शङ्करः २६६ ॥ 

मोम के क्षेत्र ( मेष, वृश्‍चिक ) में बृहस्पति तथा छठे अथवा आठवें माव में 
चन्द्रमा स्थित हों तो छठे या आठवें दिन, मास या वर्ष में जातक की मृत्यु होती 
है स्वयं भगवान शंकर ही क्यों न रक्षक हों ।। VEE ॥ 

जन्मसप्तमभे TITTEN यदि चन्द्रमाः । 
ब्रह्मपुत्रावतारोऽपि बालकः स न जीवति ॥ ३००॥ 

यदि जन्म लग्न अथवा सप्तम भाव में शनि, अष्टम माव में चन्द्रमा स्थित 

हो तो इस योग में उत्पन्न ब्रह्मा का पुत्र भी जीवित नहीं रहता ॥ ३०० ॥ 
षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो रविभंवति सप्तमः! 
पितृमातृघनं हन्ति मासमेकं न जीवति ॥ ३०१॥ 

Gs अथवा आठवें भाव में चन्द्रमा तथा सप्तम माव में सूर्य हो तो जातक 
माता-पिता के धन का नाश करता है तथा एक ही मास तक जीवित 
रहता है ॥ ३०१ ॥ 

द्वादशे जीवशुक्को च जन्मतो राहुरेव च! 
सप्तमे च यदा सौरिवंष॑मेक॑ स जीवति ॥ ३०२॥ 

अन्म लग्न से बारहवें भाव में बृहस्पति, शुक्र और राहु, सप्तम भाव में शनि 

हो तो बह बालक एक वर्ष तक ही जीवत रहता है ॥ ३०२ ।। 
भौमे दिवाकरे छिद्रे जातः शत्रुगृहे यदि । 
मासेन स्रियतेश्वश्यं यमोऽपि यदि रक्षकः ॥ ३०३ ॥ 


मंगल और सूर्य अष्टम भाव में अपनी कत्रुराशि में स्थित हो तो स्वयं यमराज 
ही रक्षक हों तो भी बालक एक मास में अवश्य मर जाता है ॥ ३९३ ॥ 


१९२ मानसागरी 


यदा लग्ने ग्रहः क्रो षष्ठे वाप्यष्टमे शशी । 
तदा सथो भवेन्मृत्युर्जातकस्य न संशय!॥ ३०४॥ 
यदि लग्न में करग्रह, GS अथवा आठवें भाव में चन्द्रमा स्थित हों तों after 
ही जातक की मृत्यु हो जाती है । इसमें सन्देह नहीं ॥ ३०४॥ 
चतुर्थपि यदा राहुः SR भवति चन्द्रमाः । 
freee भवेन्मृत्युर्जातकस्य न संशय: ॥ ३०५ ॥ 
यदि चतुर्थ भाव में राहु तथा केन्द्र स्थान में चन्द्रमा हों तो जातक की बीस. 
वर्षे की आयु में मृत्यु होती है । इसमें सन्देह नहीं ॥ ३०५ ॥ 
सप्तमस्थो यदा राहुज॑न्मकाले यदा तदा। 
दशवषमंवेन्मृत्यरमृतं यदि पीयते ॥ ३०६॥ 
जन्म समय में सप्तम माव में यदि राहु हो तो जातक यदि अमृत ही पीता रहे 
तो भी दश वषं में उसकी मृत्यु हो जाती है ॥ ३०६ ॥। 
लग्नेष्टमे यदा राहुश्चन्द्रो वा यदि पश्यति। 


जातकस्य तदा मृत्युः शक्रणापि सुरक्षितः ॥ ३०७॥ 
लग्न अथवा अष्टम भाव म राहु चन्द्रमा से दृष्ट हो तो जातक की रक्षा यदि 


इन्द्र करें तो मी उसकी शीघ्र ही मृत्य हो जाती है 11 ३०७ ॥। 
दशमेऽपि यदा भौम उच्च शत्रुगृहे स्थितः । 
जातकस्य भवेन्मृत्युर्मातुश्चव न संशयः ॥ ३०८ ॥। 
दशम भाव में भौम उच्च राशि या शत्रु ग्रह की राशि में स्थित हो तो जातक 
सथा उसकी माता दोनों की निःसन्देह मृत्य होती है ॥ ३०८ ॥ 
लग्नस्थितो यदा भानुः पञ्चमस्थो निशापतिः । 
rasa स्थिताः पापास्तदा जातो न जीवति ॥ ३०९॥ 
यदि जन्म लग्न में सूयं, पम भाव में चन्द्रमा, लग्न अथवा अष्टम भाव में 
पापग्रह स्थित हों तो जातक जीवित नहीं रहता ॥ १०९ ॥ 


लग्नात्सप्तमशीर्ताशुः पापोऽष्टमगतो ग्रहः । 
लम्नस्थितो यदा arated ज़ियते शिशुः । ३१० ॥ 
जन्म लग्न से सप्तम भाव में चन्द्रमा, अष्टम माव में पापग्रह तथा लग्न में सूर्य 
स्थित हो तो एक मास में ही बालक की मृत्यु हो जाती है॥ ३१० ॥ 
धने गुरु: सेंहिकेयो भौमः शुक्रश्च सप्तमे । 
अष्टमे रविचन्द्रौ च म्लेच्छः स्याद्यवने स्थितः ॥ ३११॥ 


“मनोरमा हिन्दीब्याख्योपेता २९३ 


द्वितीय भाव में बृहस्पति और राहु, सप्तम माव में मंगल और शुक्र तथा 
अष्टम भाव में सूर्य और चन्द्रमा स्थित हो तो जातक यवन ( मुस्लिम ) धर्म 
स्वीकार कर म्लेच्छ हो जाता है ॥ ३११ ॥ 


लग्नस्थाने यदा भौमों wed च दिवाकर: । 
सौरिख्तुर्थभवने तदा कुष्ठी भवेन्तरः ॥ ३१२ ॥ 
यदि जन्म लग्न में भौम, अष्टम माव में सूर्य तथा चतुर्थ माव में शनि स्थित 
हों तो मनुष्य कुष्ठ रोग से पीडित होता है ॥ ३१२ ॥ 
धर्मस्थाने यदा पापो लग्नात्‌ पापश्चतुथंगः | 
कमंस्थानगतो राहुस्तदा म्लेच्छो भवेद्धूवम्‌ ॥ ३१३॥ 
जन्म लग्न से नवम एवं चतुर्थ माव में पापग्रह स्थित हों तथा कमं ( दशम ) 
भाव में राहु हो तो जातक अवश्य म्लेच्छ होता है ॥ ३१३ ॥। 
ध्ययस्थानगते चन्द्रे वामं चक्षुविनश्यति ı 
यदा सूर्यो द्वितीयस्थस्तदा wre समादिशेत्‌ ॥ ३१४॥ 
बारहवें भाव में चन्द्रमा हो तो वारयां नेत्र नष्ट हो जाता है । यदि द्वितीय भाव 
में सूये हो तो दोनों आँखे ज्योति हीन ( अन्धी ) हो जती है ॥ ३०४॥ 
सिंहलग्ने यदा जन्म शनिमंर्तो तथा भवेत्‌ । 
चक्षुर्हीनो भवेद्बालः YR जन्मान्धको भवेत्‌ ॥ ३१५ ॥। 
सिह लग्न में जन्म हो तथा जन्म लग्न में ही शनि स्थित हो तो बालक नेत्रः 
हीन होता है । यदि उसो लग्न में शुक्र हो को जातक जन्मान्ध होता है ॥ ३१५ ॥ 


होरायां द्वादश राशौ स्थितौ यदि दिवाकरः । 
करोति दक्षिणं काणं वामनेत्रं च चन्द्रमाः ॥ ३१६॥ 


यदि जन्म समय मे मीन राशि का सूर्य लग्न में हो तो दाहिना नेत्र तथा उसी 
राशि में यदि चन्द्रमा हो तो जातक वाम नेत्र से काण (काना) होता है ॥३१६॥ 
स्वस्थाने लग्नगः क्रः RT पातालगः पुनः । 
दशमे भवने क्रः कष्टं जोवति जातकः ॥ ३१७ ॥ 
स्मिन्‌ योगे हि यो जातो मातुर्द:खकरो मवेत्‌ । 
यदि जोवेदसौ जातो मातृपक्षक्षयङ्कुरः॥ ३१५ ॥ 
लग्न में अपनी ही राशि में करग्रह स्थित हो, चतुर्थं माव में तथा दशम 
भाव में भी क्रूरग्रह स्थित हो तो बालक का जीवित रहना कठिन होता है । इस 
योग में उत्पन्न बालक माता को कष्ट देने वाला होता है । यदि यह ( बालक ) 


२९४ मानसागरी 


जीवित रह जाय तो माता के पक्ष ( मामा, नाना आदि ) को नष्ट करने वाला 
होता है ॥ ३१७-३१८ ॥ 
HAA भवेत्‌ सूर्यः कन्यायां क्ररसस्थितः । 
क़रक्षेत्रे भवेद्राहुः कष्टं जीवति जातकः ॥ ३१६ ॥ 
क्र रग्रह की राशि में सूर्य, कन्या राशि में ऋर ग्रह तथा क्रर ग्रह की राशि 
में राहु स्थित हो तो बालक aga कठिनाई से जीवित रहना है ॥ ३१९ ॥ 
शुक्र च वाक्पतो सौम्ये नीचे राहुसमन्विते । 
चन्द्रमाश्च न पश्येत सोऽपि बालो न जीवति ।। ३२० ॥। 
शुक्र, बृहस्पति और बुध इनमे से कोई भी प्रह अपनी नीच राशि में राहु से 
युक्त हो तथा चन्द्रमा से दृष्ट न हो तो वह बालक भी जीवित नहीं रहता ॥३२०॥ 
षष्ठाष्टमे यदा चन्द्रो द्वादशे रविमङ्गलो । 
सोऽप जातो न जीवेत रक्षको यदि शङ्करः ।। ३२१॥ 
GS अथवा आठवें भाव मे चन्द्रमा, बारहवे भाव भ सूर्य और मंगल स्थित हो 
तो भगवान शंकर भी यदि रक्षा कर यो भी बालक जीवित नही रहता ॥ ३२१॥ 
षष्ठाष्टमे यदा केतुः केन्द्री भवति चन्द्रमाः । 
सद्यो बालस्य मृत्यु: स्याद्रक्षिता यदि शङ्करः ॥ ३२२ ॥ 
छठे अथवा आठवें भाव म केतु तथा केन्द्रस्थानों म चन्द्रमा हो तो भगवान 
शंकर से रक्षित बालः: भी शीघ्र मर जाता है॥ ३२२ ॥ 
चन्द्रो बुधस्तथा सूयं: शनिश्चान्ते यदा भवेत्‌ | 
मध्यस्थानें गतो भौमो हीनदुष्टिस्तदा भवेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 
चन्द्रमा, बुध, सूर्यं और गनिये सभी द्वादश माव मे स्थित हों तथा मंगल 
मध्य ( दशम ) माव में स्थित हो तो जातक को मन्द दृष्टि होती है ॥ ३२३ ॥ 
अक: सौरिस्तथा भौमः स्वर्भानुः केतुसंयुतः । 
नीचस्थानगतो यस्य स जातो मातृघातकः ॥ ३२४॥ 
सूर्य, शनि और मंगल राहु अथवा केतु से युक्त हाकर अपनी-अपनी नीच 
राशियों में स्थित हों तो इस योग में उत्पन्न बालक मातृघातक ( माता की मृत्यु 
का कारण ) होता है॥ ३२४ ॥ 
इविराह सोरिमोमौ जीवो लग्ने च पञ्चमें। 
योगेऽस्मिश्नपि यो जातो जातमात्रो विनश्यति ॥ ३२५ ॥ 
सूयं-राहु, शनि-मंगल तथा वृहस्पति लग्न मं अथवा पंचम भाव में स्थित हो 
तो इस योग मं उत्पन्न होते ही बालक को मृत्यु हो जाती है ॥ ३२५ ॥ 
sara जीवो रवि राहुर्धरासुतः । 
सप्तमे भवने शुक्रो देही कष्टं प्रयाति च ॥ ३२६ ॥ 


'भनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता २९५ 


ऋर-ग्रह की राशि में यदि बृहस्पति, सूर्य, राहु और मंगल स्थित हों तथा 
सप्तम भाव मे शुक्र हो तो जातक बहुत कष्ट पाता है ॥ ३२६ ॥ 
FT लग्ने भवेज्जातस्तत्स्वामी क्र रराशिगः । 
आत्मघातो भवेत्तस्य शरीरे कष्टमादिशत्‌ ।। ३२७ ॥ 
क्र लग्न ( १, ३, ५, ७, &, ११) म जन्म हो तथा लग्न का स्वामी भो 
कूर राशियों में ही स्थित हो तो जातक आत्म-हत्या 5र लेता है तथा उसके शरीर 
में बहुत कष्ट होता है ।। २२७ ।। 
सप्तमे भवने भौमः पञ्चमे च दिवाकर; । 
अरण्ये च भवेज्जन्म वृक्षाधस्तन्न संशयः ॥ ३२८ ॥ 
सप्तम भाव मं मंगल तथा TaN भाव में सूर्य हो नो जंगल में वृक्ष के नीचे 
जन्म होता है उसमें सन्देह नहीं ॥ ३२८ ॥ 


एकः पापो यदा लग्ने लग्नेशो वा न पश्यति । 
सूर्यः पश्यति नो लग्नमन्यजातस्दता भवेत्‌ ।। ३२६॥ 
एक पापग्रह लग्न मं हो तथा लग्नेश उसे न देखता हो तथा सूर्य भी लग्न को 
न देखता हो तो जातर दूसरे ( अन्य-पुरुष ) से उत्पन्न होता है ॥ ३२६ ॥ 


तिथिप्राम्ते दिनास्ते च लग्नस्यान्ते तथव च । 
बरांशेऽपि च यो जातः सोऽन्यजातः शिशुभवेत्‌ ॥ ३३० ।। 
तिथि के अन्त में, दिन के अन्त म, लग्न के अन्त मे तथा चर राशियों ( १, 
४, ७, १०) के नवमांश में जिसका जन्म हों वह बालक पर-पुरुष से उत्पन्न 
होता है ।। ३३० ।। 
न पश्यति शशी लग्नं मध्यस्थः सौम्यशुक्रयोः । 
ततः परोक्षे जन्म स्याद्भौमेऽस्ते वा तनौ यमे । ३३१ ॥ 
बुध और शुक्र के वीच म स्थित चन्द्रमा लग्न को देखता हो, सप्तम माव 
में मंगल अथवा लग्न म शनि हो तो पिता के परोक्ष में जन्म होता है ॥ ३३१ ॥ 
जोवक्षेत्रगते चन्द्रे शुक्र वेतरराशिगे। 
द्रे्काणे च तदंशे वा न परंर्जात इष्यते ।। ३३२ ॥ 
बृहस्पति के क्षेत्र ( धनु और मीन ) म चन्द्रमा हो अथवा शुक्र इतर राशियों 
(धनु और मीन को छोड़कर अन्य किसी राशि) में गया हो अथवा बृहस्पति के 
द्रेष्काण या नवमांश में स्थित हो तो जातक पर-जात (पर-पुरुष से उत्पन्न) नहीं 
होता अपितु पिता का औरस पुत्र होता है ॥ ३३२ ॥ 


२९६ मानसागरी 


a लग्तमिन्द्‌ न गुरुनिरीक्षते न वा श्यशाङ्क रविणा समागतम्‌ । 
सपापकोऽकण ग्रुतोऔ्यवा शशी परेण जात प्रवदन्ति निञ्चयात्‌ ॥३३३॥ 


जन्मलग्न और चन्द्र ( जन्म-राशि) को बृहस्पति न देखता हो, सूर्ये और 
चन्द्रमा की युति न हो अथवा पापग्रह सहित सूय से चन्द्रमा युक्त हो तो इन योगों 
में उत्पन्न बालक पर-पुरुष से उत्पन्न होता है। ऐसा निर्णयपू्वंक कहना 
चाहिये ॥ ३३३ 0 
लग्नं पश्यति नो गुरुनं च भृगुजरिण जातः शिशुः । 
क्षोणीजः समवेक्षते शशघरं सूर्योऽथवा जाग्जः ॥ 
चन्द्रः पापयुतो दिनेशसहितः स्यादेवमप्यन्यजः | 
प्रोक्तं प्राङ्मुनिपुङ्गवं स्फुटमिदं योगत्रयं जायते ॥ ३३४॥। 
जन्मलग्न को न तो गुरु देखता हो न शुक्र, चन्द्रमा को सूयं अथवा मंगल 
देखता हो, चन्द्रमा पापग्रह और सूयं से युक्त हो तो जातक जारज (परपुरुष से 
उत्पन्न) होता है। ये तीनों योग स्पष्ट रूप से प्राचीन श्रेष्ठ मुनियों ने 
कहा है।। ३३४॥ 
यदि वापि भवेच्चन्द्रो जन्माष्टमद्वितीयगः । 
द्वादशेकादश्वस्थो वा पश्चाज्जातस्तदा शिशुः ।। ३३५ ॥ 
यदि चन्द्रमा जन्म लग्न, अष्टम, द्वितीय, द्वादश तथा एकादश भावों में से 
किसी भी भाव में स्थित हो तो पिता के परोक्ष में जन्म होता है ॥ ३३५॥ 
क्षपाकरः पश्यति नेव लग्नं विदेशसंस्थे जनके प्रसूतः । 
कुजाकिसंसगंगते विलग्ने कवीज्यकेन्द्रांविहोनके वा ॥ ३३६॥ 
चन्द्रमा की दृष्टि लग्न पर न हो, मंगल और शनि लग्न में हों अथवा बृहस्पति 
और शुक्र केन्द्र स्थानों में न जाकर अन्य स्थानों में स्थित हों तो पिता के विदेश 
(प्रवास काल में ) स्थित रहने पर पुत्र का जन्म होता है अर्थात्‌ परोक्ष में जन्म 
होता है ॥ ३३६ ॥ 
शविशशियुते सिंहे लग्ने कुजाकिनिरीक्षितो 
नयनरहितः सौम्यासौम्येः सवुद्बुद्लोचनः ।। 
व्ययगृहृगतञ्चन्द्रो वामं हिनस्स्यरर रवि- 
नेशुमा गदिता योगा याप्या भवन्ति कषु मेक्षिताः ॥ ३३७ ॥ 
सिह लग्न में जन्म हो तथा लग्न में सूर्य चन्द्रमा स्थित हों तथा मंगल भौर 
झनि से दृष्ट हों तो जातक नेत्रहीन होता है। यदि लग्न पर शुभ और पाप 
दोनों प्रकार के ग्रहों को दृष्टि हो तो qu लोचन ( अधखुली आंखों से देखने 


“मनोरमा हिन्दीव्याश्योपेता २९७ 


बाला ) होता है। यदि बारहवें भाव में चन्द्रमा हों तो वामनेत्र, सूरये हो तो 
दाहिना नेत्र नष्ट होता है । ये अशुभ योग कहे गये हैं । शुभग्रहों से दृष्ट होने पर 
उक्त फल में न्यूनता हो जाती है ।। ३३७ ॥। 
धनमाव विचा २--- 
पापाः सवं धनस्थाने धनहानिकश मताः। 
अन्ये: सौम्यैः शमं सवंमृद्धिवृद्धिघनादिकम्‌ ॥ ३३८॥ 
सभी पापग्रह धन स्थान में धन हानि कारक होते हैं । अन्य शुभग्रहों की युति 
'घन स्थान में हो तो समी प्रकार से घन-सम्पत्तियों की वृद्धि होती है ॥३३८ ॥ 
Rage केन्द्रेषु तथा क्रा धनेऽपि च। 
दरिद्रयोगं जानीयात्स्वपक्षस्य मयङ्भुरम्‌ ॥ ३२६ ॥ 
करग्रह चारों केन्द्रों में हों तथा घन स्थान में भी क्र ग्रह हों तो दरिद्द योग 
होता है । यह अपने कुल के लिए भी अनिष्टकर योग होता है ॥ ३३६ ॥ 
अष्टमस्थो यदा भौमस्त्रकोणे नीचगो रविः । 
स शीघ्रमेव जातः स्थाद्धिक्षाजोवी च दुःखितः ।। ३४० ॥ 
अष्टमभाव में मंगल, नीचराशिगत (तुला में ) सूर्य त्रिकोण ( ५, € ) भाव 
में हो तो जातक शीघ्र ही भिक्षा मांगनेवाला तथा दुःखी हो जाता है ॥ ३४० ॥ 
कन्यायां च यदा राहुः शक्रो भौमः शनिस्तथा | 
तत्र जातस्य जायेत कुबेरादधिकं धनम्‌ ॥ ३४१ ॥ 
कन्या राशि में यदि राहु, शुक्र, मंगल और शनि हों तो जातक के पास कुबेर 
से भी अधिक घन होता है ।। ३४१ ॥ 
अकं: केन्द्रे यदा चन्द्रो मित्रांशे गुरुणेक्षितः | 
वित्तवान्‌ ज्ञानसम्पन्नो जायते च तदा नरः ॥ ३४२ ॥ 
सूर्य केन्द्र मं, चन्द्र अपने मित्र ग्रह के नवांश में स्थित हो तथा बृहस्पति से 
दृष्ट हो तो इस योग में मनुष्य धनवान एवं ज्ञानसम्पन्न ( विद्वान ) 
होता है ॥ ३४२ ॥ 
स्वक्षेत्रस्यो यदा जीवो ge: सौरिस्तथेव च । 
तदा जातस्य दीर्घायुः संपत्तिश्च पदे पदे॥ २४३ ॥ 
अपने-अपने क्षेत्र मे यदि बृहस्पति, बुघ और शनि स्थित हों तो जातक दीर्षायु 
:होता है तथा पग-पग पर उसे घन की प्राप्ति होती है ॥ ३४३ ॥ 
लग्नं लग्नेशसंयुक्तं यस्य जन्मनि जायते। 
न मुञ्चन्ति गृहं तस्य कुलस्त्रिय इव शिया ३४४ ॥ 


२९८ मानसागरी 


जिसके जन्म समय में लग्न लग्नेश से युक्त हो ( अर्थात्‌ लग्न का स्वामी लग्न 
में ही स्थित हो) तो लक्ष्मी उसके गृह को कुलांगना की तरह नहीं 
छोडती ॥ ३४४ i 
चन्द्रेण मङ्गलो युक्तो जन्मकाले यदा भवेत्‌ । 
तस्य जातस्य गेहं तु लक्ष्मीनेंव विमुखति ॥ ३४५ ॥ 
यदि जन्म समय में चन्द्रमा मंगल से युक्त हो तो जातक के गह को लक्ष्मी 
कभी नहीं छोइती ॥ ३४५ ॥ 
मासमध्ये तु यत्संख्यदिवसेर्जायते पुमान्‌ । 
तत्संख्यवषंभुक्ती तु लक्ष्मोर्भवति निश्चितम्‌ ॥ ३४६॥ 
जन्ममास के जितने दिन बीतने पर जन्म होता है जन्म से उतने वर्ष बाद 
निश्चित रूप से लक्ष्मी घन ) की प्राप्ति होती हैं ॥ ३२४६ ॥। 
सहजभाव विचार-- 
पापेस्तृतीयगेः सर्वेर्बान्बवे रहितो भवेत्‌ । 
सौम्यश्च आतृसंयुक्त: कीतियुक्तो धनश्रियः ।। ३४७ ॥ 
यदि तृतीय भाव में सभी पापग्रह गये हों तो जातक भाइयों से रहित होता है । 
यदि शुभग्रहों से qe ततीय भाव हो तो भाइयों से युक्त, कीतिसम्पन्न तथा धन का 
प्रेमी होता है ।। ३४७ i 
लग्नातृतोयभवने शिखिना सह चन्द्रमाः । 
लक्ष्मावाञ्जायत बालो भ्रातृहीनो न संशय: ।। ३४८ ॥। 
लग्न से तीसरे भाव म चन्द्रमा केतु से युक्त हो तो, उत्पन्न बालक धनवान होता 
है, परन्तु भाइयों से रहित होता है इमम सन्देह नहीं ।। ३४८ ।। 
आदौ जातं रविहंन्ति पश्चाद्ौौमशनंश्वरी । 
राहुनामा ह्य भो हनन्त केतुः सर्वनिवारक: ॥ ave ॥ 
ga यदि तृतीय भाव म हो तो अग्रज ( ब? भाई ) का, मंगल और शनि हो 
तो छोटे भाई का, राहु हो तो ब?-छोटे दोनों भाइयों का नाश होता है । यदि 
तृतीय में केतु हो तो उक्त अनिष्टों का निवारक होता है ॥ ३४९ ॥ 
स्वक्षेत्रस्थो यदा राहु्घनस्थाने बृहस्पतिः | 
बुधेन च समायुक्तस्तस्य बन्धुत्रयं मवेत्‌ ॥ ३५०॥ 
राहु अपने क्षेत्र (कन्या रशि ) म हो, घन ( द्वितीय ) स्थान में बृहस्पति बुघ 
से युक्त हो तो जातक को तीन भाइयों का योग कहना चाहिये ॥ ३५० ॥ 
लग्ने चन्द्रो धने TRE व्यये च बुधभास्करो । 
राहुश्चेत्‌ पञ्चमे बालः स॒ मवेंद्रन्धकृुत्वदा ॥ ३५१ ॥ 


“मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता Ree 


लग्न में चन्द्रमा, धन में शुक्र, व्यय भाव में बुध और qu, तथा पश्चम भाव में 

राहु हो तो ( भाइयों ) को बन्धन ( दण्डित ) कराने वाला होता है ॥ ३५१ ॥ 
धनस्थाने यदा क्रो भौम: सोरिसमन्तित: । 
सहजे च भवेद्राहुरश्नाता तस्य न जोवति ॥ ३५२ ॥ 

घन स्थान मे क्रूरग्रह हो, मंगल शनि से युक्त हो, तथा तृतीय भाव में राहु 

हो तो उस व्यक्ति का भाई जीवित नहीं रहता ॥ ३५२ ॥ 
षष्ठे च भवने भौमः सप्तमे राहुसम्भवः | 
अष्टमे च यदा सोरिर्धाता तस्य न जोवति ॥ ३५३ ॥ 

जन्म लग्न से छठे भाव म मगल, सातवें मे राहु तथा आठवें म शनि हो तो 

उस व्यक्ति का भाई जीवित नहीं रहता ॥ ३५३ ॥ 
विलग्नस्थो यदा जोवो घने सोरिर्यदा भवेत्‌ । 
राहुश्च सहजे स्थाने भ्राता तस्य न जीवति ॥ ३५४ ॥ 

लग्न म बृहस्पति, द्वितीय माव म शनि तथा तीसरे माव म राहु यदि हो तो 

उसका भाई जीवित नहीं रहता ॥ २५४ ॥। 
सप्तमे भवने भौमश्नाष्टमेंडप सितो यदि । 
नवमें च भवेत्सूर्य: स्वल्पायुश्च समूजितः ।। ३५५॥। 

सातवें माव में मंगल, आठवें में शुक्र, नवम माव म सूर्य हो तो जातक 

अल्पायु होता है ॥ २५५ ॥। 
quel यस्य सहजे ह्य च्चस्थानगतो भवेत्‌ । 
argues विजानीयादन्यथा भगिनी स्मृता ।। ३१६ ॥ 

जिसके जन्म लग्न से तृतीय भाव म पुरुष ग्रह अपनी उच्च राशि में स्थित हों 
तो उसके छः माई होते है तथा उच्चराशि गत तृतीय भाब मे स्थित at तो छः 
बहने होतो हैं ।। २५६ ।॥। 

gaara विचार--- 
तुर्यस्थाने स्थिता पापा बालत्वे माठृकष्टदाः । 
सौख्यं सौम्याः प्रकुवन्ति राजसम्मानदायकाः ॥ ३५७ ॥ 

TIT भाव में स्थित पापग्रह जातक के बाल्यकाल मे माता के लिए कष्टकर, 
होते हैं । यदि शुभ ग्रह स्थित हों तो शुमकारक होते हैं तथा 'राजसम्मान दिलाने 
बाले होते हैं ॥ ३५७ ॥ 

लग्नाच्चतुर्थ: पापो यदि स्यादबलवत्तर: । 
सदा मातृवधं कुयत्किन्द्रे वा न परो यदि॥ ३५८५ ॥ 


Joo मानसागरी 


nn 


जन्म लग्न से चतुर्थ भाव में यदि बलवान पापग्रह हो तथा केन्द्र स्थानों में 
अन्य कोई ग्रह न हो तो जातक माता का वध करने वाला होता है । ( इस योग 
में उत्पन्न बालक की माता मर जाती है ) ॥। २५८ ।। 
द्वितीये द्वादशे स्थाने यदा पापो व्यवस्थित: । 
तदा मातुर्भयं विन्द्याञ्चतुथं दशमे पितुः॥ ३५९ ॥ 
लग्न से दूसरे, बारहवें, स्थान में यदि पाप ग्रह हो तो माता के लिए कष्ट 
कर, यदि चतुर्थ और दशम माव में पाप ग्रह हों तो पिता के लिए कष्ट कर 
होता है ॥ ३५९ ॥ 
पापमध्यगते लग्ने चन्द्रे वा पापसंयृते। 
सौम्ये निघनगे पापे मातृहा सप्तवासरे। ३६० ॥ 
पाप ग्रहों के मध्य में लग्न हो ( अर्थात्‌ दसरे और बारहवें माव में पाप ग्रह 
हों ) अथवा पापग्रहों के मध्य में चन्द्रमा हो, शुभ ग्रह पाप ग्रहों से युक्त हों तथा 
अष्टम भाव में पाप ग्रह हो तो जातक की माता सात दिनों में मर जाती है ।।३६०॥ 
चतुर्थ हन्यते माता दशमे च तथा पिता। 
सप्तमे भवने क्ररास्तस्य मार्या न जोवति॥ ३६१ ॥ 
जिसके जन्म लग्न से चतुथं भाव में पापग्रह हों उसकी माता st, दशम 
'भाव में पाप ग्रह हों तो पिता की तथा सातवें माव में पाप ग्रह हो तो पत्नी की 
शीघ्र मृत्यु होती है ॥ ३६१ ॥। 
बन्य ङ्गारकमध्यस्थः सूर्यः कुर्यात्पितुर्वघम्‌ । 
मध्ये वा रजनोनाथो मातुर्मरणमादिशेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
यदि qa शनि और मंगल के मध्य में स्थित हो तो पिता की मृत्यु, यदि शनि- 
“मंगल के मध्य चन्द्रमा हो तो माता की शीघ्र मृत्य होती है॥ ३६२॥ 


चन्द्रादष्टमने पापे चन्द्रे पापसमन्विते । 
पार्पर्बलिष्ट: संदृष्टे सद्यो भवति मातृहा ॥ ३६३ ॥ 


चन्द्रमा से अष्टम भाव में यदि पाप ग्रह हो, चन्द्रमा पाप ग्रहों से युक्त हो 
तथा अन्य पाप ग्रहों से चन्द्रमा दृष्ट होतो जातक की माता शीघ्र ही मर 
आती है॥ २६३ ॥ 
लग्नस्थाने यदा जीवो धनस्थाने शनेश्रर: । 
राहुश्च सहजस्थानें माता तस्य न जीवति। ३६४॥ 
यदि लग्न में बृहस्पति, द्वितीय में शनि, तृतीय भाव में राहु स्थित हो तो उस 
“व्यक्ति की माता जिवित नहीं रहती अर्थात्‌ शीघ्र ही मर जाती है ॥ ३६४॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता ३०१ 


fag भौमस्तुले सौरि: कन्यायां वा सितो मवेत्‌ । 
मिथुने च यदा राहुर्जजननी तस्य नश्यति ।। ३६५ ॥ 
fag राशि में मंगल, तुला में शनि, अथवा कन्या में शुक्र हो, तथा मिथुन में 
यदि राहु स्थित हो तो जातक की माता शीघ्र ही मर जाता है ॥ ३६५॥ 
चन्द्रः पापग्रहेर्यक्तञ्चन्द्रो वा पापमध्यगः। 
चन्द्रासप्तमगः पापस्तदा मातृवषो भवेत्‌ ॥ ३६६ ॥ 
न्द्रमा पाप ग्रहो से युक्त अथवा पाप ग्रहो के मध्य में स्थित हो तथा चन्द्रमा 
से सातवें माव में पाप ग्रह हों तो माता की मृत्यु होती है ॥ ३६६ ॥ 
एकादशे यदा FT पञ्चमे शुक्रशोतगू। 
प्रथमं कन्यका जाता माता तस्यास्तु कष्टगा ॥ ३६७॥ 
ग्यारहवे भाव में ऋ रग्रह हों, TAA माव मे शुक्र ओर चन्द्रमा हो तो पहले 
कन्या का जन्म तथा माता को अपार कष्ट होता है ॥ ३६७॥। 
धनें राहुर्बृधः शुक्रः सौरिः सूर्यो यदा ब्रह्मः । 
तदा मातुर्मवेन्भृत्युमृ तोऽयं परिजायते॥ ३६८ ॥। 
घन भाव में राहु, बुध, शुक्र, गनि और सूर्य सभी एक साथ पड़े हों तो माता 
की मृत्यु होती है तथा मृत बालक ही पदा होता है। ( ममं में ही बच्चा मर जाता 
है उस बालक के जन्म के साथ-साथ माता मी मर जाती है )॥ ३६८ ॥ 


नीचस्थानगतें चन्द्र तिष्ठेद मार्गवात्मजः । 
पापासक्तो महाक्रोधी माता तस्य न जीवति ॥ ३६६ ॥ 
अपनी नीच राशि ( वृश्चिक ) में चन्द्रमा हो और वहीं (वृश्चिक में) शुक्र भी 
स्थित हो तो जातक पाप कर्म में आसक्त होता है तथा उसकी माता शीघ्र ही मर 
जाती है ॥ २६६ ॥ 


द्वादशे रिपुभावे च यदा पापग्रहो भवेत्‌ । 
तदा मातुर्भयं विन्द्याच्चतुथं दशमे पितुः ।। ३७० ॥ 
द्वादश भाव एवं षष्ठ भाव में यदि पापग्रह हों तो माता को, चतुर्थ तथा दशम 
भाव में पापग्रह हों तो पिता को भय ( कष्ट अथवा मृत्यु भय ) होता है॥ ३७० ॥. 
त्रिसप्तगो दिवानाथो जन्मस्थश्च महीसुतः । 
तस्य माता न जोवेत वर्षमेकं पलद्वयम्‌ ॥ ३७१ ॥। 
जिसके जन्म समय में तीसरे और सातवें भाव में सूये, जन्म लग्न में मंगल, 
हो उसकी माता एक वर्ष से अधिक दो पल भी जीवित नहीं रह सकती अर्थात्‌ 
एक वर्ष के अन्त तक अवश्य मर्‌ जाती है ॥ ३७१ ॥ 


३०२ मानसागरी 


शूनाष्टमगते पापे क्रग्रहनिरीक्षिते । 
जनन्या सह मृत्यृः स्याद्‌ बालकस्य न संशय: ॥ ३७२ 1 
सप्तम और अष्टम भाव में पापग्रह गये हों, क्र रग्रहो से दृष्ट हों तो माता के 
'साथ-साथ नवजात शिशु की भी मृत्यु हो जाती है ।। २७२ ॥ 
पश्चमस्था: शुभाः सव पुत्रसन्तानकारका: | 
क्र्राः सन्ततिमृत्यु च कुपुत्र च धरासुतः ॥ ३७३ ॥ 
पंचम भाव में शुभग्रह स्थित हों तो सन्तान कारक योग होते हैं यदि करग्रह 
हो तो सन्तान की मृत्यु होती है। यदि पञ्चमस्थ aya हो तो कुपुत्र 
होते हैं ॥ ३७३ ॥। 
बालस्य जन्मकाले तु TE धरणीसुतः । 
अपुत्रश्च भवेद्‌ बालो नारी चेव विशेषतः ॥ ३७४॥ 
जिस बालक के जन्म काल में पञ्चम भाव मं मंगल हो वह सन्तान हीन 
होता है । यदि किसी स्त्री के पञ्चम भाव में मंगल हो तो विशेष रूप से सन्तान 
हानिकारक होता है ॥ ३७४ ॥ 
अपुत्र' कुरुते भानु! पृत्रमेकं निशाकरः । 
सशोकं पुत्रहीनं च पञ्चमो घरणीसुतः ॥ ३७५ ॥ 
पञ्चम भाव में सूर्य हो तो पुत्रहीन, चन्द्रमा हो तो एकपुत्र,तथा मंगल हो 
तो शोकयुक्त एवं पुत्रहीन होता है । भाव यह कि पुत्र होकर मर जाता है ॥३७५॥ 
उच्चे वा यदि वा नीचे पञ्चमः शिखिखेचरा: | 
हाहाकारं च कुरुते पुत्रशोकेन पीडितः ॥ ३७६ ॥ 
उच्च अथवा नीच राशि में पञ्चम भाव में केतु हो तो मनुष्य पुत्रशोक से 
सन्तप्त होकर हाहाकार करता है ॥ ३७६ !। 
ऋतुरेतोऽप्यदृष्टं स्याद्‌ यदि चेको न पश्यति । 
अप्रसुतो भवेन्नापि बङहुस्त्रीपरिणेतृक। ॥ ३७७ ॥ 
उक्त (ame उच्च-नीच राशिगत केतु ) ग्रह पर यदि एक मो ग्रह की 
दृष्टि न हो तो उस जातक को स्त्री को रजोधमं मी नहीं होगा--सन्तान तो दुलेम 
है। इस योगवाला व्यक्ति कई स्त्रियों से विवाह कर लें तो भी सन्तान नहीं 
होता ॥ ३७७ ।। 
पापः पः्चमराशौ जातं जातं forex विनाशयति । 
सप्तमराद्षौ पापा द्वे AM बादरायणेनोक्तम्‌ ॥ ३७८ ॥ 
यदि पाँचवें भाव में पापग्रह बैठे हों तो उत्पन्न बालक भी मर जाता है । यहि 


*मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता ३०३ 


सप्तम भाव में पापग्रह बैठे हों तो दो भार्या ( पत्नी ) का योग वादरायण ने 
बताया है ॥ ३७८ ॥ 
एकः पुत्रो रवी वाच्यश्चन्द्रे चेव सुताद्वयम्‌ । 
भौमे पुत्रास्त्रयो वाच्या बुधे पुत्रीचतुष्टयम्‌ ॥ ३७६ ॥ 
पञ्चम भाव में सूर्ये हो तो एक पुत्र, चन्द्रमा हों तो दो कन्यायें, मंगल हो 
तो तीन पुत्र, बुघ हो तो चार grat होती हैं ।॥ ३७६ ॥ 
विशेष--यहाँ यह विचारणीय है कि पञ्चम माव में सूरये और मंगल की उप- 
स्थिति सन्तान के लिए सर्वत्र हानिकर कही गई है परन्तु प्रस्तुत श्लोक में क्रम से 
एक और तीन पुत्र कारक कहा गया है | परस्पर विरुद्ध बातें हैं । परन्तु स्मरणीय 
है कि शुक्र और मंगल के योग विना सन्तानोत्पत्ति नहीं होती । 
कहा गया है--ऋतुश्च कथितः शुक्रो रेतो भौमः प्रकीतितः । 
भौमः पश्यति यद्वर्ष, तद्वर्षं गमसंस्थितिः ॥। 
अतः भौम का सम्बन्ध पञ्चम भाव या पञ्चमेश के साथ आवश्यक है । 
परन्तु केवल मंगल की उपस्थिति, वह भी दात्रुग्रह की राशि में शुमग्रहों का सम्बन्ध 
न हो तभी मंगल और सूर्य सन्तान के लिए हानिकर होते हैं, अन्यथा नहीं । 
गुरौ गर्म सुताः FA षट्‌ पुत्र्यो भृगुनन्दने । 
शनो च गर्मपातः स्याद्राहौ गर्भा भवेन्न हि॥ ३८०॥ 
पञ्चम भाव में बृहस्पति हो तो पांच पुत्र, शुक्र हो तो ६ पुत्रियां, शनि हो 
तो गर्भपात, राहु हो तो गम का अमाव होता है ॥ ३८० ॥ 
सुतस्थाने द्विपापौ वा त्रिपापाश्चात्र सस्थिताः । 
तदा स्त्री-पुरुषौ बन्ध्यौ विज्ञेयौ सुतवोक्षिते । ३5१ ॥ 
यदि पञ्चम माव में दो या तीन पापग्रह बठे हों तथा उनपर किसी ग्रह की 
दृष्टि हो तो स्त्री-पुरुष दोनों ही बन्ध्या होते हैं । अर्थात्‌ दोनों सन्तानोत्पादन में 
अक्षम होते हैं ।। ३८१ ॥ 
qa लग्नपतिः धुताबिपं वीक्षते वापि। 
सन्ततिबाधां कुरुते $e पापान्विते चन्द्रे ३८२ 11 
लग्नेश पुरुष राशि ( १, ३, ५, ७, &, ११ ) में स्थित होकर पञ्चम भाव के 
स्वामी को देखता हो तथा पापग्रह के साथ चन्द्रमा केन्द्र में हो तो सन्तानोत्पत्ति 
में बाधा होती है ।। ३८२ ॥ 
लग्नात्‌ पृत्रकलत्रभे शृभपतितप्राप्तेऽथवाऽलोकिते । 
चन्द्राद्वा यदि संपदस्ति हि तयोज्ञयोऽन्यथा सम्भवः ॥ 


For मानसागरी 


पाथोनोदयगे रवौ रविसुतें मीनस्थिते दारहा। 
पुश्रस्थानगतकष्च पुत्रमरणं पुत्रोऽवनेर्यच्छति॥ ३८३॥ 

लग्न से अथवा चन्द्र से पञ्चम और सप्तम भाव पर किसी शुभग्रह अथवा भावेश 
की ( पञ््चमेश को पञ्चम पर, सप्तमेश की सप्तम पर) दृष्टि या युति हो तो 
क्रम से सन्तान एवं स्त्रीप्राप्ति का योग समझना चाहिये। इससे मिल्न स्थिति में 
पुत्र एवं स्त्री का अभाव होगा । यदि कन्या राशि में सूयं हो तथा मीन राशि में 
हानि हो तो स्त्रीघातक योग होता है। यदि पञ्चम भाव में मंगल हो तो पूत्र 
का मरण होता है ।। ३८३ ॥ 


लग्ने द्वितीये यदि वा तृतीये विलग्ननाथे प्रथमः सुतः स्यात्‌ । 

तुर्यस्थितेऽस्मिश्च सुतो द्वितीयः पुत्री सुतो वेति पुरःभ्रकल्प्यम्‌ ॥ ३८४ ॥ 

यदि लग्न का स्वामी लग्न में, द्वितीय भाव मे, अथवा ततीय माव में हो तो 
प्रथम सन्तान पुत्र होता है । लग्नेश यदि चतुर्थं भाव में हो तो द्वितीय गर्भ से पुत्र 
अर्थात्‌ प्रथम कन्या होती है । इस प्रकार पुत्र और पुत्री का निर्णय पहले ही कर 
सेना चाहिए।। ३२८४ ॥ 


धनस्थाने यदा MT क्ररग्रहसमन्वितः । 
न पश्यति निञक्षत्रमल्पपुत्रस्तदा भवेत्‌ ॥ ३८५ ।। 
धन स्थान (द्वितीय भाव ) में यदि क्र ग्रह से युक्त क्र ग्रह हो तथा वे 
अपने-अपने क्षेत्र (गृह ) को न देखते हों तो अल्प पुत्र ( सन्तान ) वाला व्यक्ति. 
होता है ॥ ३८५ ॥। 


सहजे सहजाधीशो लग्नें वाथ धने भवेत्‌ । 
जायते न तदा बालो यदि जातो न जावति॥ ३८६॥ 
तृतीय भाव का स्वामी तृतीय माव में ही हो या लग्न मे हो अथवा धन स्थान 
में हो तो सन्तान नहीं होता, यदि किसी तरह उत्पन्न हो जाय तो मी जीवित नहीं 
रहता ॥ ३८६ ।। 


झषधनुर्घरपड्चमभावगे ध्रसवसौर्यफलं न च दृश्यते | 
yaaa: खलु पञ्चमगे गुरौ तदिह दृष्टिफल शु भमश्नुते ॥ ३८७॥ 
यदि पञ्चम भाव में मीन और धनु राशि हो तो ध्रसव-सुख ( सम्तानोस्पत्ति 
का सुख ) नहीं होता । यदि पञ्चम भाव में बृहस्पति हो तो सन्तान पैदा होकर 
नष्ट हो जाता है अथवा मृत बच्चा पैदा होता है। परन्तु बृहस्पति की दृष्टि 
पञ्चम भाव पर शुभ फल ( सन्तान ) कारक होती है ॥ ३े८७॥। 


'मना aT हिन्दीव्याख्योपेता ३०५ 


लाभे सुतें वा शुक्रेन्दुसुरते मौमोश्यवा क्रमात्‌ । 
añ पश्यतः पूत्र वर्षऽस्मिन्‌ सन्ततिस्तदा ॥ ३८८ ॥। 


लाभ म व ( ग्यारहवें ) में शुक्र और बुध, अथवा पञ्चम भाव में मंगल हो 
जस समय शुक्र और चन्द्रमा की दृष्टि पुत्र भाव पर पडेगी उसी द्‌ 


३०६ भानसागरी 


जायागृहे सौरिश्षी च राहुर्जायापति। पश्यति नैजभाबम्‌ । 

तस्यालये सम्मवतीह नारी श्यामा च गौरो बहुपुत्रिणी Wi ३६३ ॥ 

जिसके सप्तम भाव में शनि, चन्द्रमा और राहु स्थित हो तथा सप्तमेश सप्तम 
भाव को देखता हो तो उसके घर में अत्यन्त सुन्दरी गौर वर्ण वाली तथा अधिक 
पुत्रों वाली स्त्री शोमायमान होती है ॥ ३९३ ॥ 


लग्ने व्यये च पाताले यामित्रे चाष्टमे कुजे । 
कन्या भर्तुविनाह्याय भर्ता कन्यां विनाशयेत्‌ ॥ ३६४ ॥ 
जन्म लग्न, बारहवं, चौथे, सातवें तथा आठवें भाव में मंगल यदि पुरुष की 
कुण्डली में हो तो स्त्री का, तथा स्त्री की कुण्डली में हो तो पुरुष का बिनाश 
करता है ।। २६४ ॥। 
लग्ने पापग्रहे गौरो दुर्बलः शत्रुपोडितः | 
भवेददुर्वाच्यतायुक्तस्तथा परवघ्रत: ।। ३६५ ॥ 
जिसके जन्म लग्न में पापग्रह बैठे हों वह गौर वर्ण वाला, दुर्बल, शत्रुओं से 
पौडित, अपशब्द बोलने वाला तथा परस्त्री में आसक्त होता है ॥ ३६५ ॥। 
लग्नादव्यये वा ₹पुमन्दिरे वा दिवाकरेन्दू भवतस्तदानीम्‌ । 
स्यान्मानवस्यात्मज एक एव भार्यापि वेंकेति वदन्ति सन्तः ।। ३६६॥ 
जन्म लग्न से MI या छठें भाव में सूर्य और चन्द्रमा et तो उस safes 
को एक पुत्र और एक ही पत्नी होती है ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है ।। ३६६ ॥ 
गण्डान्तकाले च कलत्रभावे भृगोः सुते लग्नगतेऽकंाते । 
वन्ध्यापतिः स्यान्मनुजस्तदानीं शुभेक्षिते नो भवनं खलस्य ।। ३६७ ॥ 
गण्डान्त ( तिथि गण्डान्त, लग्न गण्डान्त और नक्षत्र गण्डान्त इन तीन 
गण्डान्तो ) में जन्म हो, सप्तम भाव में शुक्र, लग्न में शनि स्थित हो, सप्तम 
में पाप ग्रह की राशि हो तथा उसपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो उस 
व्यक्ति की पत्नी वन्ध्या होती है ।। ३६७ ॥ 
व्ययालये वा मदनालये वा कलेषु बुद्धधालयगे हिमांशौ । 
कलत्रहीनो मनुजस्तनुअविवजितः स्यादिति वेदितव्यम्‌ ॥ ३१९८ ॥ 
बारहवें भाव अथवा सातवें भाव में पापग्रह हों तथा पञ्चम भाव में चन्द्रमा 
हो तो मनुष्य स्त्री और पुत्र से हीन होता है ऐसा जानना भाहिये।। ३१८ ।। 
प्रसूतिकाले च कलत्रभावे यमे थ भमेस्ततयस्य वरग । 
ताम्यां शरदृष्टे व्यभिचारिणी स्याद्धार्या स्वयं च व्यभिचारकर्ता ॥ ३१९॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याज्योपेता ३०७ 


जन्म समय में यदि सप्तम माव में मङ्गल के वडव में शनिं स्थित हो अथवा 
दोनों (शनि और मंगल ) से सप्तम भाव दृष्ट हो तो उस व्यक्ति की पत्नी 
व्यभिचारिणी होती है तथा वह व्यक्ति भी स्वयं व्यभिचारी होता है ।। ३९९ 1 

शुक्रेन्दुपुत्री च कलत्रसंस्थौ कलत्रहीन कुरुते नरं तौ। 

शृभेकितौ वा वयसो विरामेऽकामां च रामां लभते मनुष्यः ।।४००॥ 

शुक्र और बुध सप्तम भाव में स्थित हों तो वे दोनों पुरुष को स्त्री-हीन कर 
देते हैं। यदि उन पर gavel की दृष्टि हो तो अधिक उम्र ( वृद्धावस्था ) में 
स्त्रीलाभ होता है परन्तु बह भी मनोनुकूल नहीं होती ॥ ४०० 1 

बन्द्राद्रिलग्नाच्च खलाः कलत्र हन्युः कलत्र च लयं गतौ तौ । 

चन्द्राक पुत्रौ च कलत्रसंस्थौ पुनमंवास्त्रीपरिलब्धिदौ स्तः ४०१॥ 

चन्द्रमा से या लग्न से सप्तम भाव में या आठवें भाव में पापग्रह गये हों तो 
स्त्री की मृत्यु हो जाती है। यदि बुघ और शनि सप्तम भाव में स्थित हों तो पुनम 
भार्या ( विधवा स्त्रो ) से पुन; विवाह होता है ॥ ४०१ ।। 


महीसुते सप्तमभावयाते कान्तावियुक्तः पुरुषस्तदा स्यात्‌ | 
मन्देन दुष्टे ञ्रियतेऽचिरातदा सूयण qe बहुदुःखपोडितः । ४०२ i 
मंगल सप्तम में हो ता पुरुष स्त्री से रहित होता है ( अथवा स्त्री से सम्बन्ध 
विच्छेद हो जाता है ) यदि सप्तमस्थ मंगल को शनि देखता हो तो स्वयं पुरुष ही 
efter मर जाता है। सूयं से दृष्ट हो तो बहुत-दुःख से पीडित होता है ॥ ४०२॥ 
षष्ठे च भवने भोमः सपमे राहुसम्भवः। 
अष्टमे च यदा सौरिस्तस्य भार्या न जीवति ॥ ४०३ ॥ 
जिसके oS भाव में मंगल सातवे में राहु, तथा आठवें मं शनि हो तो उसकी 
पहनी जीवित नहीं रहती ॥ ४०३ ।। 
आयु एवं अरिष्ट विचार 
ging परीक्षेत पश्चाल्लक्षणमादिश्ञेत्‌ । 
आयुर्हीननराणां हि लक्षणः कि प्रयोजनम्‌ vow ।। 
सवं प्रथम आयु का ही परीक्षण करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ शुभाशुभ लक्षणों 
को बताना चाहिये । आयु होन पुरुष को लक्षणों से क्या लाम ॥ ८०४ ॥ 
खेटाः सर्वं महा दृष्टा अष्टमस्थानमाशिताः । 
शशाखुस्तु विशेषेण जन्मकाले च मृत्युदः ॥ ४०५॥ 
जन्म समय में अष्टम माव में स्थित सभी ग्रह महान दुष्ट ( अनिष्ट कारक ) 
होते हैं। इनमें विशेष रूप से wear अरिष्ट कारक होकर मृत्यु देते वाला 
होता है | ४०५॥ 


३०८ मानसागरी 


कृष्णपक्ष दिवा जातः शुक्लपक्षे यदा निशि । 
तदा षष्ठाष्टमश्चस्ट्रो मातृवत्परिपालकः ।। ४०६ ।। 
यदि कृष्णपक्षमें दिन के समय जम्म हो तथा शुक्लपक्ष में रात्रि में जन्म हो तो 
छठ और आठवें भाव में स्थित चन्द्रमा माता की तरह पालन करने वाला 
होता है ॥ ४०६॥। 
पञ्चमस्थो निश्चानाथस्त्रिकोणे च बृहस्पतिः । 
दशमे च महीसूनुः शतवष स जीवति ॥ ४०७ ॥ 
जन्म समय में पञ्चम माव मे यदि चन्द्रमा हो, त्रिकोण ( ५,६ ) मे बृहस्पति 
हो तथा देशम भाव में शनि हो तो सौ वर्षों तक जातक जीवित रहता है ।।४०७।। 
शनेश्वरस्तुलाकुम्भमकरे यदि वा भवेत्‌। 
लग्ने षष्ठे तृतीये वा तदारिष्टं न जायत ॥ ves ॥। 
शनि तुला, मकर, कुम्भ इनमे से किसी राशि मे स्थित हो कर लग्न ( प्रथम 
माव ), IS, अथवा तृतीय भाव में हो तो अरिष्ट नाश? होता है ॥ ४०८ ॥ 


केन्द्रे TA यदेकोऽपि बली विश्वप्रकाशकः | 
सव दोषाः क्षयं यान्ति दीर्घायुश्च भवेन्नरः ॥ ४-६॥ 
केन्द्र स्थानों में यदि एक भी बलवान्‌ शुम ग्रह हो तो जातक विश्वको 
प्रकाशित करने ( प्रमावशाली व्यक्तित्व ) वाला होता है। उसके सभी दोष नष्ट 
हो जाते हैं तथा मनुष्य दीर्घायु होता है ॥ ४०६ ॥ 
एकोऽपि केन्द्रे श्चसितेज्यकानां क्रूराः सहस्राणि विरुद्धयुक्ता: । 
तथापि सर्वाण्यपि यान्ति नाशं यथा मृगाः केसरिदक्ष॑नेन ।। ४१० ॥ 
बुघ, शुक्र और बृहस्पति में से कोई एक मी ग्रह केन्द्र म स्थित हो तो हजारों 
विरुद्ध योगकारक कूर ग्रह उसी प्रकार नष्ट हो जते हैं जैसे सिह (शेर) को 
आता देख कर मृग भाग जते हैं ॥ ४१० ॥ 
पाताले वाम्बरे लग्ने सुते धर्मे तथायगे । 
बृहस्पतिस्तथा शक्रो नाक्षयेद्दुरितं बहु ।' ४११॥ 
जन्म लग्न से चतुर्थ, दशम, प्रथम, पञ्चम, नवम तथा एकादश भाव में 
बृहर्स्पात और शुक्र हो तो विविध प्रकार के अरिष्टों का शमन हो जाता है ।।४११॥। 
एकोर्शप कन्द्रे यदि तुङ्ग पंस्थः सवं ग्रहा भावगुणेन तुल्याः । 
सर्वेऽप्परिष्टं च विनाशयन्ति तमो यथा मास्करदक्ष॑नेन ॥ ४१२ ॥ 
एक भी प्रह अपनी उच्च राशि में स्थित होकर-केन्द्र भावों में गया हो तथा 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता ३०९ 


पिं डब. ता मख्ख ~ 


अन्य सभी ग्रह अपने-अपने माव के प्रमाय से युक्त हों तो मी अरिष्टों का नाश 
उसी प्रकार होता है जैसे सूर्य को देख अन्धकार का ।। ४१२ ॥ 
शुक्रो दश सहस्राणि gat दशा शतानि च। 
लक्षमेकं तु दोषाणां गुरुलंग्ने व्यपोहति ।। ४१३ ।। 
यदि लग्न में शुक्र हो तो दस हजार, बुध हो नो दश मौ ( एकहजार ) तथा 
बृहस्पति हो तो एक लाख ग्रह जन्य दोषों को आन्त करता है ।। ४१३॥ 
केन्द्रत्रिकोणगो जीवः शक्रो वा चन्द्रनन्दनः । 
तस्थ Gam दीर्घायुः स॒ भवेद्राजवल्लमः || ४१४ ॥ 
जिसके जन्म लग्न से केन्द्र स्थानों ( १, ४, ७, १० ) एवं त्रिकोण ( ५, ६ ) 
भावों में बृहस्पति, शुक्र अथवा बुघ गया हो तो वह पुरुष दीर्घायु होता है तथा 
राजा का प्रियपात्र होता है 1 ४१४ ।। 
गुरुर्घनुषि मोने वा तथा ककटकेऽपि वा। 
लग्नात्त्रिकोण केन्द्रे वा तदारिष्ट न जायते ।। ४१. ॥ 
गुरु यदि जन्म लग्न से त्रिरोण या कन्द्र म घनु, मीन अथवा कक राशि में 
स्थित हो तो अरिष्ट नहीं होता ॥ ४१५ ।। 
अजवृषककंटलग्ने रक्षति राहुः समग्रपीडाम्यः । 
वृथ्वोपतिः प्रसन्नः कृतापराध यथा पुरुषम्‌ ॥ ४१६॥ 
मेष, वष प्रा 70 लग्ट म जन्म हो तथा लग्न मं ही राहु स्थित हो तो वह 
जातक की सभी ग्रट पीडाओ से उसी प्रकार रक्षा करता है जैसे प्रसन्न राजा 
अपराधी पुरुष री रक्षा ररतो है ।। ४१६ ॥॥। 
राहुस्त्रिष्ठलाभे लग्नात्सौम्येनिरोक्षितः सद्य: । 
नाशयति सवंदुरितं मारुत इव तूलसङ्कातम्‌ ॥ ४१७ ॥ 
जन्म समय भ यदि राहु लग्न से Wt, छठे और ग्यारहवें माव में हो तथा 
शुभग्रहों से दृष्ट हो तो सभी प्रसार के कष्टों को शीघ्र ही इस प्रकार नष्ट करता 
है जैसे हुवा रूई के समुह को नष्ट कर ( उड़ा) देती है ॥ ४१७ ॥ 
विलग्नपो यत्र बलेन युक्तो लाभे तृतोये यदि कण्टके वा । 
सर्वाण्यरिष्टानि प्रयान्ति दूरं दीर्घायुरारोग्यतनु करोति ।। ४१५ ॥ 
लग्नेश बलवान होकर यदि ग्यारहवें, तीसरे अथवा केन्द्र में हो तो समी 
प्रकार के अरिष्टों को दूर कर दीर्घायु तथा शरीर को निरोग (स्वस्थ ) 
बनाता है।। ४१८ ।॥। 
एकोऽपि यदि केखस्थो भागंवोज्य fret पतिः । 
नवमे वा सुतस्थाने सर्वारिष्टं निवारयेत्‌ ।। ४१९ ॥ 


३१० सानसागरी y 


शुक्र अथवा बृहस्पति कोई भी एक ग्रह नवम या पंचम भाव में स्थित हो तो 
सभी प्रकार के अरिष्टो का नाश होता है ॥ ४१६ ॥ 
बुत भागंवजोवानाभेकतम: PRA बलवान । 
. कूरसहायो यद्यपि सशोऽरिष्टप्रशमनाव 11 ४२० ।। 
बुध, शुक्र ओर बृहस्पति में से कोई भी एक ग्रह बलवान्‌ होकर केन्द्र स्थान में 
स्थित हो तो कूर ग्रहों से युक्त होने पर शीघ्र ही अरिष्टों का शमन करने बाला 
होता है tt ४२० ॥। 
स्वस्थातगो5घि बल. सुरराजमन्त्री 
केन्द्रोपग! प्रशमयेत्स्फुरदंश जाल: । 
एको बहुनि दुरितानि सुदुस्तराणि 
भक्त्या प्रयुक्त इव TAAL प्रणाम: ॥ ४२१ ॥ 
अपने गृह ( धनु, मीन ) में स्थित होकर अधिक बलवान बृहस्पति, de 
स्थानों में गया हो तो अकेला बृहस्पति ही अपने प्रखर तेज से समस्त कठिन विध्नों 
को उसी प्रकार समाप्त कर देता है जैसे भगवान शंकर के चरणों में भक्ति पूर्वक 
प्रणाम करने से ही समस्त दुरितों का नाश होता है ॥ ४२१ ॥। 
लग्नाधिपोऽतिबलवानश्‌ भेर दृष्टः 
केन्द्रस्थितैःशु भलगंर्थ वीक्ष्यमाणः | 
मृत्युं विहाय विदधाति सुदोघंमायुः 
सम्पुयते निजगृह परया च लक्ष्म्या ॥ ४२२ ॥ 
लग्नेश अत्यन्त बलवान होकर केन्द्र में स्थित हो, अशुमग्रहों से अदृष्ट तथा 
शुभग्रहों से दुष्ट हो तो वह मृत्यु को टालकर दीर्घायु प्रदान करता है तथा जालक 
अपने घर को धन-धान्य से परिपूर्ण कर देता है॥ ४२२ ॥ 
लग्नादष्ठमसंस्थो गुरुबुधशु क्रद्रेष्का णगश्चन्द्रः । 
मृत्यु प्रापमपि नर परिरक्षत्येव ।नव्याजम्‌ ।। ४२३ ॥। 
लग्न से अष्टम भाव में स्थित चन्द्रमा यदि गुरु, बुध और शुक्र के बेषकाथ में 
स्थित हो तो मृत्यु योग प्राप्त होते हुये मी चन्द्रमा जातक की रक्षा निस्वार्थ बाव 
से करता है ( अर्थात्‌ चन्द्र कृत अरिष्ट समाप्त हो जाता है )॥ ४२३ ॥ 
चन्द्रः सम्पूर्णतनुः सौम्यक्ष॑गतोऽयवा शुमस्यान्तः । 
प्रकरोत्यरिष्टमङ्ग विशेषतः शुक्रसंदृष्ट: । ४२४॥ 
पूर्ण चन्द्रमा ( बलवान्‌ चन्द्रमा ) यदि शुमग्रहों की राशि में अथवा वो शुभ 
ग्रहों के मध्य में स्थित हो तो अरिष्ट मङ्ग करता है । यदि भन्द्रमा शुक्र से दृष्ट 
हो तो विशेष रूप से अरिष्टो का नाश होता है ॥ ४२४ ।। 


'मनो रमा' हिन्दीव्याल्योपेता ३११ 


रिपुगः शुभद्रेष्काणे स्यितः शशो सौम्यलेच रा: सबला. । 
कुरवन्त्य रिष्टमक्ध संवितरन्तः शिव सकलम्‌ ॥ ४२५ ॥ 
शुभ ग्रहों के द्रेष्काण में स्थित चन्द्रमा षष्ठ माव में गया हो तथा समस्त 
शुभ ग्रह बलवान हों तो अरिष्ट मङ्ग कर समी प्रकार से कल्याण कारक 
होते हँ ॥ ४२५ ।। 


अनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता ३१५ 


सूयं और चन्द्रमा में जो बलवान हो तथा जित द्रेष्काण में स्थित हो उसके 
अधिपति ग्रह के अनुसार, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फल अनूक ( पूवेजन्म के ) 
बिचार में होता है । यथा द्रेष्काणेश गुरु हो तो देव योनि से, चन्द्रमा और शुक्र 
हो तो पितृ लोक से, सूर्यं और मङ्गल हो तो तियेकू योनि ( पक्षियोनि ) से और 
शनि, बुध हा तो नरक से जातक का आगमन होता है ॥ ४४७ ॥ 
स्थिरश्नरोहध ङ्गसमाह्वयञ्च राशियंदा जन्मनि चाष्टमस्थ: | 
स्वकीय देशे विषयान्तरे वा माग प्रकुर्पास्मरणं क्रमेण ॥ ४४5 ॥ 
जन्म काल में अष्टम भाव गत स्थिर, चर और द्विःस्वमाव राशियों से wae 
स्वदेश विदेश और मार्ग में मृत्यु का ज्ञान करना चाहिये। यथा-अष्टममाव में 
स्थिर राशि हो तो अपने आवास पर, चर हो ता अन्य स्थान अन्य देश में तथा 
द्विस्वभाव हो तो यात्रा के समय मागे में मृत्यु होती है ।। ४४८ ॥। 
आयुगृ हूं खेटविवर्जितं चेढिलोकयेत्तदबलवान ग्रहेन्द्रः । 
तद्धेतुजातं प्रवदन्ति ged बहुप्रकारं बहवो मुनान्द्राः ॥ ४४१ ॥ 
यदि आयु ( अष्टम ) माव ग्रह से रहित हो तो जिस बलवान ग्रह की दृष्टि 
अष्टम भाव पर हो उसी ग्रह की धातुके प्रकोप से जातक को मृत्यु होती है ।४४६। 
fret कफः पित्तमथ त्रिदोषं श्लेष्मानिलो वाप्यनिलः क्रमेण: । 
सूर्यादिकेम्यो मरणस्य हेतुः प्रकल्पितः प्राक्तनजातकज्ञं: ॥ ४५० ॥ 
सूर्यादि ग्रहों की पित्त, कफ, पित्त, त्रिदोष ( वात-पिक्त-कफ ), कफ, वायु 
तथा वायु क्रम से ge बताई गई हैं। यथा-सूर्य की पित्त, चन्द्रमा की कफ, 
मङ्गल की पित्त, बुघ की त्रिदोष ( वात-पित्त-कफ ), गुरु की कफ, शुक्र की 
वायु, तथा शनि की वायु प्रधान धातु होती है। जो ग्रह मारक होगा उससे 
सम्बन्धित धातु विकार से मृत्यु होगी tl ४५० ।! 
भाग्यमाव विचा र-- 
विहाय सवं गणकेविचिन्त्यो भाग्यालय: केवलमत्र यत्नात्‌ | 
ra माता च पिता च बन्धुर्भाग्या।न्वतेनेव भवन्ति धन्याः ॥ ४५१ ॥। 


सभी भावों को छोड़कर ज्योतिषी को विधिपूर्वक केवल भाग्य भाव का ही 
विचार करना चाहिये क्योंकि arg, माता, पिता, भाई सभी भाग्यवान व्यक्ति से 
ही wea ( सार्थक ) होते है ४५१ ॥ 

यस्यास्ति भाग्यं स नरः कुनोनः स पण्डितः स श्रुतिमान्‌ गुणशा । 

स एव वक्ता स च ददांनीयो माग्यान्वितः स्ंगुणेरुपेतः । ४५२ u 


जिसके पास भाग्य है अर्थात्‌ जो माग्यवान पुरुष है बही कुलोन chew, 


३१६ मानसागरी 


सकट क. मक 0 


क, यूका शोप" en “पणाची 


यशस्वी, गुणवान, आच्छावक्ता, दशनीय (अति सुन्दर), भाग्यशाली तथा 
सभी गुणों से सम्पन्न है ।। ४५२ ।। 
द्वाविशे रविणा च वषंकथितं चन्द्रे चतुर्विशति- 
ह्य ष्टाविशतिभूमिनन्दनमतं wide च स्मृतम्‌! 
जीवे षोडश पश्वविष्ति-भृगों: षट्त्रिश-सौरे वदेत्‌ 
sara कर्म चव कथितं लग्नाधिपे चेत्स्मृतम्‌ ।। ४५३ ॥ 
बाइसव वषे म सूर्य, २४वें वर्ष में चन्द्रमा, अट्टाइसवे वर्ष में मङ्गल, बत्तीसवें 
वर्ष में बुध, सोलहवें वषं में बृहस्पति, पच्चीसवें वर्ष में शुक्र तथा छत्तीसवें वर्ष मे 
शनि भाग्योदय वरक होता है। दशम भाव के स्वामी की प्रकृति के अनुसार 
कार्ये ( जीविका ) का निर्णय करना चाहिये । इस योग में लग्नेश की अनुकूलता 
आवश्यक है ॥ ४५३ ।। 
भाग्ययोगकरे सौरे स्थिते जन्म यदा भवेत्‌ | 
लग्नपे तु विशेषेण यावज्जीवं समृद्धिमान्‌ ।। ४५४॥। 
यदि जन्म समय मं शनि भाग्य योग कारक हो तथा स्वयं लग्नेश भी हो तो 
जीवन पर्यन्त समृद्धिशाली रहता है ॥ ४५४ ॥ 


मूत्तश्वापि निशापतेश्च नवमं भाग्यालयं कीर्तितं । 
तत्स्व स्वामियुतेक्षितं प्रकुरुते भाग्य स्वेदेशोद्भवम्‌ ।। 
चेदन्येविषयान्तरेऽत्र शुभदाः स्वोच्चादिगाः सवंदा । 
कुर्युर्भाग्यमसाधवो न च वलाद्दुःखोपलश्धि परात्‌ ।। ४५५ ।। 
जन्म लग्न अथवा चन्द्र ( जन्म राशि ) से नवम माव भाग्य भाव कहा जाता 
है । भाग्य भाव यदि अपने स्वामी से युत अथवाद्ष्ट हो तो अपने देश में ही 
भाग्योदय होता है । यदि अन्य ग्रहों से युत एवं दृष्ट हो तो देशान्तर ( अपने 
देश या स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान) मं भाग्योदय होता है । यदि 
शुभ ग्रह अपनी उच्चराशि में अथवा शुभ वर्ग में हो तो सर्वत्र सदैव भाग्योदय 
होता है । परन्तु पापग्रह उच्चादि में हो तो भाग्योदय नहीं होता अपि तु 
अनायास दुःखों दी प्राप्ति होती है 1 ४५५ ॥ 
माग्येशवरो भाग्यगतोऽस्ति कि वा स्वस्थानगः सारविराजमानः | 
माग्याश्रितः कोऽस्ति विचायं सर्वमत्यल्पमस्पं परिकल्पनीयम्‌ । vy ६ ॥ 
भाग्येश ( नवम भाव का स्वामी ) यदि भाग्य माव में होया अन्यत्र अपनी 
ही राशि में स्थित हो तथा बलवान हो तो बलानुसार न्यूनाधिक फल जातक को 
प्राप्त होता है । यदि नवमेश निर्बल हो तो जातक माग्यहीन होता है ।। ४५६॥ 


“मनोरमा' हिन्दीव्याड्योपेता ३१७ 


तसुत्रिसूनूपगतो प्रहश्वेद्यो वाधिवीयों नवमं प्रपश्येत्‌ । 
यस्य प्रसूती स तु माग्यशाली विलासशीलो बहुलाथंयुक्त: ।! ४५७ ॥ 


जिसके जन्म समय में कोई भी बलवान ग्रह लग्न, तृतीय, पञ्चम भाव में 
स्थित होकर भाग्य भाव को देखता हो तो वह व्यक्ति भाग्यशाली, विलासी तथा 
बहुत धन-सम्पत्ति से युक्त होता है ।। ४५७ ।। 
चेद्धाग्यगामी खचर: स्वगेहे सोम्येक्षितो यस्य नरस्य सूतो । 
भाग्याधिशालो स्वकुलावतंसा हंसो यथा मानसराजमानः॥ ४५८ ॥ 


जिस मनुष्य के जन्म समय में भाग्यभाव में गया हुआ ग्रह अपनी ही राशि 
में हो ( अर्थात्‌ माग्येश माग्य भाव मे हो) तथा शुम ग्रहों से दृष्ट हो तो वह 
बहुत भाग्य शाली तथा मानसरोवर म शोभित होने वाले राजहंस की तरह 
अपने कुल में श्रेष्ठ होता है ॥ ४५८ ॥ 


पुणन्दुयुक्तो रविभूमिपुत्री भाग्यस्थिती सत्त्वसमन्वितौ च । 
वंशानुमानात्सचिव॑ नृपं वा कुवन्ति ते सौम्यदशं विशेषात्‌ ।। ४५६ ॥ 
पूर्ण चन्द्रमा से युक्त सूर्य ओर मङ्गल यदि भाग्यमाव मे स्थित हों तथा बलवान 
हों तो जात? अपने कुल को स्थिति के अनुसार मन्त्री या राजा होता है। यदि 
शुभग्रह की दशा मी हो तो विशेष फलदायक होती है ॥ ४५६ ॥ 
स्वोच्चोपगो भाग्यगृहे न भोगो नरस्य योगं कुरुते च लक्ष्म्या । 
सौम्येक्षितोब्सौ यदि भूमिपाल दन्तावलोत्कृष्टविला सशीलम्‌ ।। ४६० ॥ 
अपनी उच्चराशि म स्थित हाकर ग्रह भाग्य भावम गया हा तो जातक 
लक्ष्मी ( धन-सम्पत्ति ) से युक्त होता है। यदि वह शुभग्रहों से दृष्ट भी हो तो 
उत्तम कोटि की हाथियों से युक्त विलासी राजा होता है ॥ ४६० N 
समुदितमृषिवयंर्मानवानां प्रयत्ना- 
fag हि दशममावे सर्वकर्म प्रकामम्‌ । 
गगनगपरिदृष्ट्या रांशखेटस्वभावेः 
सकलमपि विचिन्ट्यं सत्त्वयोगात्सुधीमिः ॥ ४६१ ।। 
श्रेष्ठ मुनियों ने दशम माव से सभी प्रकार के कार्यों का प्रयारा पूर्वक विचार 
कर मनुष्यों के हित के लिए रहा है। ग्रहों की दृष्टि, राशियों और ग्रहों के 
स्वभाव, एवं बल का ज्ञान कर विद्वान को दशम भाव सम्बन्धी विचार करना 
चाहिये ॥ ४६१ ।। 
तनोः सकाशादृशमे शशाङ्के वृत्तिभंवेतस्य नरस्य नित्यम्‌ । 
नानाकलाकौशलवान्विलासैः सर्वोधमैः साहसकर्मभिञ्च ॥ ४६२ ॥ 


३.१७ मानसागरी 


लग्न से क्याम माव में चन्द्रमा बया हो तो माना प्रकार के काला कौशल में 
निपुण होने से, सभी उच्चोगों एवं साहसिक कार्यों से उस मनुष्व की सदैव 
जीविका सुरक्षित रहती है ॥ ४६२ ।। 

तनोः STATA बलीयान्‌ स्याउजीवनं तस्य खगस्य वृत्त्या । 

बलान्विताद्वगंपतेस्तु यद्वा बृसिभंवेतस्य खगस्य पाके ॥ ४६३ ॥ 

जन्म लग्न से या चन्द्र से दशम भाव में जो बलवान ग्रह हो उसी ग्रह की 
वृत्ति के अनुसार जातक की जीविका होती है । अथवा बलवान वर्गपति ( षडवर्ग 
के स्वामी ) के वत्ति के अनुसार जीविका होती है तथा उसी ग्रह की दशा में 
प्राप्त होती है ४६३ ।। 

दिवामणिः कर्मणि चन्द्रतन्वौद्रेव्याण्यनेकोद्यमवृक्तियोगात्‌ । 

सतत्वाधिकत्वं च सदा सुरम्यं पुष्टत्वमङ्गे मनसः प्रसादः ।। ४६४॥ 

जन्म लग्न या जन्मराशि से दशम भाव मं सूर्य स्थित हो तो विविध प्रकार 
के उद्योगों द्वारा अधिक धनलाभ, बल वृद्धि, सुन्दरता, अङ्गों की पुष्टता तथा 
सदैव मन में प्रसन्नता रहती है ॥ ४६४ ॥ 

लग्नेन्दुतः कर्मणि चेस्महीजः स्यात्साहसाच्चौर्यनिषादवृत्तिः । 

नुनं नराणां विषयानिशक्तिदूरे निवासः सहसा कदाचित्‌ । ४६५ ॥ 

लग्न या चन्द्र से दशम भाव में मङ्गल हो तो साहसिक कार्ये, चोरी, निषाद- 
वृत्ति (Aaa मछली कः व्यापार ) से जीविका चलती है। कभी-कभी 
आकस्मिक कार्यों से घर से दूर निवास करना पड़ता है तथा मनुष्य विषय-वासना 
में अधिक आसक्त रहता है॥ ४६५ ॥ 

लग्नेन्दुम्यां कमंगो रौहिणेयः कुर्याद्द्रव्यं नायकत्वं बहूनाम्‌ । 

शिल्पेऽम्यासः साहसं सवंकार्य विद्दवृत्त्या जीवनं मानवानाम्‌ ।। ४६६ ॥ 

लग्न अथवा चन्द्रमा से दशम भाव में बुघ हो तो मनुष्य को द्रव्य लाभ होता 
है । तथा वह बहुत लोगों का ( किसी समाज या पार्टी का ) नेता, शिल्प शास्त्र 
का अभ्यास करने वाला, समी कार्यों में साहस दिखाने वाला एवं अपनी विद्वत्ता 
से जीवन यापन करने वाला ( अर्थात्‌ शिक्षक या लेखक ) होता है । ४६६ ॥ 

विलग्नतः शीतमयूलतो वाऽऽ 
शाख्ये मघोन: सचिवो यदि स्यात्‌ । 
नानाधनान्यागमनानि पुंसां 
विचित्रवृत्या नृपगौरव॑ च।। ४६७॥ 
लग्न अथवा चन्द्र से दशम भाव में बृहस्पति हो तो मनुष्य विविध प्रकार के 


'मनोरमा' हिन्दीव्याल्योपेता ३१९ 


eS 


धन सम्पत्ति कें आगमन से सम्पन्न विचित्र वृत्ति ( विभिन्न प्रकार से जीविका 
जलाने बाला तथा राजा से सम्मानित होता है ॥ ४६७॥ 


aaa निशाकरादमृगुसुती मेषुरणे सस्थितो 
नानाशास्त्रकलाकलापविलसदवृत्त्यादशेज्जीवनम्‌ | 

दाने साधुजने यथा विनयतां कार्म घनाम्यागमं 
नानामानवनायक्रादिविरल तिस्तीणंशोलं यशः ।। ४६८ ॥ 


लग्न अथवा चन्द्र से दशम भाव में यदि शुक्र हो तो जातक विविध शास्त्रों 
एवं कलाओं में कुशल तथा उसी से जीविका चलाने वाला, साधु-पुरुषों को दान 
देने वाला fara, इच्छानुकूल धनसंग्रह करने वाला, अनेक लोगों का नेता, 
क्षीलवान तथा महान यशस्वी होता है ॥ ४६८ ।। 


Sama सुधाकराद्रविसुतः शंलूषमध्यस्थितो 
वृत्त हीनतरां नरस्य कुरुते काश्य शरीरे सदा । 
az वादभयं च धान्यधनयोहानि स्वमुच्चर्मन- 
श्रित्तोद्देगसमुद्धवेन चपलं शीलं च नो निमंलम्‌ wee ॥ 
जन्म लग्न और चन्द्रमा से दशम भाव में यदि झनि हो तो वह ब्यक्ति हीन 
वृत्ति ( निकृष्ट जीवन ) वाला, सदैव शरीर से दुर्बल, दुःखी, वाद-विवाद के मय 
से युक्त, धन-सम्पत्ति का हानि करने वाला, अपने उच्च मनोरथों से उद्विग्न, 
चल स्वमाव वाला तथ। दृष्ट प्रकृति वाला होता है ।॥ ४६६ ॥। 


जीवो द्विजात्माकरदेवधर्मेः शुक्रो महृष्यादिक रोप्यरत्नै: । 
शर्नश्चरो नीचतरभ्रकारंः कुर्यान्नराणां खलु कर्मवृत्तिम्‌ ॥ ४७०॥ 
हस्पति यदि जीविका कारक हो तो ब्राह्मण नत्ति ( अध्ययन-अध्यापन ) 
देवकार्यं ( यज्ञ-यागादि ), तथा धर्माचरण से, शुक्र हो तो मेंस आदि पशुओं, चाँदी 
एवं रत्नों के व्यापार से, शनि हो तो निम्न कार्यों से मनुष्य जीवन-यापन 
करता है ।। ४७० it 
कमंस्वामो ग्रहो यस्य नवांशे परिवतंत। 
तुतल्युकर्मणा ate निदिशन्त मनीषिणः 11 ४७१ ।। 


३२० मानसागरी 


wel की राशियों में से जिसमें स्थित हो उसी के सहयोग से जीविका होती है । 
यथा मित्र गृह में हो तो मित्रों के सहयोग से, शत्रु गृह में हो तो शत्रु के सहयोग से 
जीविका का साधन मिलता है । यदि उक्त ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वक्षेत्र या 
मूस त्रिकोण में हो तो अपने बाहुबल से जीविका प्राप्त करता है ॥ ४७२॥ 


बुधमागंवजीवाकियुक्तो राहुश्षतुष्टये । 
कुरुते कमलारोग्यपुत्रमानादिकं फलम्‌ ।। ४७३ ।। 
बुध, शुक्र, बृहस्पति, शति और राहु एक साथ केन्द्र स्थानों में स्थित हों तो 
जातक धन, पुत्र एवं सम्मानादि से युक्त होता है ॥ ४७३ ॥ 


कर्मस्थाने निजक्षेत्रे भौमशुक्रबुधर्यतः | 
यदि राहुर्भवित्तस्य क्षणे वृद्धिः क्षणे क्षयः ॥ ४७४ ti 
यदि दशम भाव में अपनी राशि में स्थित राहु मंगल, शुक्र और बुध से युक्त 
हो तो उस व्यक्ति की क्षण में वृद्धि तथा क्षण में ह्लास होता है अर्थात्‌ जीवन में 
उत्थान-पतन का क्रम चलता रहेता है ॥ ४७४॥ 
पाताले चाम्बरे पापो द्वादशे च यदा स्थितः । 
पितरं मातरं हन्ति देशाद्देशान्तरं ब्रजेत्‌ | ४७५ ।। 


a. Lal 


चतुर्थ, दशम और द्वादश माव म यदि पापग्रह स्थित हों तो माता-पिता की 
मृत्यू होती है तथा एक देश से दूसरे देश म जातक भ्रमण करता है । अर्थात्‌ माता- 
पिक्षा की मृत्यु के बाद जातक गृह छोड़कर अन्यत्र चला जाता है ॥ ४७५ ॥ 


चापे सूर्यः शनि कुम्भे मेषे भवति चन्द्रमा: । 
मकरे च यदा शुक्रो भुंक्ते नाशं पिशुनम्‌ wok ।। 
धनु राशि में सूर्य, कुम्म में शनि, मेष में चन्द्रमा तथा मकर राशि में 
शुक्र होतो पिता का नाश होता है, अनन्तर जातक पैतृक धन का उपभोग 
करता है tl ४७६ ।। 
सप्तमे भवने भानुर्मध्यस्थो भूमिनन्दनः । 
राहुश्रान्ते च तस्येव पिता कष्टेन जीवति । ४७७ ॥ 


सप्तम भाव में सूयं, दशम भाव में मङ्गल तथा बारहरवेभावमें राहु हो तो 
उस व्यक्ति का पिता बहुत कष्ट के साथ जीवित रहता है । ( यहाँ पिता की 


Y भझानसागरी 


fafa: स्वस्थैभवेत्मल्त्री जिमिरल्चंनंराधिपः | 
जिमिरनीचैमंवेदासस्थिभिरस्तजतेजंड: ॥ ५१६ TH 
तीच ब्रह स्वक्षेत्री (rua राशि में स्थित) हों तो जातक मन्त्री, 
तीन ब्रह उच्चराशि में हो तो राजा, तीन ग्रह नीच के हों तो दास ( नौकर) 
तथा तीन ब्रह अस्तंगत हो तो जातक जड़ होता है ॥ ५१६ ॥ 


नवग्रहों के परुषाकार चक्र 
सूर्य पुरुष 
लिखित्वा तरचक्र च यत्र सूर्यो व्यवस्थित: | 
तन्नक्षत्रादि त्रयं तत्र दखाच्य नश्मस्तके।॥ ५१७ ।। 
वदने च त्रयं दद्यादेककं स्कन्धयोद्व॑योः। 
ager तर्थेकेक पाण्योश्चेकेकमेव. च ॥ ५१८॥ 
ऋक्षाणि हृदये पन्च नाभो स्यादेकमेव हि । 
ऋक्षं गुह्य मवेदेकमेकंकं जानुकद्वये । ५११ ॥ 
नक्षत्राणि थडन्यानि दद्यात्पादद्वये बुधः । 
पादस्थिते च नक्षत्रं निद्ध नोऽल्पायुरेव च ॥ ५२० ॥ 
विदेशगमनो जातो गाह्य स्यात्पारदारिकः । 
अल्पतोषी भवेभ्नामौ हृदये चेश्वरस्तथा ॥ ५२१ ॥। 
तस्करः पाणियुग्मे च बाहौ स्थानच्युतो भवेत्‌ । 
स्कन्धे गजस्कल्धगामी मुखे मिष्ठान्नमोजन: ॥ ५२२ ॥ 
मस्तकस्थे च नक्षत्रे पटुबन्धो भवेन्नरः । 
सू्यंनक्षत्रतो जन्मनक्षत्रामति गण्यते ॥ ५२३ ॥ 


नराकार चक्र बनाकर सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से ३ नक्षत्र सिर पर, तीन मुख 
पर, एक-एक दोनो कन्धेपर, दोनो मुजाओ पर एक-एक, दोनों हथेली में एक-एक, 
हृदय पर ५, नामि पर एक, गुह्य भाग में एकनक्षत्र, एक-एक नक्षत्र दोनो घुटनों 
पर, तथा शेष ६ नक्षत्रों को पैरों मे स्थापित करना चाहिये | 


जन्म नक्षत्र शारीर के जिस माग में हो उसी के अनुसार उसका फल होता है । 
यदि अन्म नक्षत्र पैर में हो तो जातक दरिद्र, अल्पायु और विदेश यात्रा करने 
वाला, गुह्य स्थान में हो तो पारदारिक पर स्त्री में आसक्त, नाभी में हो 
तो, ( स्वल्प ) थोड़े में ही सन्तुष्ट, हृदय में हो तो ईश्वर तुल्य, दोनो हाथों में 
हो तो चोर, भुजाओं में पड़े तो पदच्युत, seat पर हो तो हाथी की सबारी 


'मनोरमा” हिन्दीव्याश्योपेता ३२६ 


करने बाला, मुख में हो तो A भोजन करने वाला तथा मस्तक पर हो 
तो राणा होता है । इस प्रकार सूर्य नक्षत्र से जन्म नक्षत्र sde Tan की 
जाती है ॥ ५१७-५२३ ॥ 


आयु विचार-- 


शतवर्थाणि जीवेत क्षिरोजातो न संशयः । 
मुसेनाशीतिवर्षाणि स्कन्थाम्यां च तथव च।। ५२४ ।। 
हस्ताभ्यां बाहुयुम्मेन जीवेत सप्तसप्ततिः । 
नश्वष्टिह दि प्रोक्ता नाभावपि तथेव च ।। ५२५ ॥। 
qu च षष्टिवर्षाणि चाष्टौ वर्षाणि जानुनि । 
पादयो! षट्‌ च वर्षाणि रविचक्गे क्रमेण हि ॥ ५२६ ।। 


जन्म नक्षत्र दिर पर हो तो १०० वर्ष की आयु, मुख और दोनों कन्यो पर 
हो तो अस्सी वर्ष की, दोनो हाथों एवं भुजाओं पर हो तो ७७ ad, हृदय बौर 
नाचि पर हो ६८ ad, गुह्य स्थान में ६० वर्षे, घुटने पर हो तो केवल ८ बर्ष, 
तथा परो पर हो तो ६ वर्ष की आयु होती है । सूयं चक में उक्त प्रकार खरे आदुश्ञान 
करना चाहिये ॥ ५२४-५२६ ।। 

उदाहरण--जन्म नक्षत्र मघा । जन्म समय में सूर्य वृष राशि में रोहिणी 
नक्षत्र पर था । अतः 


नक्षत्र संख्या अङ्ग 
रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा (३) शिर 
पुनवेसु, पुष्य, आइलेषा (३) मुख 
मधा, पूर्वाफाल्गुनि (२) दोनो स्कन्ष 
उत्तराफाल्गुनि, हस्त (2) दोनो भुजा 
चित्रा, स्वाती (२) दोनो हथेली 
विक्षाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, 
मूल, पूर्वावाढा } (9 u 
उत्तराषाढा (२) नामि 
अवश (१) गुह्य 
धनिष्ठा, शतभिषा (२) दोनो yen 


gen पद, उत्तरा WIRT? 
» अश्चिनी, मरणी, कृत्तिका y (६) दोनों पैर 


7 


३३७ मानसागरी 


प्रस्तुत उदाहरण में सूर्यं नर चक्र में जन्म नक्षत्र मघा स्कम्ब पर आ रहा है 
अतः जातक हाथी पर सवारी करने वाला ( धनाढध ) होगा । तथा ८० बर्षकी 
आयु तक जोवित रहेगा। 
चन्द्र पुरुष चक्र-- 

wget पूणिमायां तु तदादित्रीण मस्तके । 

मुखे त्रीणि भुजे gem हृदि त्रीण्युदरे भयम्‌ ।। १२७॥ 

गुह्य त्रीणि पदे षट्कं भ्यसेच्चन्द्रस्य सवंदा । 

यावत्स्वजन्मनक्षत्र गणनीयमिति क्रमात्‌ ॥ ५२८ ।। 

झर्थसिद्धिर्न वृसश्रीः कुशलं चादमृतं शुभम्‌ । 

mage श्रियं क्षेममिति चन्द्रफलं वदेत्‌ । ५२६ ।। 


जन्म समय से पूवं पुणिमा को जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से आरम्भ कर तीन 
नक्षत्र मस्तक पर, रे नक्षत्र मुख पर, ६ नक्षत्र मुजाओ पर, तीन हृदय पर, 
तीन उदर ( पेट ) पर, तीन नक्षत्र गुह्य भाग पर तथा ६ नक्षत्र पेरों पर स्थापित 
कर चन्द्र चक्र का निर्माण करना चाहिये । अपने ( जातक के ) जन्म नक्षत्र पर्यन्त 
गणना करने से स्थान के अनसार क्रम से फल समझना चाहिये 

जन्म नक्षत्र शिर पर हो तो धन लाभ, मुख पर लक्ष्मी प्राप्ति, मुजाओं पर, 
कुशलता ( कल्याण ), हृदय पर अत्यन्त शुभकारक, उदरपर मार्ग में मृत्यु, TH 
स्थान में लक्ष्मी, तथा पेरों पर जन्म नक्षत्र हो तो कल्याण कारक होता है। इस 
प्रकार चन्द्र पुरुष चक्र का फल कहना चाहिये ॥ ५२७-५२६ ॥ 


ala पुरुष चक्र-- 
यस्मिन्नृक्षे भवेद्भौमस्तदादित्रीणि मस्तके । 
मुखे त्रीणि श्रयं नेत्रे कण्ठे दवे च चतुष्करे ५३०॥। 
qa त्रीणि qu पादे चत्तारि दापयेत्‌ । 
जल्म-ऋक्ष स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्पुमान्‌ । ५३१ ॥। 
मुखे रोगं सुखं नेत्रे शिरोराज्यं रजा करे । 
कष्ठे रोगी धनी वक्षे गुह्य पादे च विश्रमः । ५१२ ॥। 
जन्म समय में भौम जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र से तीन नक्षत्र 
मस्तक पर, मुख पर तीन, नेत्रों में तीन कष्ठ में दो, हाथो में चार, उदर में 
बाँच, per में तीन, पैरों में चार नक्षत्रों का स्थापन करमा चाहिये । जन्म नक्षत्र 
जिस स्थान पर स्थित हो उसके अनुसार फल कहता चा हिये । मुख में जन्म नक्षत्र 


“मनोरमा! हिन्दीव्याश्योपेता ३३९१ 


हो तो रोग, नेत्र में हो तो सुश, शिर में हो तो राज्य लाभ, कर (हाथ) में 
हो तो रोग, कण्ठ में हो तो रोग, वक्ष में हो तो धनलाभ, गुह्य तथा पैरों में 
हो तो भ्राम्ति होती है ॥। ५३०-५१२ ॥ 
बध पुरुष चक्र-- 

यस्मिभ्नुको भवेत्पौम्यस्तदाद्य मस्तके चतुः । 

मुखे त्रीण चतुर्वामे करे दक्षिणके चतुः ।। ५३३ ॥ 

हृदये षट्‌ तथा गृह्य चत्वारि द्वे पदे भ्यसेत्‌ । 

जन्म -ऋक्ष स्थितं यत्र फलं तत्र वदेत्पुमान्‌ ॥ ५३४॥ 

मुखेष्ट भुक्छिरो राज्यं कष्ट वामकरे तथा । 

maga सौख्यं गृह्य रोगो पदे भ्रमः ।। ५३५॥ 


अन्म समय में बुध जिस नक्षत्र पर हो उससे चार नक्षत्र सिर पर, तीन 
नक्षत्र मुख पर, चार नक्षत्र बायें हाथ पर, चार नक्षत्र दाहिने हाथ पर, छ नक्षत्र 
हृदय पर, चार नक्षत्र गुह्य भाग पर, दो नक्षत्र पैरों पर स्थापित करना चाहिये । 
अन्म नक्षत्र जिस अंग पर उसी के अनुसार फल कहना चाहिये--मुख पर 
जम्म नक्षत्र हो तो इच्छानुकूल मोजन, शिर पर हो तो राज्य सुख, बायें हाथ में 
हो तो कष्ट, वक्षस्थल तथा दाहिने हाथ पर हो तो सुख, गुह्य पर हो तो रोगी, 
तथा बैरो पर हो तो भ्रम होता है ॥ ५३३-५३५ ॥ 
गुरुपुरुष चक्र-- 
शोष चत्वारि राज्यं युगर्पारगणितं स्कन्धयुग्मे च लक्ष्मी- 
रेकं कष्ठे विभूतिमंदनपारमितं वक्षसि प्रीतिलाभस्‌ ı 
ef पीडाडिप्रयुग्मे जलधिपरिमितं वामहस्ते च मृत्युः 
दृग्युग्मे त्रोणि कुर्यान्निपतितमसुखं वाक्पतेञ्चक्रमेतत्‌ ॥ ५३६॥ 
अन्म कालिक बृहस्पति जिस नक्षत्र पर हो उससे चार नक्षत्र सिर पर राज्य 
देने वाला, चार नक्षत्र दोनों कन्थो पर लक्ष्मी दायक, एक नक्षत्र कष्ठ पर विभूति 
( tad) देनेवाला, सात नक्षत्र वक्षस्थल पर प्रीति कारक एवं लाभ देने बाला, 
छा नक्षत्र दोनों पैरों में पीडाकारक, घार नक्षत्र बाँये हाथ में मृत्यु-कारक, 
afta नक्षत्र दोनों आँखों पर राजा के समान सुख देने बाला होता है । इस प्रकार 
बृहस्पति que चक का निर्माण होता है ॥ ५२६ ॥ 


मुगु पुरुष 
भवेच्छुक्रस्तदाद्यं च चतुः fet: 
कष्ठे च हृदये पञ्च जिगुह्य पञ्च चरुयो: । ५३७॥। 


३३२ मानलायरी 


शीणि हे पादयोदंचात्फलं | जन्मक्षमानतः 
शिरोराग्य धनं कष्ठे हृदये सौख्यमेव थ। ५३८॥ 
शजुमीडिमंवेद्गुहा जङ्कायामिष्टभोजनम्‌ । 
पादे च सुखसंप्रापिः शुकरचक्रे क्रमेण वै।। ५३१ ॥ 
जनम समय में जिस नक्षत्र पर शुक्र हों उस नक्षत्र से ४ नक्षत्र शिर पर, 
कष्ठ और हृदय पर पाँच-पांच नक्षत्र, तीन नक्षत्र मुझ भाग पर, पाँच नक्षत्र 
atet पर, तीन और दो (कुल ५ ) नक्षत्र दोनो पैरों पर, स्थापित कर मङ्गों के 
ऋमानुसार शुक्र TSS फल का ज्ञान करना चाहिये । 
जन्म नक्षत्र शिर पर हो तो राज्य, कष्ठ पर धन, हृदय पर सुख, बुझा 
भाष में क्षत्रुओं से मग, जंघापर इच्छित भोजन, तथा पेरों में सुख की प्राज्ति 


होती है।। ५३७-५३९ ।। 
मार्यी aft पुरुष चक्र-- 
शनिचङ्ं नराकारं लिखित्वा सौरिमादित! । 
THe मवेद्त्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुभम्‌ ।। ५४०॥। 
नक्षत्रमेकं च शिरोविभागे मुखे त्रीणि युगं च गुह्ये । 
नेत्रे च नक्षत्रयुगं हृदिस्थं त्रयं तथा वामकरे TASHA ।। ५४१॥ 
वामे थ पादे त्रितयं च मानां भानां त्रयं दक्षिणपादसंस्थम्‌ । 
ऋक्षाणि चत्वारि च दक्षिणे करे चक्र प्रणीतं मुनिनारदेन ।। ५४२ ॥ 
रोगो लामो हानिराप्तिश्र सोख्यं बन्धः पीडा सत्प्रयाणं च लाभ: । 
मान्दै चक्रे मार्गगे कल्पनीयं तद्वलोभ्यादकगे स्युः फलानि ॥ ५४३॥। 
मनुष्य के आकार मे शनि चक्र बनाकर शनि के नक्षत्र ( जिस नक्षत्र पर 
झनि हो ) से आरम्मकर अंगो में नक्षत्र का स्थापन कर जन्म नक्षत्र जहाँ हो 
उससे शुमाशुम का ज्ञान करना चाहिये । 
एक नक्षत्र शिर पर, तीन मुख पर, चार गुह्य पर, दो नेत्रों पर, हृदय 
पर तीन, ad हाथ में चार, ad पेर पर तीन, दाहिने पैर पर तीन, 
चार नक्षत्र दाहिने हाथ पर स्थापित कर मुनिनारद ने चक्र का निर्माण किया । 
इसका फल THIS अनुसार क्रम से रोग, लाभ, हानि, लाभ, सुख, wer, 
पीड़ा, सुखद यात्रा तथा लाभ मार्मी शनि के चक्र का फल कहना चाहिबे। यदि 
चक्री शनि हो तो इससे विपरीत समझना चाहिये ॥ ५४०-५४३ ।। 


बकीक्षति चक 


ar हिन्दौव्याश्थोपैता ३३३ 


wenfe बामकरकेऽप्यृदरे च TE 
after त्रयं भयनयोदियं जिगुहा ।॥ ५४४ ।। 
रोगो लामस्तथा द्रव्यलामो ET 
पुजा च जनसौमाग्यमल्पमृत्यु/ क्रमात्फलम्‌ । ५४५॥ 
जिस नक्षत्र में बकी शनि हो उससे थार नक्षत्र दाहिने हाथ में, दोनों पैरों में 
शः, ad हाथ में चार, उदर में पाँच, सिर में तीन, दोनों नेत्रों में दो, ow 
में तीन नक्षत्र होते हैं। जन्म नक्षत्र उक्त क्रमाडुसार जिस अंग में हो उसका फल 
क्रम से रोग, लाम, द्रब्यलाम, बन्धन, पूजा (wm) लोगों से सुख, तथा 
अल्पमृत्यु कारक होता है ॥ ५४४-४५ ॥। 
राहुपुरुष चक 
यस्मिन्नृक्षे भवेद्राहुस्तदादी सप्त पादयोः। 
दक्षिणे च भुजे ce शिरति त्रोणि दापयेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
ma द्वे हृदय न्यस्य मुखे de नियोजयेत्‌ । 
भपञ्चक करे ज्ञेयमृक्षमेक च नाभिगम्‌ । ५४७ ।। 
ata thr गुह्य च राहुचक्रं विघीयते। 
धनहानिभवेत्पादे सन्तापो दक्षिणे करे। 
शोष शत्रुभयं विद्याद्धृदयें दुर्जनप्रियम्‌ ॥ ५४८ ॥ 
मुखे दुर्जनसहारो मृत्युवामि करे भवेत्‌। 
नामिस्थ सर्वनाशाय गुह्य प्राणविनाशनम्‌ ।। ५४९ i 
जन्म समय में जिस नक्षत्र पर राहु हो उससे सात नक्षत्र पैरों पर, दाहिने हाथ 
पर पाँच, शिर पर तीन, हृदय पर दो, मुख पर एक, पाँच नक्षत्र ( बायें ) हाथ 
वर, एक नक्षत्र नाभि पर, तीन नक्षत्र गुह्य स्थान पर स्थापित करने से राहुपुरुष 
we होता है। जम्म नक्षत्र यदि पर पर हो तो धनहानि, दाहिने हाथ पर 
सम्ताप, सिर पर शत्रु भय, हृदय पर हो तो दुष्टों से प्रेम, मुख पर हो तो get 
का नाश, बायें हाथ पर हो तो मृत्यु, नाभि पर हो तो सभी प्रकार से नाश, wey 
मुझा स्थान पर हो तो प्राथ का विनाश ( मृत्यु ) होता है॥ ५४६-५४६॥ 
केतु पुरुष चक्र 
शोष «el मुखे qe कण दे वै वक्षस्यणंवर्षाणि हस्ते । 
HEN बाणा बेदतुल्याञ्च वस्त्या केतोश्चक्क प्रोदितं बुडिर्माद्गः ।॥ ५५० ॥ 
मुखे भयं मूध्नि जयं करोति कणं भयं पाणियुगे च सौख्यम्‌ | 
पादे सुखं वदासि शोकमेव गुह्य अमं दुःशविकारहेतुम्‌ | ५५१॥ 


३३४ मानसागरी 


0000 का 


केतु जन्म समय में जिस नक्षत्र पर हो उससे पाँच नक्षत्र सिर पर, e 
मुख पर, कानों पर पाँच, वक्ष पर दो नक्षत्र, हाथ पर चार, चरण में ५, तथा 
वस्ति में ४ नक्षत्र केतु चक्र में विद्वानों ने बताया है । | 


जन्म नक्षत्र मुख में हो तो मय, सिर में हो तो जय, कान पर हो तो भय, 
हाथों पर हो तो सुख, पेर पर हो तो सुख वक्ष पर हो तो शोक, तथा गुह 
( बस्ति) पर हो तो दुख एवं विकार कारक भ्रमण होता है॥ ५५०-५५१ ॥ 
ग्रहों की अवस्था 
दीप्तः स्वस्थो मुदितः शान्तः शाक्तः प्रपीडितो दीनः । 
विकलः खलश्च कथितो नवप्रकारो ग्रहो हरिणा ॥ ५५२॥ 
दीप्त, स्वस्थ, मुदित, शान्त, शक्त, पीडित, दीन, विकल, खल, ये नव प्रकार 
की अवस्थायें ग्रहों को बताई गई हैं ॥ ५५२ ॥। 
दीपस्तुङ्गतः amt निजगृहे स्वस्थो हिते हृषितः 
शान्तः शोभनतर्गगञ्च खचरः शक्तः स्फुरद्रश्मिभाक्‌ | 
लुप्त: स्याद्विकलः स्वनीचगृहगो दीनः खलः पापयुक्‌ 
खेटो यः परिपीडितञ्च खचरं: स प्रोच्यते पीडितः ॥ ५५३ ।। 
अपनी उच्चराशि में ग्रह दीप्त, अपनी राशि (गृह) में हो तो स्वस्थ, 
मित्र ग्रह की राशि में हृषित, झुमग्रहों के वर में शान्त, बलवान राशि युक्त ग्रह 
शक्त, अस्तंगत ग्रह लुप्त, अपनी नीच राशि में दीन पाप ग्रह से युक्त ग्रह खल 
तथा किसी ग्रह से पीडित होने पर पीडित अवस्था होती है ॥ ५५३ ॥ 
अवस्था का फल 
दीप्ते प्रतापादतितापितारिगंलन्मदालङकृतकुञ्जरेशः । 
नरो मवेत्तन्निलये सलीलं पद्मालयालं कुरते विलासम्‌ । ५५४॥ 
जिसके जन्म समय में ग्रह दीप्त'वस्था में हो वह अपने प्रबल प्रताप से a 
का दमन करने वाला, मदमस्त हाथियों का अधिपति होता है । तथा उसके घर में 
स्वयं लक्ष्मी ही आकर विलास करती है ( अर्थात्‌ समी प्रकार की धनसमृद्धि से 
परिपूर्ण होता है ) ॥ ५५४ ॥। 
स्वस्थे महद्वाहनचान्यरत्नविशालशालाबहुलेन युक्तः । 
सेनापति: स्यान्मनु महौजा व रिव्रजा वाप्तजयाधिशाली ॥ ५५५ ॥ 
ग्रह स्वस्थावस्था में हो तो मनुष्य बहुत अधिक वाहन, धान्य, रत्न एवं 
विशाल भवनों से यक्त, सेनापति, महान तेजस्वी, तथा शत्र समूह पर बिजय प्राप्त 
करने वाला होता है ॥ ५५५ 1 


ear हिन्दीग्याल्योपेता ३३५ 


«e भवति कामिनीजनोऽत्यन्तम्‌थणमणिव्रजवित्त। । 
धर्मकर्मकरण कमानसो मानसोद्धवचयो हतहात्र। || ५५६॥। 
जम्म समय में ग्रह हथितावस्था में हो तो मनुष्य कामिनी ( स्त्रियों), 
आभूषण, मणियों के समूह एवं धन से युक्त, धामिक कार्यों के सम्पादन में 
दसचित्त, उन्चतिशील विचारों वाला, तथा शत्रुओं का नाश करने वाला 
होता है ।। ५५६ ।। 


शाम्तेऽतिशान्तो हि महीपतीनाँ मन्त्री स्वतन्त्रो बहु fragen । 
शास्त्राधिकादि सुतरां नरं स्यात्परोपकारी सुकृतेकचित्तः ॥ ५५७ ॥ 


शान्तावस्था में ग्रह हों तो मनुष्य अत्यन्त शान्त प्रकृति वाला, राजा का 
मन्त्री, स्वतन्त्र विचारों वाला, बहुत से मित्रों एवं पुत्रों से युक्त, शास्त्रों का ज्ञाता, 
सदैव परोपकार करने वाला तथा एक चित्त होकर सत्कार्य करने वाला 
होता है ।। ५५७ ॥ 

शक्त$तिशक्त: पुरुषो विशेषात्‌ सुगन््माल्यामिरुचिः शुचिञ्ज । 

विख्यातकोतिः सुजनः प्रसन्नो जनोपकर्ततारिजनप्रहर्ता ॥ ५५८॥। 


जन्म समय में ग्रह शक्त अवस्था में हो तो पुरुष अत्यधिक शक्तिशाली, सुग- 
न्वित वस्तुओं पुष्प-माला आदि में रुचि रखने वाला, पवित्राटमा, विख्यात 
यसवाला, सज्जन, प्रसन्नचित्त, लोगों का उपकार करने वाला तथा शत्रुओं पर 
प्रहार (aaa ) करने वाला होता हे ॥ ५५८ ॥ 


हतबलो विकलो मलिन! सदा रिपुकुलभ्रबलत्वगलन्मतिः । 
SATA: स्थलसखरणो नरः FIAT परकायंगतादर: ॥ ५५९ ॥ 
जम्म समय में विकल अबस्था में ग्रह हों तो मनुष्य शक्तिहोन, मलिन विचारों 
बाला, सदैव TRA की प्रबलता से दुर्बल मति, दुष्टजनों का साथी, भूमि पर 
भ्रमण करने वाला, दुर्बल, दूसरों का कायं करने वाला तथा सम्मान से रहित 
होता है । ५५९ ।। 


दीनेऽतिदीनोऽपचयेन तप्तः संप्राप्तमूमिपतिशत्रुभीतिः । 
संत्यक्तनोतिः ag हीनकान्तिः स्वजातिवंर हि नरः प्रयाति ॥ १६० ॥ 
जन्म समय में ग्रह दीन अवस्था में हो तो मनुष्य अत्यन्त दीन, निरन्तर gra 
(आथिक हानि ) से सन्तप्त, राजकीय उलझनों एवं शत्रुओं से भयभीत, अपनी 
नीति का परित्याग करने वाला, काम्तिहीन, तथा अपनी जाति ( वरम ) के लोगों 
द्वारा शत्रुता प्राप्त करने बाला होता है ।। ५६० ।। 


३३६ मानसामरी 


ललाभिथाने हि खलैः कलिः त्यांत कान्तातिचिन्तापरितसचितः | 

विदेशयान॑ धनहोनतान्तःकोपी भवेल्लुब्धमतिप्रकासतः ॥५६१।॥ 

खल अवस्था में जस्मकालिक ग्रह पड़े हों तो जातक दुष्टों के साथ बिवाद 
करने वाला, स्त्री सम्बन्धी चिम्ताओं से सम्तप्त, बिदेश ( अपना स्थान छोड़कर 
अन्य स्थान ) में निवास करने वाला, धनाभाव से ग्रस्त, अन्तःकरण से कोबी 
बाहर से अत्यन्त लोमी के रूप में प्रकट होता है ॥ ५६१ ॥। 


पीडिते भवति पीडितः सदा व्याघिमिब्यंसनतोऽपि नितान्तम्‌ । 
याति सञ्चलनतां निजस्थलाद्व्याकुलत्वमपि बन्धुचिन्तया ।। ५६२ ॥ 
पीडित अवस्थाओं में यदि ग्रह होतो जातक व्याधि ( रोग ) तथा दुर्ष्येसन 
daa पीडित रहता है। अपने स्थान को छोड़कर इधर-उधर भ्रमण करने 
बाला, तथा भाई-बन्धुओं की चिन्ता से ब्याकुल रहता है ॥ ५६२॥ 
मातङ्ग नायक चक्र 
मातङ्गनायकं चक्र कथयामि समासतः | 
यस्य विज्ञानमात्रेण यात्रायुद्चे जयो मवेत्‌ ॥ ५६३ ॥। 
गजाकारं लिखेच्चक्रं सर्वावयवसंयुतम्‌ । 
अष्टाविशति-ऋक्षाणि देयानि सृष्टिमागंतः ।। ५६४ ॥। 
मुखशुष्डाग्रनेत्रे च कर्णकषीर्षाड्घ्िपुर्छके । 
द्विक द्विकं च दातव्यं चतुः पृष्ठे तथोदरे ।। ५६५ ।। 
द्विरदव्ययभान्यादो वदनाद्गण्यते बुध! । 
7a यत्र स्थितः सौरिज्ञयं तत्र शुभाशुमम्‌ ।। ५६६ ।। 
‘मातङ्ग नायक चऋ' को मैं संक्षेप में कह रहा हुं मिसको जानने मात्र से 
बात्रा और बुद्ध में विजय ( सफलता ) प्राप्त होती है । 
सभी अङ्गो से युक्त हाथी का चित्र बनाकर अभिजित्‌ सहित अट्ठाइस 
नक्षर्नो का वणित क्रमानुसार अङ्गों में न्यास करना चाहिये । 
मुख, शुण्डाग्र, दोनों नेत्र, दोनों कान, सिर, चारो पैर और पुच्छ में अश्वः 
व्यादि दो-दो नक्षत्रों का न्यास करना चाहिये । अनन्तर चार नक्षत्र पीठ पर 
wer थार पेट पर स्थापित करने से बजचक होता है । 
इस प्रकार हाथी के नाम नक्षत्र से आरम्भ कर मुख आदि कम से समी 
अगो में २८ नक्षत्रों को स्थापित कर, शनि जिस नक्षत्र पर स्थित हो उस नक्षत्र 
के अङ्ग के अनुसार JA का ज्ञान करना चाहिये ५६३-६६ ।। 


azar हिन्दीव्याख्यांपेता ३३७ 


मातङ्ग नायक चक्र ( xo भूमिका ) 
हथिनी का नाम लक्ष्मी, नक्षत्र-अश्चिनी 


हाथी के अंग नक्षत्र संख्या नक्षत्र नाम 
qu २ अश्विनी , भरणी 
शुण्डान्र २ कृत्तिका , रोहिणी 
दोनों नेत्र २ मृगशीष , आर्द्रा 
दोर्नो कान २ पुनवंसु , पुष्य 

२ माइलेषा, मघा 
दोनों अग्रपाद २--२ हस्त चिता 


दोनों पृष्ठपाद २५-२ | स्वाती, विशाखा 


अनुराधा ; ज्येष्ठा 
पुच्छ २ मूल, go qo 
Jo षा० , अमिजित 


पृष्ठ Y f 
श्रवण , धनिष्ठा 
उद्र x शतभिषा , go भा० 
Jo मा० , रेवती 
फन--- 


मुखशुण्डाप्रनेत्रयु सौरिमं सस्तकोदरे । 
युद्धकाले गते यस्य जयस्तस्य न संशय: ।। ५६७ ॥ 
पृष्ठ पादे च पुच्छे च कणंसंस्थे शनेश्चरे । 
WAR रणे तस्य ऐरावतसमो यदि॥ ५६८ ॥ 
जिस नक्षत्र पर शनि स्थित हो वह नक्षत्र यदि मातङ्गनायक चक्र के मुख, 
शुष्डाग्र, नेत्र, मस्तक और पेट में स्थित हो तो उस समय युद्ध अथवा यात्रा करने 
से निश्सन्देह विजय होती है । 
यदि शनि का नक्षत्र पीठ, पर, पुच्छ और कानों में स्थित हो तो ( अशुभ 
होता है ) | युद्ध में मृत्यु तथा सेना का भङ्ग (नाश) होता है (चाहे जितनी सशक्त 
सेना क्यों न हो) ॥ ५६७-६८ ॥। 
एतेषां दृष्टम ङ्गानां तत्काले संस्थितः शनिः । 
तत्काले पट्टबरधोऽपि वर्जनीयः प्रयत्नतः ।। ५६९ ॥ 


इस प्रकार gata कारक क्षति की स्थिति हो तो उस समय पट्टबन्ध ( राज्या- 
भिषेक ) या युद्ध-यात्रा अ!दि को प्रयत्न पूर्वक वजित करना चाहिये ॥ ५६६ |! 


पृथिब्या भूषणं मेरुः शव्या भूषणं शक्षो । 
नराणां भूषणं विद्या सन्यानां भूषणं गज1 ॥ ५७० ॥ 
२२ मा० Ayo 


३३८ amará 


जैसे पृथ्वी का भूषण ( शोभा ) मेरु पर्बत, रात्रिका nik ण चन्द्रमा तथा 
मनुष्य का भूषण विद्या है। उसी प्रकार सेना का आभूषण गज ( मातङ्गनायक ) 
चक्र है ॥ ५७० ।। 
अश्वचक्र-- 
अश्वाकार लितेच्चक्रमश्वधिष्थ्यादितारकाः | 
बदनात्सृष्टिगा देया थष्टाविशतिसंख्यया ।। ५७१ ॥ 
मुखाक्षिकणंशीषषु पुच्छाङ्घथोयुग्मसंख्यया | 
पञ्च पड्चोदरे पृष्ठे सौरिर्यत्र फलं ततः॥ ५७२ ॥ 
अश्व (घोडा) की आकृति का चक्र बनाकर घोड़े के नाम नक्षत्र से आरम्भ कर 
२८ नक्षत्रों का न्यास मुख से आरम्भ कर अन्य अंगों में सृष्टि क्रम ( अनुक्रम ) से 
करना चाहिये | 
मुख, आँख, कर्ण, शीषं, पुच्छ और चरणों में दो-दो नक्षत्र तथा पेट और 
पीठ पर क्रम से पाँच-पाँच नक्षत्र स्थापित कर शनिको स्थिति के अनुसार फल 
कहना चाहिये ॥ ५७१-७२ 1 
, अश्वचक्र (xo भूमिका ) 
अश्व का नाम चेतक, नक्षत्र अश्विनी 


अश्व के अङ्ग नक्षत्र संख्या नक्षत्र 
मुख २ अश्चिनी , भरणी 
दोनों नेत्र 2 कृत्तिका , रोहिणी 
दोनों कान २ मृगशीर्ष , आर्द्रा 
शीर्ष र्‌ पुनवंसु पुष्य 
359 २ आइलेषा , मघा 
go फा० , Jo का 
बोनों पृष्ठ पाद २२ { हस्त , चित्रा 
स्वाती , विशक्षा 
बोनों अग्रपाद २+२ अनुराधा, ज्वेध्ठा 
मल ‚ge बा» 
उदर १ Jo Glo, Se. श्रबण 
धनिष्ठा , शतमिषा 
शष्ठ १ Ph 


फल-- 


मुखाक्युदरशीषंस्थो यदा सोरिस्तुरङ्गमे। 
तदारिमंङ्गमायाति रणे शत्रुवशं गतः॥ ५७३॥। 
अश्व चक्र में शनि यदि मुख, ate, पेट तथा सिर पर स्थित हो तो e सैना 


“मनोरमा? हिन्दीब्यास्योपेता _ ३३६ 


नष्ट हो जाती है तथा संग्राम में शत्रु वशीमत हो जाता है ( आत्मसमर्पण कर 
देता है ) ५७३ ॥ 
कर्णाइध्रिपृष्ठे पुण्छत्थे अश्वाडनेष्वकनन्दने | 
fast wyatt च कुरुतेऽसी महाहवे।। ५७४॥। 
यदि शनि अश्वचक्र में कान, चरण, पूंछ और पीठ पर स्थित हो तो संग्राम 
में wifes, सेना का नाश तथा हानि होती है ॥ ५७४ ॥ 
एतत्स्थानस्थित। सौरिः सदा काले हयस्य च । 


rn 


पट्बन्धे गमे युद्ध वजयेत्तं हयं तूप! ५७५ ॥ 


इन ( अशुभ ) स्थानों में शनि यदि अश्वचक्र में स्थित होतो राज्याभिषेक, 
यात्रा और युद्ध में राजा को उस घोड़े का परित्याग कर देना चाहिये us १७५ ॥ 
देशान्तरस्थितः सौरि रिपवः सन्ति afegan: । 
तुरञ्जा यस्य भूपस्य विचरन्ति महीतले ।। ५७६ 1 


अन्य ( शुभ ) स्थानों में यदि शनि, अश्वचक्र में स्थित हो तो शत्रु लोग waa 
उस राजा से सशंकित रहते हैं जिसका वह घोड़ा होता है॥ ५७६ ॥ 


शतपदचक्र — 
TH शतपदं वक्ष्ये श्वक्षाशाक्षरसम्मवम्‌ । 
नामादिवणंतो ज्ञ यमृक्षराश्यंसकं तथा ।। ५७७ ॥ 


झतपद चक्र को बतला रहा हूं जिसके द्वारा, नक्षत्रों के प्रत्येक चरणों के 
अक्षर, नाम का प्रथम अक्षर तथा राशियों का ज्ञान होता है ।। ५७७ ॥ 


तियंगुध्वंगता रेखा रुद्रसंख्या लिखेद्बुघः | 
जायते कोष्ठकं तत्र शतमेकं न संशयः Koc 1 
facet ( पूर्वापर ) तथा खडी ( याम्योत्तर ) ग्यारह-ग्यारह रेखा खींचने से 
एक सौ कोष्ठक का चक्र बन जायगा ।। ५७८ ॥। 


स्यस्यावकहडादोनि रुद्रादिविदिशः क्रमात्‌ । 
पञ्च पञ्च क्रमेणेव विशदर्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ ५७९ ॥ 


पञ््चस्वरसमायोग एककं पञ्चधा कुरु। 
कुर्यात्कुपुमुदुस्थानि त्रीणि त्रीण्यक्षराणि च ॥ ५८० ।। 


कुघाङाछा मवेत्स्तम्मो रोद्र ईशानगोचरे | 
पुषाणाठा MATTER हृस्तमास्तेयसञ्षके ।। ५८१ ॥ 


भुधाफाढा भवेत्यूवें दूथाक्षाआस्तथोत्तरे । 
एवं स्तम्मचतुष्कं च ज्ञातषथ्यं स्वरवेदिभिः ।। ५८२॥ 


चिष्थ्यानि कृत्तिकादीनि प्रत्येकं चतुरक्षरः । 
सामिजिस्यंशकास्तस्य शतक हा दशॉ।धकस्‌ ॥ ५८३ ॥ 


यदुक्षांशककोष्टस्थ: Ke: सौम्योऽपि वा ग्रहः। 
ततस्तदजयेच्ित्प॑ fat नामाचमक्षरम्‌ ॥ ५८४॥ 


३४० मानसानरी 


सो कोष्ठ वाले ( शतपद ) चक्र के ईशान कोण से आरम्भ कर अवक ह ढ, 
मटपरत, नयभजश, गसदथल इन २० वर्णों को बीस कोष्ठों में 
स्थापित कर अ, इ, उ, ए, ओ इन पांच स्वरों के योग से पाँच प्रकार से लिखें । 
जहाँ पर कु पु मु दु वर्ण हों वहाँ पर तीन-तीन अक्षर ओर लिख दें । 

ईशान कोण में कु के साथ घ ड छ जोड़ने से रौद्र स्तम्भ, पुष ण ठ अग्नि 
कोण में हस्त स्तम्भ म्‌ ध फढ पूर्व स्तम्भ तथा दू थ श न उत्तर स्तम्भ होता है । 
(ये चारो स्तम्भ क्रम से आर्द्रा, हस्त, पूर्वाषाठ तथा उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र के सूचक 
हैं )। इन चारों स्तम्मों को स्वरशास्त्र के विद्वानों को जानना चाहिये । कृत्तिका 
नक्षत्र से आरम्भ कर प्रत्येक नक्षत्र के चार-चार अक्षर निर्धारित करने पर 
अभिजित सहित २५ नक्षत्रों के कुल ११२ अक्षर होते हैं। ( शतपद चक्र में मी 
loo + (IX )-११२ अक्षर हैं। जिस नक्षत्र के जिस चरण में कोई पाप या 
शुभग्रह बठा हो उस चरण से सम्बन्धित अक्षर से पुरुषका नाम नहीं रखना 
चाहिये ।। ५७६-८४ ıı 


शतपद (aaa ger) चक्र 


me ie le Te ate [प Te fe la ja [a [ड fale || [२ ys 

sel | | । | मचा | 

इ | fa Ñ fe [fe | fa [fe [u [२7 [ति 

ol है | [1% | | [विशा 

उ [व (क 6 ३ मु दु | रु 

|ष.इ.छ| पुष्य | | | [que (स्वाति 

_ | [आर्द्रा] | | । | हस्त 

ए [बे | कै हे हे |मे (टे |पे ie [ते 
yo | go | उ.फा |चित्रा| | 

ओ त | क हो | ढं | 


“मनोरमा” हिन्दीव्याड्योपेता ३४१ 


सौम्यविद्ध शुभं शेयमशुमं पापलेचरें: | 
मिश्रैमिशफले तत्र Freer शुभाशुभम्‌ ॥ ५८५॥ 
नक्षत्र शुभग्रहो से विद्ध हो तो शुभ, पापग्रहों से विद्ध हो तो अशुभ, मिश्रित 
(शुभ और पाप दोनों) ग्रहों से विद्ध हो तो मिश्रित (शुमाशुभ) फल होता है । यदि 
किसी भी प्रह से विद्धन हो तो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के फल होते हैं ।।५८५।। 
यदुक्तं सर्वतोमद्र प्रहोपग्रहवेधतः । 
शुभाशुभफलं aa तदिहापि विचिन्तयेत्‌ ।। ५८६ ॥ 
ग्रह और उपग्रह फे वेध का शुमाशुभ फल जो सर्वतोभद्र चक्र में कहा गया 
है वही यहाँ शतपद चक्र में भी विचार करना चाहिये।। ५५६ ॥ 
सूर्य काला नलच क्र-- 
सु्यकालानलं चक्र स्वरशास्त्रोदितं महत्‌ । 
तदहं विशदं वक्ष्ये चमत्कृतिकरं परम्‌ ।। ५८७ | 


त्रिशलकाग्रः सरलाश्च तिस्रः 
शलोर्ध्वरेश्वाः परिकल्पनीयाः । 
रेखात्रयं मध्यगतं थच तत्र 
दे द्रे च कोणोपरिगे विधेये ५८८ ॥ 


त्रिशलकोणान्तरगान्यरेखा 
तदग्रयोः भश्पृङ्गयुगं विधेयम्‌ । 
मध्यत्रिशला ह्वयदण्डमूलान्‌ 
सथ्येन माश्यकमतोऽमिजिस्च ।। ५८६ |। 
स्वर शास्त्र में वहे गये, चमत्कार प्रदर्शित करने वाले सूर्य कालानलचक्र को 
मैं विस्तारपूर्वक कह रहा हूं | 
तीन सरल ऊर्ध्वाध: (खडी) रेखा बनाकर उनके अग्र माग में त्रिशूल wars, फिर 
तीन दक्षिणोत्तर ( तिरछी ) रेखा बनाबें। दो-दो रेखायें चारों कोणों में जाने 
बाली बनाकर कोण और त्रिशूल के बीच में एक अन्य रेखा खींच कर उसमें दो 
MFT बनावे । अनन्तर चक्र में नक्षत्रों का न्यास कर । 
जिस नक्षत्र पर सूर्य हों उस नक्षत्र को मध्यगत त्रिशूल रेखा के मूल में स्थापित 
कर वाम क्रम से अभिजित्‌ सहित २५ नक्षत्रों को चक्र में स्थापित करना 
चाहिये ॥ ५८७-८९ ॥ 
उदाहुदण--सूयं की स्थिति अनुराधा नक्षत्र में मान कर सूर्यकालानलचक्र 
का निर्माण किया जा रहा है-- 


३४२ मानसानरी 
सूर्यं कालानल चक्र 
Sun, RR de 3: आद्वी पुनर 


घुल्भार 


Be Ho + + हस्त 
Ye Wo चित्रा 
मूः ज्येष्ठा 'आनु० विशा स्वाती 


शुमाशुम शान-- 
स्वनामभं यत्र गतं च तत्र प्रकल्पनीयं सदसत्फलं हि । 
तसस्थ ऋतष्षत्रितये कमेण चिन्ता वघञ्च प्रतिबन्धनानि ।। ५६० ॥ 
अपना नाम नक्षत्र कालानल चक्र में जहाँ स्थित हो वहीं से शुभाशुभ फल का 
ज्ञान करना चाहिये । तीनों त्रिशूल रेखा के नीचे यदि नाम (या जम्म ) नक्षत्र 
पड़े तो क्रम से चिन्ता, वर्ष तथा बन्धन होता है ।। ५६० ।। 


THEN रक च मध्य महा थे मृत्य Bibs । 
शेषेशु चिष्य्येषु जयञ्च मराणाम्‌॥। ५९१ ॥ 
दोनों gt में नाम नक्षत्र हो तो रोग तथा हानि (सैन्यनाश), तीनों भिक्ूलों 


में अपना नक्षत्र हो तो मृत्यु की सम्भावना होती है। शेष स्थानों में नाम (या 


amar हिन्दीब्याख्योपेता ३४३ 


Gi oe 


जन्म ) नक्षत्र हो तो विजय, लाम तथा विविध प्रकार की अभीष्ट सिडियाँ प्राप्त 


होती हैं ।। ५९१ ॥ 


श्रीसूर्यकालानलचक्रमेतद्गदे च वादे च रणे प्रयाणे । 


[ परिचिन्तनीयं पुशतनानां वचनं प्रमाणम्‌ ।। ५९२ ॥ 
इस सूर्य कालानलचक्र को रोग, विवाद, संग्राम और यात्रा में प्रयास पूर्वक 
बिचार करना चाहिये । यह प्राचीन आचायों का प्रमाण वचन है year ॥। 


वेध फल-- 
रवेवंधे मनस्तापो द्रव्यहानिञ्च भूसुते । 
रोगपीडाकरो मन्दो राहुः केतुश्च मृत्युदः ॥। ५९३॥ 
सूये द्वारा ( जन्म राशि पर ) वैध हो तो मन में सन्ताप, मंगल, से घनहानि, 
शनि से रोग पीडा तथा राहु और केतु से वेष हो तो मृत्यु होती है ॥ ५९३॥ 
गुरोवधे भवेल्लामो रत्नलामञ्च भागंवे। 
स्त्रीलामञ्चन्द्रवेघे च सुखं स्याद्बुधवेधतः | 
जन्मराशेश्च वेधस्य फलमेतररकीतितम्‌ ।। ५६४ ।। 


यदि गुरु द्वारा वेध हो ता लाम, शुक्र से रस्नलाभ, चन्द्र से स्त्री लाभ, बुध से 
बेथ हो तो सुख प्राप्त होता है। वेध का यह फल जन्म राशि के आधार पर कहा 
गया है॥ ५९४ ॥। 


चम्द्रकालानलचक--- 

चन्द्रकालानलं चक्र व्योमाकारं लिखेदबुध: | 

चतुदिक्षु जिशुलानि मध्यत्र्यस्राणि कारयेत्‌ ॥ ५६५ ॥ 
ga त्रिशलमध्यस्थं दिवसक्ष समालिखेत्‌ ı 

त्रिशूले च बहिमंध्ये मध्ये बहिस्त्रिशलके । 

नामक्ष च स्थितं यत्र ज्ञेयं तत्र शुभाशुमम्‌ ॥ ५६६ ॥ 
जिशले च भवेस्मृत्युमंध्यम॑ बहिरष्टके । 

आयुः प्रजा जयो लाभश्चन्द्रगर्म न संशय: ॥ ५६७ ॥ 


चन्द्र कालानल चक्र को व्योमाकार ( वर्तुलाकार ) बनाना चाहिये। चारों 
दिशाओं में इस प्रकार त्रिशूल बनावे जिससे वर्तुल में त्रिमुजों का निर्माण हो जाय । 

अनम्तर पूर्व दिशा में त्रिशूल के मध्य में अमीष्ट दिन के नक्षत्र को लिख कर 
फिर अग्रिम नक्षत्रों को क्रम से त्रिशूल पर, वत्त के बाहर, वृत्त के अन्दर, पुनः 
अन्दर, qe के बाहर तथा दूसरे त्रिशुल पर लिखना चाहिये। इसी प्रकार 
अभिजित्‌ सहित अट्टाइस नक्षत्रों का चक्र में न्यास करना चाहिये । 

चक्र में जहाँ पर नाम मक्षत्र हो वहाँ से शुभाशुभ का ज्ञान करना चाहिये । 


यदि नाम ( था जन्म नक्षत्र त्रिशूल के ऊपर पड़ा हो तो मृत्यु, बृत्त के बाहर 
आठ नक्षत्रों में हो तो मध्यम फलकारक तथा यदि बत्त के भीतर नाम नक्षत्र हो 
तो आयु, सम्तान, जय तथा लाभ देने बाला होता है ॥ ५६५०-६७ ॥। 


३१४४ मानसागरी 


उदाहरग--कल्पना किया कि feat का नाम नक्षत्र मधा है। तथा यात्रा के 
दिन अच्चिनी नक्षत्र है परिणामनमध्यम फलदायक | 


चन्द्र कालानल चक्र 


विश” स्वाती चित्रा 


यमद्रेष्ट्रा च क्र-- 
नवोध्वंगानि धिष्ण्यानि नव hp il 
अधोगतानि धिष्ण्यानि नव चैव विनिदिशत्‌ ॥ ५६८ ॥ 
चतुर्नाढीकतो नॉडीकृतों वेधो जन्मनक्षत्रयोगतः ı 
सर्पोकारमिद चक्र कालचक्र प्रजायते ५९६॥। 
एक सर्पाकार चक्र बनाकर उसमें € नक्षत्र ऊपर, € नक्षत्र मध्य में तथा ई 
नक्षत्र अथो ( नीचे ) भाग में स्थापित करने से सर्पाकार कालचक्र होता है । जन्म 
नक्षत्र की स्थिति द्वारा चार नाड़ियों में वेष होता है ॥ ५१९८-९९ ॥ 
नीषि मध्यक्षतर्काणि तानि कालमुखानि च । 
कोणस्थिते चन्द्रधिष्ण्ये तच्च दंष्टादय॑ मतम्‌। ६०० ॥ 
मध्य भाग स्थित नक्षत्रों में तीन नक्षत्र ( क्रमसे १३, १४, १५ at) नक्षत्र 
काल मुख तथा कोण में स्थित अर्थात्‌ मध्यगत नक्षत्रों से पूर्व और पश्चात्‌ (क्रम 
से १० af १९ af) दो चार नक्षत्र दोनों द्रंष्टा (कालसपं के दाँत) होते हुँ ।।६००॥ 


‘marca’ हिन्दीव्याश्योपेता ३४५ 


दिनक्षमादिम॑ कृत्वा नामक्ष यत्र संस्थितम्‌ । 
मुखर्दष्रागते मृत्युः शुभमध्यत्र संस्थिते ।। ६०१ ॥ 


काल ( यमदंष्ट्रा ) चक्र में नक्षत्रों का स्थापन दिन नक्षत्र ( जिस दिन प्रश्‍न 
हो या विचार करना हो उस दिन के चान्द्र नक्षत्र ) से करना चाहिये। नाम 
नक्षत्र यदि मुख में अथवा द्रष्ट्रा में स्थित हो तो मृत्यु ( अशुभ ) तथा अन्यत्र कहीं 
हो तो शुभ होता है ।। ६०१॥ 
जवरे च ma a विवादे विग्रहे रणे । 
कालदं्टास्यग॑ नाम यस्य तस्य महद्भयम्‌ ।। ६०२ ॥ 
यम ( काल ) दंष्ट्रा चक्र का उपयोग ज्वर, नष्ट तस्तु, सर्पादि जन्तुओं के 
देश, विवाद तथा संग्राम में किया जाता है। जिसका नाम (नक्षत्र) कालदष्ट्रा 
या काल मुख में होगा उसके लिए महान भय उपस्थित होता है ॥ ६०२ ॥ 


विशेष--कालदंष्ट्रा या यमदंष्ट्रा चक्र के निर्माण एवं उपयोग विधि में 
अभ्य ग्रन्थों में कुछ मतभेद है। नरपति जयचर्या मे लिखा है कि ''चतुर्नाडीबतो 
वेषो मध्ये ऋक्षत्रयोज्झित: 0 अर्थात्‌ चार नाडिया में स्थित नक्षत्रों में से मध्यगत 
तीन नक्षत्रों को छोडकर अन्य सभी नक्षत्रों में वेध होता है। इसका अर्थ यह भी 
किया गया है कि तीनों स्थानों में मध्यके तीन-तीन नक्षत्र काल मुख में स्थित 
होते हैं। परन्तु कुछ लोगों ने मध्य ( तिर्यक ) स्थान में स्थित & नक्षत्रों में से ३ 
नक्षत्र को कालमुखगत तथा उससे पुर्व और पश्चात्‌ दो नक्षत्रों को यमदंष्ट्रा में 
स्थित माना है । 


यम ( काल ) दंष्ट्रा चक्र 


३४६ मानसागरी 


I SR De 


यदि दिन नक्षत्र मधा हो तो मधा से ज्येष्ठा पर्यन्त € नक्षत्र ऊध्वं भाग में, 
मूल से रेवती पर्यन्त & नक्षत्र तियंग भाग ( स्थित कालमुख ) में तथा अश्विनी से 
आदलेषा पर्यन्त € नक्षत्र अथो ( पृष्ठ ) माग में स्थापित करना चाहिये । प्रश्‍न- 
कर्ता रमेश का नाम नक्षत्र चित्रा ऊष्व भाग में स्थित हैं अतः शुभ है। गोपाल 
की नक्षत्र शतमिष १५ याँ नक्षत्र कालमुख में है अतः अशुम है | 


त्रिनाडी चक्र-- 
आर्द्रां विलिखेच्चङ्गं मृगान्त च त्रिनाडिकम्‌ । 
भुजङ्गसद्क्षाकारं मध्ये मूलं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ ६०३ ॥ 
आर्द्रा से आरम्भ कर मृगशीषं पर्यन्त २७ नक्षत्रों को सर्पाकार त्रिनाडी चक्र 
मे इस प्रकार स्थापित करे कि मूल नक्षत्र मध्य में आ जाय ॥ ६०३ ॥। 
त्रिनाडी चक्र 


afer एकनाडिस्थाञ्चन्द्रनामर्समास्कराः | 
तदिन॑ वर्जयेतस्य विवादे विग्रहे रणे ॥ ६०४ ॥ 

'जस दिन नाम नक्षत्र, चन्द्रस्थित नक्षत्र और सूर्यस्थित नक्षत्र एक ही नाडी 
में स्थित हों तो इस दिन विवाद, विग्रह ( विरोध, अलगाव), और संग्राम में 
भाग नहीं लेना चाहिये ॥ ६०४॥। 

शोगिणो जन्म-ऋक्षस्य एकनाड्यां यदा शशी । 
तदा पीडा विजानीयादष्टप्राहरकीं धुवम्‌ ।। ६०५॥। 

रोगी का जन्म नक्षत्र और बीमारी अवस्था में चन्द्र नक्षत्र यदि एक ही 
नाडी में स्थित हों तो आठ प्रहर तक (अर्थात्‌ चन्द्रमा जब तक उस नक्षत्र में 
रहेगा तब तक ) रोगी को कष्ट रहता है ॥ ६०५ i 

शोगिणो जन्म-ऋकष्षस्थ एकनाडयां यदा रकिः । 
यावदुक्ष भवेद्भोग्यं तावत्पोडा विनिदिशेत्‌ ॥ ६०६ ॥ 
रोगी का जन्म नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र ( जिस नक्षत्र पर सूर्य स्थित हो ) 
यदि एक ही नाडी में स्थित हो तो जब तक सूयं उस नक्षत्र पर स्थित रहेगा तब 
तक रोगी को पीड़ा होगी ॥ ६०६ ।। 
रोगिणो जन्म-्टक्षस्य एकनाडया यदा भवेत्‌ । 
जन्म त्यक्ष रविश्वस्दस्तदा मृत्यु समादिशेत्‌ ।। ६०७॥ 

रोगी का अन्म नक्षत्र, सूर्य नक्षत्र और बन्द्र नक्षत्र यदि एक ही नाडी में हो 

तो रोबी की मृत्यु होती है ऐसा फलादेश करना चाहिये ।।६०७॥। 


'म्रनोरमा' हिम्दीव्याख्योपेता ३४७ 


wage रविञ्चन्द्रो भवेचदि कथञ्चन । 
अन्यास्वत्यासु नाडीषु तदा नीरोगता भवेत्‌ ॥ ६०८ ॥ 


जन्म नक्षत्र, चन्द्र नक्षत्र और सूर्य नक्षत्र यदि किसी प्रकार भिन्न-भिन्न 
नाडियो में हो तो रोगी स्वस्थ हो जाता है ॥ ६०८ ॥। 
अथातः संप्रवक्यामि चक्र त्रेलोक्यदीपकम्‌) | 
frend सर्वतोभद्रं सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । ६०९॥। 

१. यह cate नरपतिजयचर्या के सर्वतोभद्रप्रकरण का है। इससे आगे २-९ 
इलोक पर्यम्त सर्वतोभद्र चक्र की निर्माण विधि बताई है जिसका उल्लेख 
प्रस्तुत ग्रन्थ में नहीँ किया गया है । केवल फलादेश विधि दी गई है। बतः 
आवश्यक समझ कर निर्माग विधि भी प्रस्तुत कर रहा हुँ । द्र. नरपति ज. 
च. २-६ 'ऊध्वंगा दश विन्यस्य’ इत्यादि नियमानुसार दस रेखा उर्ध्वाधः, 
दस रेखा fada लिखकर of कोष्ठक वाला एक चक्र बना कर ईशान कोण 
से आरम्म कर चारों कोणों म अकारादि १६ स्वरों को स्थापित करना 
चाहिये । अनन्तर अ स्वर के आगे से कृत्तिकादि २८ नक्षत्रों को लिख कर 
पूर्वादि दिशाओं से नक्षत्रों के नीचे अवकहडादि अक्षरों का न्यास करना 
चाहिये । पुनः उसके नीचे पूर्वादि दिशाओं में वृषादि तीन-तीन राशियों का 
न्यास कर शेष ५ कोष्ठों मे नन्दादि तिथियों एवं सूर्यादि सात वारों का नाम 
लिखने से सर्वेतोभद्रचक्र निमित होता है। वारों का नाम तिथियों के साथ 
इस प्रकार होगा--रविवार, भौमवार-नन्दा, सोमवार, बुधवार---मद्रा, 
गुश्वार-जया, शुक्रवार-रिक्ता, शनिवार-पूर्णा । वेधज्ञान हेतु नरपति जयचर्या 
स. भ. प्र. २१-३३ देखें । 


सवेतोभद्र चक्र 
MESE क. रो | आ. | पु. [Ja] आ 
भ. [उ[अ| व Is | ह. [ela] म. 
अ. fala] a IR. | क. Jalaker. 


रे. | च iE 


rea त न mer CY Pe 


ओ नन्दा औँ सि ट | उ.फा 
१.६.११ । | | 
| ES fl | 
SS | पूर्णा | भद्रा |क.|प; ह. 
| ४५९, १४ ५,१०,१५ २,७,१२ 
CA | श. |सो.बु.'' 
पू.भा.| als | अः र| चि. 


|__| |g 
३,५,१३ 


३४८ मानसागरी 


एकवेधे भवेधुद्षं युग्मवेधे घनक्षयः । 
त्रिवेषेन भवेद्धूज़ी मृत्युश्चव चतुग्रहै: ॥ ६१० ॥ 
एकादिक््रवेधेन फलं पुंसां ध्रजायते। 
Sara तथा हानी रोगो मृत्युः क्रेमेण च ॥ ६११॥ 
भ्रम WAAL हानिः स्वरे व्याधिभयं तिथौ । 
राशिवेधे महाविध्नं पञ्चवेधे न जीवति ।। ६१२ ॥ 
अकवेधे मनस्तापो द्रव्यहानिस्तु भूसुते । 
रोगपीडाकरः सौरो राहुः केतुश्च विघ्नदौ ।। ६१३ ॥ 
wat मिश्रफलं dar रिपुश्चेव तु aria 
बुधवेघे भवेखाशा जीवः सरवफलब्रदः ॥ ६१४ ॥ 
इन चक्रों के अनन्तर अब मैं तीनों लोक को प्रकाशित ( प्रत्यक्ष ) करने वाला, 
प्रसिद्ध, शीघ्र विश्वास उत्पन्न कराने वाला सर्वतोमद्रनामक चक्र का विवेचन 
करने जा रहा हूं । यदि इस चक्र मे एक ग्रह से वेघ हो तो युद्ध होता है, दो wet 
के वेध से धन हानि, तीन ब्रहों के वेष से मङ्ग ( सेना का पलायन ), चारग्रहों के 
वेध से मृत्यु होती है । 
एक या एक से अधिक कूर ग्रहों का वेष हो तो क्रम मे उद्वेग, हानि, रोग और 
मृत्यु होती है । जन्म नक्षत्र विद्ध हो तो भ्रम (भ्रमण), नामाक्षर विद्ध हो तो हानि, 
स्वर विद्ध हो तो महान विध्न तथा यदि पांचों विद्ध हो तो मनुष्य जीवित 
नहीं रहता | 
सूयं से वेष हो तो मन में सम्ताप, भोम से वैध हो तो घन की हानि, शनि 
वेधका रक हो तो रोग और पीड़ा, राहु और केतु Aerize हो तो विध्न, 
चन्द्र से वेष हो तो शुभ-अशुभ दोनों मिश्रित फल, शुक्र वेधकारक हो तो शत्रु 
वृद्धि, बुध से बेघ हो तो बुद्धि का विकास, तथा गुरु से वेध हो तो सभी प्रकार 
का ( शुभ ) फल प्राप्त होता है ।। ६०६-१४ ॥। 
पश्चस्वर चक्र-- 
अथादावृदयो यस्यास्तिथेस्तद्भुक्तमानतः | 
बालस्वरादिकप्रश्‍ने फलं तस्य वदाम्यहम्‌ ॥ ६१५ ॥ 


प्रश्‍न काल में जिस तिथि का उदय हो उसके मुक्त प्रमाण से बाल आदि स्वरों 
का फल बता रहा 6॥ ६१५ ।। 


मृत्युर्बालस्तथा कुमारस्तरुणः स्वरः 
पश्चमस्थाने छ स्वरो मृत्युदायकः ।। ६१६ ॥ 


'मनो रमा' हिन्दीब्याढ्योपेता ३४६ 


मृत्यु, बाल, वृद्ध कुमार और तरुण ये पाँच स्वर होते हैं। जो स्वर जिसके 
qee स्थान में होगा वही स्वर उसके लिए मृत्यु कारक होता | ।। ६१६ ।। 


किञ्चिल्लामकरो बालः कुमारस्त्वद्ध लाभदः | 
सवंसिद्धि युवा दत्त वृद्ध हानिमृ ते क्षय; ।। ६१७ ॥ 
बालस्वर स्वल्प लामकारी, कुमार स्वर अधेलामप्रद, युवा स्वर सभी प्रकार 
की सिद्धियो को देने वाला, वृद्ध स्वर हानिकारक तथा मृत्यु स्वर कार्य नष्ट करने 
वाला होता है ॥ ६१७ ।। 
स्वर साधन-- 
तिथिभुक्तघटीसंख्याँ कृत्वा पलमयौं ततः । 
एवं बाणहूते शेषः स्वरस्तत्कालसम्भवः ॥ ६१८ ॥ 
वर्तमान तिथि की मुक्त घटी संख्या का पल बनाकर उसमें पाँच का भाग देने 
से जो शेष बचे उसी संख्या के अनुसार बाल-कुमार आदि वर्तमान स्वर होता है । 
यथा १ शेष हो तो बाल, २ कुमार, २ युवा ४ वृद्ध तथा ५ अर्थात्‌ ० शेष हो तो 
मृत स्वर होता है ।॥ ६१५ ।। 
उदाहरण कल्पना किया ५ तिथि का घट्यादि मान २५२२ गत तिथि y ar 
मान २८1१२ दृष्टघटो १५।३० 
अतः ६०।००-२८।१२ = ३१।४८+- १५।३० 
= ४७1१८ तिथि मुक्तघटी 
VOX ६० « २८२०+ १८ = २८३८ पलात्मक मृक्तषटी 
५) २८३८ ( ५६७ 
२५ 
३३ 
३० 
35 


nun 


३ 
शेष २ है । अतः 'युवा' स्वर हुआ | 
यमुदिश्य कृतः प्रश्नः फलं तस्य वदाम्यहम्‌ । 
यत्र नो दुश्यते किञ्चितत्र प्रश्न शुमाशुभम्‌ । ६१९ ॥ 
जिस उद्देश्य से प्रश्‍न किया गया हो तथा जिस प्रश्‍न का कोई आधार दृश्य न 
हो उन seat के शुमाशुम फलों को मैं कह रहा हू ॥ ६१९ ॥ 


३५० | मानसागरी 


बालोदये यदा पृच्छा लाभाथ स्वल्पलामदा । 
ware चिरशेगं च गमे हानि क्षयं रणे ॥ ६२०॥। 
बाल स्वर के उदय में यदि लामालाभ का प्रश्‍न हो तो स्वस्पलाभ; रोगी का 
प्रश्‍न हो तो दीर्घ कालिक रोग । यात्रा का प्रश्‍न हो तो हानि, संग्राम का प्रश्‍न 
हो तो युद्ध में विनाश होता है ॥ ६२० ॥ 
कुमारोदयवेलायाँ लाभो भवति पुष्कल । 
राज्ये नाझं जयं युद्ध यात्रा सर्वार्थसिद्धिदा ॥ ६२१ ॥ 


कुमार स्थर के उदय काल में यदि प्रश्‍न हो तो अधिक लाभ, राज्य सम्बन्धी 
प्रश्‍न में नाश ( हानि ), युद्ध में विजय तथा बात में सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त 
होती हैं ॥ ६२१ ।। 
युवोदये लभेद्राज्यं क्लेशच्छेदं च तत्क्षणात्‌ । 
संग्रामे शत्रुहन्ता च यात्रायां सफलं भवेत्‌ ॥ ६२२ ॥ 
युवा स्वर के उदय होने पर राज्य लाभ, तत्काल दुःखों का अन्त ( रोगों से 
निवृत्ति ), संग्राम में शत्रुओं का नाश, तथा यात्रा में सफलता मिलती है ॥ ६२२ ॥ 
वृद्धोदयें न लाभः स्यात्कलेक्षात्वलेशप्रवदध नम्‌ | 
संग्रामे भङ्गमायाति यात्रायां न निवतते ६२३॥ 
वद्ध स्वर के उदय होने पर लाभ का अभाव ( हानि ), एक कष्ट के अनन्तर 
wat कष्टों की वृद्धि, संग्राम में पराजय होती है तथा वृद्धस्वर में यात्रा करने 
से वापसी नहीं होती अर्थात्‌ यात्री वहीं नष्ट हा जाता है ॥ ६२३ ॥ 
मृत्यूदये यदा ger पृच्छति स्वप्रयोजनम्‌ । 
तत्सव मृत्युदं ज्ञेयं युद्ध मृत्युः समङ्गदः॥ ६२४॥ 
मृत्यु स्वर के उदय होने पर यदि प्रश्‍न Hat किसी उद्य से प्रश्‍न पूछता है 
तो प्रश्‍न का उद्देश्य ही उसकी मृत्यु का कारण होता है। अथवा युद्ध में पराजय 
के साथ मृत्यु होती है ।। ६२४ ॥। 
नरनामादिमो वणं: स्वराचस्मादधः स्थितः | 
स॒ स्वरस्तस्य वर्णस्य वर्णस्वर इहोच्यते । ६२५॥ 
मनुष्य के नाम के पहले अक्षर में जो स्वर होता है उस वर्ण (अक्षर ) का 
वही स्वर उस व्यक्ति का वणं स्वर होता है । यथा रमेश मे र्‌4-अ“रमेश का 'अ' 
aa, गोपाल का गृ--ओन्‍ओ वर्ण स्वर होगा ॥ ६२५ ॥। 
नक्षत्र संशा विचार 
जन्ममं जन्मनक्षत्र दशमं कर्मसंशकम्‌ । 
एकोनविश्ञमाधानं त्रयोविशं विनाक्षकम्‌ ॥ ६२६ ॥ 


far हिन्दीब्याइयोपेता ३५१ 


अष्टादशं श नक्षत्र सामुदायिकसंशितम्‌ । 
सांधातिकं थ विज्ञेयमृक्षां वोडशसंश्यकम्‌ ॥ ६२७ ।। 
जिस नक्षत्र में जन्म होता है उसे जन्म नक्षत्र, उससे दहावा नक्षत्र कमं संशक, 
उन्नीसवां नक्षत्र आधान dee, तेइसवाँ विनाश संशक, अठारहवाँ नक्षत्र सामुदायिक 
संशक, तथा सोलहवाँ नक्षत्र सांधातिक संशक होता है ॥ ६२६-६२७ ॥। 


मृत्युः स्याञ्जन्ममे विद्ध कर्मभे क्लेशमेव च । 
आधानक्षऽप्रकाक्षः स्याद्विनाशे बग्धुविग्रहः ı 
सामुदायिकमे विद्ध कष्ट हानि: सुघातिके ।। ६२८ ॥ 
यदि जन्म नक्षत्र विद्ध हो तो मृत्यु, कमंसंज्ञक नक्षत्र बिड होतो कष्ट, 
आधान नक्षत्र विद्ध हो तो अज्ञान ( बुद्धिनाश), विनाश नक्षत्र विद्ध हो तो भाइयों 
में विद्रोह, सामुदायिक संज्ञक नक्षत्र विद्ध हो तो कष्ट, सांघातिक नक्षत्र विद्ध हो 
तो हानि होती है" ॥ ६२८ ।। 
ग्रह रहिमसाधन-- 
नीचोनसेटेऽम्यधिके च धट्काच्चक़्ाच्च्युते सप्तहते विभक्तम्‌ । 
e राश्यादिकमेव लब्धं सूर्यादिकानामिह रश्मिजं च ।। ६२६ ॥ 
अपने नीचांश से रहित ग्रह के राइयादि मान यदि ६ राशि से अधिक हों तो 
उसे १२ राशि में धटाकर शेष को सात से गुणा कर ६ से भाग देने पर लब्धि 
सूर्यादि ग्रहों की राश्यादि रश्मि होती है॥ ६२९ ॥ 
उदाहुर्ण--स्प० FT ३।६।१२।१० सूर्यं का नीच ६1१० | 
अतः ३।६।१२।१०-६।१०।०।० = ८।२६।१२।१० शेष ६ राशिसे EA है 
अतः १२ राशि में घटाने से १२।०।०।०-८।२६।१२।१० = ३।३।४७।५० 
शेष में ७ का गुणा किया | 


१--श्लोक ६२७ के पूर्व तथा पश्चात्‌ अधिक पाठ है दोनों की संगति एक साथ 
इस प्रकार है-- 
एवं वर्डामः जनाः सवे जातिदेशामिषेक मेः | 
नवमो नुपतिज्ञेयो नाडी ताराः स्मृता अम्‌ ॥ 
इस प्रकार सभी लोगों के जन्म-कर्मादि छः नक्षत्र होते हैं । परन्तु राजा 
के लिए जाति, देश और अभिषेक संज्ञक तीन नक्षत्र और अधिक होते हैं अर्थात्‌ 
नब नक्षत्र होते हैं । ये नाडी संक नक्षत्र होते है। 
जातिभे gerard च वन्धन-श्चामिषेकमे | 
जाति संज्ञक नक्षत्र विद्ध हो तो कुल का नाश, अभिषेक faa हो तो 
aa होता है । 


३५२ मानसागरी 


७ > २।३।४७।५० = २१।२६।३४।५० गुणन फल में 
६ का भाग दिया-- 
६) २१।२६।३४।५० ( ३ 
१८ 
३५३०२६ 
६) ११६ (te 
६ 


ra 
_५४ 
२२८६०+ २४ 
६) १५४ ( २५ 
१२ 
३४ 
३० 
४०८ ६० -|-५० 
६) २९० ( ४८ 
२४ 
४० 
ya 
२ 
सूर्य की राश्यादि रदिम ३।१६।२५।४८ हुई । इसी प्रकार सभी ग्रहों का रहिम 
मान निकाला जा सकता है | 


रह्िमिसंस्कार-- 
स्वोच्चस्थितस्य त्रिगुणं निरुक्तं स्वे द्वादशे मित्रगृहे द्विनिष्नम्‌" । 
नृपांशकोनाः कथितास्तु नोचे शत्रोः पुनश्चेद्द्विदशांशके च । 
बक्रो पुनस्तद्दिगुणं ददाति तत्त्यागकालेऽममागहोनः ॥ ६३० ।। 
ग्रह अपनी उच्च राशि मं स्थित हो तो साधित रह्मि को तीन से गुणा करने 
a, अपनी राशि, अपने द्वादशांश, तथः मित्र ग्रह की राशि में हो तो गणितागत 


१--“'स्वोच्चस्थितस्य द्विगुणं निरुक्त स्वे द्वादशांशे मित्रगृहे स्वराशौ ।” प्राचीन 
पुस्तके पाठान्तरम्‌ । 
अपनी उच्चराशि, गृह, अपना द्वादशांश एवं मित्रग्रह की राशि में 
स्थित ग्रह हो तो साधित रहिम को ठिगुणित करने से स्पष्ट रश्मि होती है ।” 
यह मत भी विचारणीय है । 


'मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता ३५३ 


‚fen को द्विगुणित करने से, यदि we अपनी नीचराशि या शत्रु के द्वादशांद में स्थित 
हो तो साधित रदिम का देह माग हीन करने से, वक्री ग्रह तो पुनः दिगुणित 
करने से तथा वक्र त्याग के समय ठे माग हीन करने से स्पष्ट cfeq का मान 
होता है ॥ ६२० 0 | 
| रदिम का फल-- 
एकादिपड्च यावद्रश्मिभिरतिदु:खिता: कुलविहोना: । 
पतिता दुष्टदरिद्रा नीचरता सम्भवन्ति नरा: ॥ ६३१॥ 
उक्त रीति से साधित सभी ग्रहों की रद्दिमयों का योग यदि १ से ५ के बीच 
हो तो मनुष्य अत्यन्त दुःखी, कुल से हीन ( परित्यक्त ), पतित, दुष्ट, दरिद्र तथा 
तथा नीच लोगों के साथ रहने वाला हाता है ।। ६३१ ।। 
परतो दक्षक यावद्भृतकहीना विदेशगमनरता: । 
जायन्ते तत्र पराः सौमाग्यपरिच्युता मलिना: ॥ ६३२ ॥ 
इससे (५ से) अधिक और १० से अल्प रश्मियों का योग हो तो मनुष्य 
परिजनों से रहित, विदेश यात्रा में रुचि रखने वाला ( विदेश वासी ), भाग्य- 
हीन, तथा मलिन विचारों वाला होता हे ॥ ६३२॥ 
पञ्चदशम्यो जातास्तत्र प्रधानपूज्ययुता: । 
धर्मारम्माः सुसुखा कुलतुल्यजना: प्रजायन्ते । ६३३ 1 
अनन्तर १५ तक रहिमर्यो का योग हो तो जातक, श्रेष्ठ, सम्मानित पुरुषों के 
साथ रहने वाला, घमं का आचरण करने वाला, सुखो से युक्त तथा अपने कुल के 
अनुरूप व्यक्ति होता है ॥ ३३३ ॥ 
आविशते: कुलश्रेष्ठो- घनवाञ्जनविच्यृतः । 
मवेत्कीतिकर: शश्वत्स्वजनेः परिपूरित: ।। ६३४ ॥ 
रह्मियों का योग यदि २० तक हो तो मनुष्य अपने कुल में श्रेष्ठ, धनवान, 
अन्य जनों से रहित ( असामाजिक ), कीतिकारी कार्यों को करने वाला, निरन्तर 


आत्मीय जनों से घिरा रहने वाला होता है । (अर्थात्‌ अपने परिवार के ही हित में 
काये करने बाला होता है ) ॥ ६३४ ॥ 


पूज्याः सुभगाः धोरा कृतिनो वीराश्च शरकरति यावत्‌ | 
परतो भवन्ति मनुजाः संसारघत्ततकलकरणोयाः ॥ ६३५॥। 
रहिमियों का योग यदि २५ तक हो तो मनुष्य पूज्य ( सम्मानित ), सुम्दर, 
धैर्यवान, कारयेकुक्षल, बीर तथा संसार में प्रचलित सभी प्रकार के कार्यों को करने 
में उच्चत होता है॥ ६३५ ॥ 


२३ मा० gro 


३५४ मानसागरी 


अत उत्तरेण Wey नृपाशिता नृपतिलब्धधनसौख्या; । 
त्रिशद्यावत्सचिवाः पूज्याश्च भवन्ति भूतानाम्‌ ॥ ६३६॥ 
इससे ( २५ ) से अधिक तथा ३० तक यदि रहिमयों का योग हो तो मनुष्य 
अत्यन्त उग्र स्वभाव वाला, राजाओं के आश्रित रहने वाला, राजा से प्राप्त धन 
द्वारा सुखी, मन्त्री तथा लोगों से पूजित होता है ॥ ६३६ ॥ 
एकत्रिशद्धिरथ प्रचुराः ख्याता महीभुजो निपुणाः । 
ढात्रिशद्धिः पुरुषाः पञ्चशतग्रामपतयः स्युः ॥। CONT 
यदि राशियों का योग ३१ हो तो पुरुष अतीव विख्यात्‌ एबं चतुर राजा 
होता है । यदि ३२ योग हो तो ५०० ग्रामों का अधिपति (मुखिया) होता है।६३७। 
ग्रामसह्राधपतिमधिकात्करोति रश्मीनाम्‌ । 
त्रिसहस्रग्रामाणां पुरुषं सूते चतुस्रिशत्‌ ॥ ६३८॥ 
इससे अधिक अर्थात्‌ ३२३ योग हो तो १००० ग्रामों का अधिपति तथा रहिमयों 
का योग ३४ हो तो ३००० गावों का अधिपति पुरुष होता है ॥ ६३८ ॥ 
परतो मण्डलभाजो बहुकोशपरिग्रहा महत्सत्त्वा: । 
प्रझ्यातकोत्तियशसो भवन्ति FATA लोकानाम्‌ ।। ६३९॥ 
इसके अनन्तर ( अर्थात्‌ ३५ रहिम योग हो तो ) मण्डल का अधिपति, बहुत 
अधिक धनव'न्‌, महान्‌ शक्तिशाली, अपनी कीति और यशसे लोक में विख्यात 
तथा सुम्दर होता है ॥ ६३६ ॥ 
त्रिशत्वडद्धि: सहिता रश्मोनां यस्य जन्मक्षमये स्यात्‌ । 
aed मुनक्ति लक्षं ग्रामाणां स तु पुमान्नियतम्‌ ॥ ६४०॥ 
जिसके जन्म समय में ३६ रहिम संख्या हो वह व्यक्ति निश्चय ही लाखों गाँवों 
का उपभोग करने वाला होता है ॥ ६४० ॥ 
त्रिशत्सप्तकसहिता रश्मीनां सञ्चयो भवेदेवम्‌ । 
लक्षत्रितयपतत्वं ग्रामाणां जायते पृंताभ्‌ ॥ ६४१ ॥ 
यदि रश्मियों के योग की संख्या २७ हो तो मनुष्य तीन लाख प्रामों का 
थषिपति होता है ॥ ६४१ ॥ 
frecgfa: साहिता रश्मियेंषां भवेद्धि पुरुषाणाम्‌ । 
भुनिसंमतलक्षाणां ग्रामाणां तेऽधपा श्ञेयाः॥ ६४२ ॥ 
बि रहिमियों का योग ३८ हो तो ७ लाख ग्रामों का अधिपति वह व्यक्ति 
होता Qu ६४२ ॥ 


'मनोरमा' हिम्दीव्याल्योपेता ३५५ 


त्रिशत्सतवकसंख्या जन्मति येवां गृहे स्थिताः afer ı 
ते तोषितसकलजना भवन्ति पृथिवीश्वरा: पुरुषा: ।। ६४३ ॥ 
जिसके जन्मकाल में ३९ रहिम संख्या हो तो वह व्यक्ति सभी लोगों को 
age करने वाला समस्त पृथ्वी का स्वामी होता है ।। ६४३ ॥ 
लाब्बिप्रमाण; किरणैः प्रसूतः क्षोणीपतिस्तद्विजय प्रयाणे । 
भवन्ति सेनागजगर्जितानां प्रतिस्वनाः खे धनगजितानि ।॥ ६४४ ui 
यदि रदिमयों से उत्पन्न योग संख्या ४० हो तो जातक पृथ्वी का अधिपति 
( राजा ) होता है । विजय यात्रा के प्रसंग में सेना के साथ चलने वाले हाथियों 
की भर्जना से उत्पन्न प्रतिध्वनि मेधों की गर्जना के समान सुनाई पढ़ती हैं। भाव 
यह कि ag व्यक्ति बहुत प्रभावशाली एवं प्रतापी होता है ॥ ६४४ ।। 
शशि जलनिधिसंख्यै रश्मिभिः सूर्यतेजा 
जलांनधिसहितायाः पाथिवः स्थात्सुभूमे: | 
द्विजलधिरसनापाः पक्षवेदाख्यसंख्यं- 
स्त्रिजलधिरसनाया रामवेदंस्तथंव । ६४५ ।। 
यदि रक्मियों का योग ४१ हो तो मनुष्य सूयं के समान तेजस्वी समुद्र सहित 
पृथ्वी का शासक ( राजा ) होता है। यदि ४२ रश्मि संख्या हो तो दो समुट्रों के 
मध्य की पृथ्वी का स्वामी होता है। यदि ४३ योग हो तो तीन समुद्र पर्यन्त qe 
का राजा होता है ।॥ ६४५ ।। 
वेदाब्धितुल्येश्च मयखजालं ता TOT: खलु सावंभौमा। । 
सौम्याः सुरब्राह्मणभक्तियुक्ता दोर्घायुषः सत्त्वयुता भवन्ति ।। ६४६ ॥ 
यदि समस्त daa का योग ४४ हो तो मनुष्य सरल स्वभाव वाला, देव 
और ब्वाह्मणों में आस्था रखने वाला, दीर्घायु सम्पन्न एवं शक्तिशाली सावंमौम 
राजा होता है ।। ६४६ ।। 
परत: किरणैद्दीपान्तरपालका: पुरुषसवँगुणसत्वा: । 
सर्वनमस्याः सुभगा महेद्धतुल्यप्रतापाश्य ॥ ६४७ ।। 
इसके बाद अर्थात्‌ र्षिययों का योग ४५ हो तो पुरुष एक द्वीप से दूसरे ह्वीष 
इक का पालन-पोषण करने वाला ( राजा), सभी प्रकार के सदगुणों से सम्पच्च, 
शक्तिशाली, सभी लोगों द्वारा नमस्य ( सम्मानित ), सुन्दर तथा इसा के समाल 
पराक्रमी होता है ॥ ६४७ ।। 


खत्त्वारिशदयुक्ताः वश्भिश्व॑वं असुतिजाः किरणाः । 
तस्य सर्वक्षितिपाशक सुकरवा ।। ६४८ ॥ 


३५६ मानसागरी 


अन्म समय में रहिमयों का योग यदि ४६ हो तो सभी राजाओं को शोडकर 
उसी व्यक्ति का आदेश सर्वेत्र माम्य होता है। अर्थात्‌ सवंशेष्ठ राजा होता है ।६४८। 
मुवनभश्सहिष्णोः da: क्षीणशत्रो- 
स्त्रिदशपनिनमस्यः सर्वलोकस्तु तस्य । 
विदषति विहगाना रश्मयो यस्य सूतो 
दुर्गक्कतिसमानाञ्चक्रवतित्वमेवस्‌ ।। ६४९ ॥ 
जिसके जन्म समय में सभी ग्रहो daa योग ४७ हो वह ब्यक्ति 
समस्त देशों ( संसार ) का भार वहन करने वाला, सभी तरह से शत्रुओं से 
हीन, लोक में इन्द्र के समान आदर पाने वाला चक्रवर्ती राजा होता है॥ ६४९ ।। 
अभिमुखकरप्रवाहैः फलं प्रयञ्छन्ति पुष्तरमाशु । 
तद्विपरीतं Tat पराड मुखस्थग्नहेन्द्राणाम्‌ ॥ ६५० ॥ 
यदि we रश्टिमयों का प्रवाह सम्मुख दिशा में हो तो पूर्वेकथित फल पुष्ट 
होते हैं ( अर्थात्‌ पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है । ) यदि किरणों का प्रवाह विपरीत 
दिक्षा में हो तो फल भी विपरीत होते हैं ॥। ६५० ॥। 
अध्मसमये रश्मीनां संक्षये क्षयो भवति । 
qa वृद्धिन्‌ णामं मोक्षेऽपि तत्क्रमेणेव ॥ ६५१॥ 
जन्म सभय में रहिमियों के हास होने से फल में क्षीणता होती है। तथा 
रश्मियो की वद्धि से फल में वृद्धि होती है। मोक्ष अवस्था में मी ग्रहों की रश्मि 
के क्रमानुसार फल समझना चाहिये ।। ६५१ ॥। 
बल-विवेचन -— 
बलावबोघेन विना दशादिक्रमाववोधो न aus: | 
तत्स्थानदिक्कालनिसगंचेष्टादुग्भेदभिन्नं कथयाम्यश्षेषम्‌ ।। ६५२ ।। 
ग्रहों के बल के शान विना दशा-अन्तर्देशा के फल-क्रम का शान नहीं हो पाता 
भत! ग्रहों के स्थान दिक्‌, काल, नैसर्गिक, चेष्टा तथा दृष्टि भेद से उत्पन्न समस्त 
बलों को कह रहा हू ॥ ६५२ ॥ 
“ स्थान फल--- 
स्वोच्चे gu स्वनवांशके$पि erat दुकाणे द्विरसांक्षकेऽपि । 
कलांशकाद्यंशयुतेऽपि चेवमुपेति तत्स्थानबलं प्रहेन्द्र। ॥६५१॥ 
१. सम्मुख-विमुख रहिमर्यो का अभिप्राय यह है कि प्रह यदि बाल्यावस्था हे 
हुवावस्था की तरफ अग्रसर हो तो रहिमियाँ aa होंगी, यदि guar सै 
मृत अवस्था की तरफ बढ रही हों तो विपरीत होती है। . 


af 


Tar हिम्दीव्याकयोपेता ३१७ 


ग्रह अपनी उच्च राशि, मित्रत्रह की राशि, अपने नवमांश, द्रेष्काण एवं 
हादशांश में कलात्मक या अंशात्मक मात से भी स्थित ग्रह स्थान बल प्राष्त 
करता है ।। ६५३ ॥ 
उच्च बल--- 
qe er मार्धाधिकं ee विशोधयेत्‌ | 
भागीकृत्य त्रिमिमक्तं लब्यमुच्चबलं भवेत्‌) ॥ ६५४ ni 
स्पष्ट ग्रह के राश्यादि मान से उस ग्रह का नीचांश घटाने से शेष यदि ६ राशि 
से अधिक हो तो उसे १२ राशि में घटाकर शेष के अंशादि मान को २ से माग 
Y पर लब्धि उच्च बल होता है ।। ६५४ i 
उदाहरण--स्पष्ट सूर्य ७।२६।४।२५ नीच ६1१० 
७।२६।४।२५ 
६।१० 
१।१६।४।२५ शेष ६ राशि से अल्प है अतः इसके अंशादि मान 
( ३०+१६)-४६।४।२५ में ३ का माग दिया-- 


३)४६।४।२५(१५।२१।२५ 
३ 
१६ 


A 
१?८६०--४ 


लब्धि फल १५।२१।२८ अंशादि सूर्य का उच्च बल हुआ । 


१, एलोक सं० ६५३ बृहत्पाराशरहोरा (२८1१२) का पाठ है। यहाँ 
de अनुपमिश्च ने निम्नलिखित अपना पञ्च उदूत किया था-- 
नीचोनलेटो रसभाधिकदचेस्यकादरिशोध्योऽच कलीकृतश्च | 
शखाध्टदिर्मिविह्ृतस्तदुच्वबलं अवेत्‌ स्थानवसप्रसङ्गे । 


११८ मानसागरी 


मूलत्रिकोणादि am — 
मूलत्रिकोण स्वर्काधिमित्र मित्र समारिषु। 
अधिशत्रुगृहे चापि स्थितानां क्रमशो बलम्‌ । 
पश्चाब्धि खाग्निनखर तिथिदिग्‌ युगदुष्टय:॥ ६५५ ॥। 
ग्रह यदि अपने मूल त्रिकोण में हो तो ४५ कला, अपनी राखि ( गृह) में 
हो तो ३० कला, अधिमित्र ग्रह की राशि में होतो २० कला, मित्र ग्रह की राशि 
में हो तो १५ कला, सम ग्रह की राशि में हो तो १० कला, शत्रु ग्रह की राशि 
में हो तो ४ कला, तथा अधिशत्रु की राशि में हो तो २ कला बल प्राप्त 
करता है।। ६५५ ॥। 
केन्द्रादि-द्रेषकाण बल-- 
कष्टाकद्युपगतेषु विधेया रूपकार्घचरणा निजवोय । 
मान्तमध्यमुखगेषु च पादः स्त्रोनपुंसकनरेषु विधेयः ॥ ६५६ ॥ 
केन्द्र ( १,४,७,१०, ) स्थानों में स्थित ग्रह १० (=६०') पणफर (२,५,८,१६) 
स्थानों में स्थित ग्रह ३०', आपोक्लिम ( ३,६,७,१२, ) स्थानों में स्थित ग्रह १५ 
बल प्राप्त करते हैं। 
स्त्री ग्रह ( चन्द्रमा और शुक्र ) तृतोय द्रेष्काण में, नपुंसक ग्रह ( बुष, शनि ) 


अर्थात्‌ नीचरहित ग्रह यदि ६ राशि से अधिक हो तो १२ राशि में घटाकर 
शेष राइयादि मान को कलात्मक बनाकर १०८०० से भाग देने पर afew 
उच्च बल होगा । 
वस्तुतः सिद्धान्त एक ही है। यहाँ पर केवल द्रविड प्राणायाम किया 
गया है। ६ राशि का कलात्मक मान १०८०० मानकर उक्त विधि लिखी 
गई है । 
१. यहाँ बल विचार पराशर के मत से दिया गया है । de अनूपमिश्र ने अपना 
विचार निम्नलिखित अपने पद्य में इस प्रकार दिय। है-- 
मूलत्रिकोणे शरवेदसंख्या: क्षेत्रे रदाः सार्घकरद्वितुल्याः | 
निजेऽघिमित्रे तिथयश्च मित्रे समे सखण्डा नगलिव्तिकाइच | 
पादोन बेदाइच रिपौ तथाधिशत्रौ कलेका हिशरा विलिप्ताः | 
बलं परं जातकशास्त्रतत्वविद्भिनिदक्तं गणितप्रवीणेः ॥ 
अर्थात्‌ मूलत्रिकोण में ४५' बल सम में ७॥३० बल 
स्वक्षेत्र में ३२ ,, क्षत्रु में ३1४५” ,, 
अधिमित्र में २२३०” अधिषृत्रु में १।५२” ,, 
मित्र में १५ # 


'मतारमा' हिद्ीब्याख्योपेता ३५९ 


द्वितीय dearer में तथा पुरुष ग्रह ( सूर्य, मंगल, बृहस्पति ) प्रथम द्रेष्काण में हो 
तो एक-एक पाद ( १५ कला ) बल प्राप्त करते हैं॥ ६५६ ॥ 
दिग्बल-- 
स्थानवीयंमिदमेवमिहोक्तं दिग्बल॑ SIT पूवंदिशात: । 
विद्गुरू रविकुजौ रविसूनु: शुक्रशोतकिरणी बलिनौ स्त; ।। ६५७॥। 
उक्त पद्यों में स्थान बल बताया गया है अब पूर्वादि दिशाओं के क्रम से ग्रहों 
के दिग्बल सुनो-- 
पूर्वदिशा ( लग्न ) में बुध और गुरु, दक्षिण दिशा ( दशम माव ) में सूर्य, 
मंगल, पश्चिम दिशा (सप्तम भाव)मे सूयं और शनि तथा उत्तर दिशा (चतुर्थ भाव) 
में शुक्र और चन्द्रमा हों तो बलवान्‌ होते हैं अर्थात्‌ उन्हें दिग्बल मिलता है 11६५७1 
दिग्बल माधनविधि -- 
धर्कात्कुजात्स्वाम्बुगृहं विशोध्य जोवाद्बुधाच्चापि कलत्रभावम्‌ | 
मेषुरण मार्गवचन्द्रमाम्यां प्राग्लग्नमुष्णांशुजतोऽवशेषम्‌ ।। ६५८ ॥ 
वडमादिकञ्चेद्रगणादिशोध्यं लिप्तीकृतंलाञ्जगजाञ्जभूमिः | 
मजेत्तदाप्तं हि ककुब्बलं स्यादतः परं कालबलं वदामि\ ।। ६५९ ॥ 
qa और मंगल के स्पष्ट राइयादि मान से चतुथं माव को, गुरु और बुध से 
सप्तम भावको, शुक्र और चन्द्रमा से दशम माव को तथा स्पष्ट शनि से लग्न को 
wert से शेष यदि छ राशिसे अधिक हो तो उसे १२ राधि में घटाकर शेष की 
कला बनाकर १०५०० से भाग देने पर दिग्बल होता है । इसके उपरान्त काल 
बल को बता रहा हें। ६५८-५६ N 
उदाहरण--स्पष्ट सूयं २३।५।१२।२८ चतुर्थं भाव ०1१९1१३1४५ 
३।५।१२।२८-०।१६।१३।५०२।१५।५९६।२३ शेष के कलादि मान ४५५९।२३ 
में १०८०० कामाग देने से afew ०।२५।१६ सूर्य का दिग्बल हुआ! इसी प्रकार 
सभी wel का बल साधन किया जाता है। 


१. अर्कात्‌ कुजात्‌ सुखं ओवाउज्ञाच्चास्तं लग्नमार्कितः | 
मध्यलग्नं mama हित्वा walk सति । 
बक्राद्‌ विक्षोध्य मागास्तु रामाप्तास्तद्विशो बलम्‌॥। वृ, पा. हो. २८.७ 
धूये-मंगल से चतुर्थ, गुरु-बुध से सप्तम, शनि से लग्न शुक्र ओर चमा से 
दशम माव का घटाने से शेव छ uf a अधिक हो तो १२ राशि में 
घटाकर शेषके अंशादि मान में ३ से भाग देने पर दिग्बल होता है । 
यथा सूर्य ३।५।१९।२८-ब. मा. ०।१६।१३।५०२।१५।५९।२३ शेष अंशादि 
७५।५६।२३-- ३ = २५।१९।४७ दिग्बल हुआ | 


३६० मानसागरी 


amd बल-- 
नक्तं बला भौमशशाङ्मन्दा TART बलाः खगाः स्युः । 
सौम्याः सदा वासरनक्तमाजो ग्राह्यो बुधेरु्नतसंशकालः ।। ६६० ।। 
नतश्च तत्कालभव: पलीकृतः खखाष्टचन्द्रेविहुतो बलं भवेत । 


बुधस्य रात्रिन्दिवमेकमेव विधेयमेतत्समयोदमवं बलम्‌' ।। ६६१ ।। 
मंगल, चन्द्रमा और शनि ये तीनों ग्रह रात्रि में तथा बृहस्पति सूर्य और शुक्र 


दिन में बलवान्‌ होते हैं । बुध सदैव दिन और रात्रि दोनों में समान बलो होते 


हैं । दिनबली ग्रहों का बल उन्नतकाल तथा रात्रिबली ग्रहों का बल नतकाल से 
सिद्ध किया जात। है । 


तात्कालिक नत या उच्नतकाल को पलात्मक बनाकर १८०० से भाग देने पर 
afer नत एवं उन्नत बल होता है। बुध का रात्रि एवं दिन में एक ही बल 
माना गया है । इसी प्रकार कालबल का आनयन किया जाता है ॥ ६६०-६१ m 

उदाहर्ण--नतकाल ४।२० इसे पलात्मक बनाने पर vX ६००२४०” 
२०२६० हुआ इसमें १८०० से भाग देने पर लब्धि ०।८।४० नतकाल का बल 


हुआ । इसी प्रकार उच्नतकाल से उम्नतबल का ज्ञान किया जायगा । बुध का 
बल निरन्तर ६० कला होता है । 


पक्ष बल-- 

व्यकः शक्षी बडमवनाधिकश्चेच्चक्राद्विशोंध्योष्य कलीकृतोऽसौ | 
चक्राद्धलिप्ताविह्तोी बलक्षपक्षे बल स्यादथ कृष्णपक्षे ॥ ६६२ ।। 
तदेव खूपाच्च्युतमेव कृत्वा जगुबुधा: पक्षबलं प्रहाणाम्‌ । 
बलक्षपक्षे शुमखेचराणां पापग्रहाणामसिते च पक्षे ॥ ६६३॥ 


A eed 


१. बृहत्पाराशर होरा में नतोन्नत बल का साधन अतीव सरल विधि से किया 
गया है-- 
भौमचन्द्रशनीना नताधटयो द्विसंगुणाः । 
शुद्धास्ताः वष्टितो कलाद्यं तद्बलं भवेत्‌ । 
बोधं नतोम्नतबलं रुपं ज्ञेयं सदा बुधैः॥ 
मंगल, चन्द्रमा और शनि का नतबल तात्कालिक नतघटी को दो से 
गुणा करने पर अर्थात्‌ नतकाल का द्विगुणित मान मंगल, चन्द्रमा ओर दानि 
का नतबल होता है । नतबल को ६० घटी में घटाने से शेष अभ्य सूर्य, घु 
और शुक्र का बल होता है । बुध का बल ६० कला होता है। 
२. सन्द्राच्छुद्धो रविः वडमादूनः शोध्यस्तु चक्रतः । 
wate: वद्वि fagan शुभानामुदितं हिज। 
aa अर्लामम्दुक्षशुक्रार्यारां तु पष्टिता । 
de तदेव विजश्ञेयमिनाराकि समुद्भवम्‌ ॥ 


'मनोरमा? हिन्वीब्याख्योपेता ३६१ 


सूर्य से रहित चन्द्रमा ( स्पष्टचन्द्र से eqeqt को घटाने से शेष) यदि 
६ राशि से अधिक हो तो उसे १२ राशि में घटा कर शेष को कलात्मक बनाकर 
werden ( ६)८३० १८६० )»१०८०० Y भाग देने पर लब्धि शुक्लपक्ष में 
wel का बल होता है। एक मे उक्तबल को घटाने से शेष कृष्ण पक्ष में बल 
होता है । शुक्ल पक्ष में शुभ ग्रहों का तथा कृष्ण पक्ष में पाप ग्रहों का बल होता 
Ru ६६२-६३ u 

उदाहरण- स्पष्ट चन्द्र ६।२२।१८।३० स्पष्ट ga ९।१३।२२।२५। 

( ६।२२।१८।३० )-( ६।१३।२२।२५ )०६।८।५६।५ शेष ६ राशि से अधिक 
है। अतः १२ राशि में घटाने से १ २।०।०।०--९।८।५६।५०२।२१।३।५५ शेष के 
कलात्मक मान ८४६३ में १०८०० का माग देने से afew ०।४७।१ शुक्ल पक्ष का 
बल अर्थात्‌ शुभग्रहो का बल हुआ ! १-०।४७।१००।१२।५६ कृष्ण पक्ष एवं पाप 


ग्रहों का बल हुआ । 
दिनरात्रिबल-- 


अछि चिमागेषु बलं क्रमेण सोम्याकितिग्मांशुनमश्वराणाम्‌ । 
रात्री o सितासृजाश्व रूपं सदैवामरपूजितस्य ।। ६६४ ।। 
दिन के ( दिनमान के तुल्य तीन भाग में से ) प्रथम तृतीय अंश में बुध को, 
हितीय में शनि को तथा तृतीय भाग में सूर्य को पूर्ण बल प्राप्त होता है। इसी 
प्रकार रात्रि के प्रथम तृतीयांश में चन्द्रमा, द्वितीय में शुक्र तथा तृतीय भाय में 
मंगल को पूर्ण बल मिलता है । बृहस्पति को सदैव पूर्ण बल प्राप्त होता है ।।६६४॥ 
add साधन-- 
क्षश्यश्विमवविहोनो arr: खरसाग्निभाजितस्त्रिध्न: | 
सेकः सपत सुतष्ट सावनवर्षाधिपोऽर्कादिः ।। ६६५ ॥! 
जम्म दिन के अहुनेज में ११२१ घटाकर शेष को रे से गुणाकर ३६० से भाग 
देने पर जो afew प्राप्त हो उसमें एक जोड़कर सात से माग देने पर शेष तुल्य 
सूर्यादि कम से वर्षदा होते हैं। ६६५ ॥। 


स्पष्ट चन्द्र से स्पष्ट सूर्यं को घटाकर शेष को ६ रासि से अल्प करने 
के लिए १२ राशि में घटा लें। शेषके अंशादि मान को रे से माब देने 
पर afew चन्द्र, बुध, शुक्र और गुरु का पक्ष बल होता है। उक्त बल को 
६० में घटाने से ad, मंगल और शनि का पक्ष बल होता है। 

उदाहरण-बना-सूर्य = ९।८।५६।१। १२-६।८।५६॥५०२॥।२१॥३।५५ 
अंशादि ८१।३।५५ तीन से भाग देने पर लब्धि २७।१।१८ चन्दर, gw, 


गुरु और शुक्र का पक्ष बल तथा ६०-२७।१।१८०३२।५८।४२ ad, मंगल, 
शमि का पक्ष बल हुआ । 


मानसागरी 


उदाहरण--सं २०३१ शक १८९६ कातिक शुक्ल १५ शुक्रवार को अहगेण 
१४०९ है । 
अतः १४०६--११२१ = २८८> ३० ८६४ 


“मनोरम।' हिन्दीब्याख्योपेता ३६३ 


रन्त्रपञ्चाष्टकयमा वस्वद्द्भुयमास्तत: । 
कृताष्ट्द्‌न्यज्वलना नागाद्रिञ्यशिवढ्ृय; ।। ६७० ॥ 
बट्पअलोचनगुणा श्चन्द्रनेत्राम्निवह्वयः | 
यमाद्रिवल्लिज्वलता रन्त्रश्त्यार्णवास्तय; ॥ ६७१ ॥ 
रूपास्निसागरगुणा वसुत्रिक्ृतवह्वयः | 


प्रोज्ह्योत्कमेण व्यासार्दधादुत्क्रमज्याद्घं पिण्डकाः 11 ६७२ ॥ 


एक वृत्तपाद में २४ ज्याखण्ड होते है। इन खण्डों का साधन कर इनका 


कलात्मक मान पठित किया गया है । 


पहली जीवा २२५ दूसरी जीवा ४४६ तीसरी जीवा ६७१ 
चौथी जीवा sto पाचवीं जीवा ११०१५ छठी जीवा १३१५ 
सातवीं जीबा १५२० आठवीं जीवा १७१९ नवम जीवा १६१० 
दहाबीं जवा २०६२ ग्यारहवीं जीवा २२६७ बारहवी जीवा २४३१ 
तेरहवीं जीवा २५८५ चोदहवीं जीवा २७२५ पन्द्रहवीं जीवा २८५० 
सोलहवीं जीवा २६७८ सत्रहवीं जोवा ३०८४ अठरहवीं जीवा ३१७८ 
उन्नीसवी जीवा ३२५६ बीसवीं जीवा ३३२१ हक्कीसवीं जीवा ३३७२ 
बाइसवीं जीवा ३४०८ तेइसवीं जीवा ३४३१ चौबीसवीं जीवा ३४३८ 


इन उ्याधंपिण्डों को त्रिज्या में उत्क्रम से घटाने पर उत्क्रमज्याद्धं पिण्ड 
होते हैं ।! ६६७-७२ ।। 
इष्ट क्रान्ति साधन--- 
परमापक्रमज्या तु सप्तरण्प्रगुणेन्दव: | 
तद्गुणा ज्या त्रिजीवाप़त तच्चापं क्रान्तिरुच्यते ।। ६७३ ॥ 
परम क्रान्तिज्या का मान १३६७ कला है। इष्टकालिक क्रान्ति साधन के 
लिए परम क्रान्ति के मान को इष्टज्या से गुणा कर त्रिज्या से माग देना चाहिये । 
afer कान्तिज्या होती है इसका चाप (sara चाप) निकालने से क्रान्ति 
अंशात्मक होती है ।। ६७३ ॥। 
विशेष ।--सिद्धान्त ग्रन्थों में ज्या ज्ञात हो जाने पर क्रान्ति निकालने के लिए 
यही अनुपात दिया गया है-- 


क्रास्तिज्या = Toe । यही अनुपात यहाँ भी किया गया 
१३९७ > इष्टज्या _ १३९७ इष्टञ्या 
त्रिज्या ३४३८ “काम्तिक्या | 
जाप करने से अंशात्मक काम्ति होगी । 


३६४ मानसागरी 


ग्रहलाघव में सरल रीति से क्रान्ति साधन इस प्रकार किया गया है । 
पट्वडियृदधिद्ककुभिर थें। सेट मजांशदिनांशमितैक्यम्‌ | 
शेषहतैष्य दिनांशयुतं बांदाद्चपमः सुखसंब्यवहृत्ये ॥ ग्र,ला, ४1१२ 
६, ६, ५, ४, २, १ क्रान्ति साधन हेतु अंक पठित है । सायनग्रह के भुजांश में 
१५ का भाग देकर लब्धितुल्यपठित अंको के योग कर लें। शेष को अग्रिम संख्या 
से गुणा कर गुजनफल में १५ का भाग देकर afew को अंकों के योग में जोड़ने से 
अंशादि कान्ति होती है । 
यथा--सायनसूयं ८।६।४८।१ मुज २।६।४८।१ मुजांश ६६।४८।१-- १५०लड्घि 
४, शेष ६।४८।१ को अग्रिम संख्या २ से गुणा कर १५ से भाग देने 
पर प्राप्त लब्धि ०।५४।२४ को ४ चार संख्याओं के योग (६-:- ६ 
५-४ )-२१ में जोडने से २१।५४।२४ कान्ति हुई। सायनसूर्य दक्षिण 
गोल का है अत; कान्ति भी दक्षिणा हुई | 
अयन और चेष्टाबल-- 
क्रान्तिः सौम्या स्वमिह परमापक्रमे दक्षिणाश्च 
शृक्रादित्याक्षतिसुतमरुत्पूजितानां विधेया । 
aa श्षीतद्युतिरविजयोस्तस्य नित्यं विधेया 
बाष्ट्रेश्चवं तदनु परमापक्रमेणाम्युपेता ।। ६७४ ।। 
ग्राह्य राशिप्रमृति च फलं तत्कलोभूतमेत- 
द्ोमाकाशद्विरदखकुमिर्माजयेदायनं स्यात्‌ । 
द्विघ्नं भानोरयनजबलं पक्षवीयं तथेन्दो- 
युद्ध बाणान्तरसुविहृतं खेटवीर्यान्तरं हि? ॥ ६७५ ॥ 
शुक्र, सूयं, मंगल और बृहस्पति की उत्तरा क्राम्ति हो तो परम क्रान्ति में 
va, यदि दक्षिणा क्रान्ति हो तो परम क्रान्ति में ऋण करना चाहिये। भन्द 
और शनि में विपरीत अर्थात्‌ उत्तरा क्रान्ति में ऋण एवं दक्षिणा क्रान्ति में धन 
करना चाहिये । बुध की क्रान्ति उत्तरा हो या दक्षिणा दोनों स्थितियों में धन ही 
करना चाहिये । अनन्तर क्रान्ति की कला बनाकर १०८०० से भाग देने पर 
आयन बल होता है | 
सूये का आयन बल द्विगुणित करने पर सूर्य का स्पष्ट चेष्टा बल तथा थता के 
चेष्टा दल को ठियुणित करने पर चन्द्र का स्पष्ट चेष्टा बल होता है।' 


१, आयत बल साधन की विधि बृहत्पाराशर होरा में इससे भिन्न है । 
२, यहावेरायन वीर्य चेष्टा्यं तावदेव हि | 
विधो! पक्षयसं यावत्‌ तावच्चेष्टा वर्स स्मृतम्‌ ।। 


“मनोरमा हिम्दीव्याख्योपेता % 


ग्रहों के परस्पर बुद्ध, काल में दोनों ग्रहों के बलाम्तर को शरान्तर से भाग 
देने पर स्पष्ट युद्ध बल होता है ।। ६७४-७५ ॥। 
--स्प० सूयं ६।/१३।४४।१० दक्षिणक्रास्ति १८।५४ परमक्रान्ति 


₹३।३०--१८।५४ = ४४६ शेष ४०८६० = २४०३६०२७६ कलात्मक 
२७६ <- १०८० ००लबण्धयि ०।१।३२ आयनबल | 


आयनबल ०।१।३२ १८ २००।३।४ सूर्यं का जेष्टाबल | 
भौमादि ग्रहों का चेष्टाबल-- 


३६६ मानसागरी 


शनि मंगल बुध गुरु शुक्र चन्द्र सूये 
डे $ हे 4 3 $ है 
अर्थात्‌ शनि का ०*।८।३४', मंगल का ०*1१७१८'”, बुध का ०९२५॥४२”, 
गुरु का ००।३४१।१७'", शुक्रका ०*(४२'५१”, चन्द्र का ०९/५११२५” तथा a 
का १।०।० नैसबिक बल होता है ।। ६७७ ॥। 
दृष्टि बल-- 
उक्तानि यस्मादबहुधा फलानि व्योमौकसाँ दृष्टिसमुद्धवानि । 
तस्मात्‌ प्रवच्म्यानयन हि दृष्टहोराविदां दुक्कलनिणयाथंम्‌ ॥ ६७५॥ 
विविध प्रकार से ग्रहो के दृष्टि जन्य फल कहे गये हँ । अतः मैं भी देवश्ों 
हारा दृष्य फल-के निर्णय के लिए दृष्टि साधन विधि को कह रहा हूँ ॥ ६७८ ।। 


दृष्टि साधन-- 
अपास्य पश्यन्निजदृश्यखेटा- 
देकादिशेषे ध्युवलिप्तिकाः स्युः । 
quí लवेदास्तिययो5क्षवेदा: 


खं EA शरवेद संख्या ६७६॥ 
तिथ्यः खचन्द्रा वियद्रतर्काः 
शेषांकघातेष्य विशेषघातात्‌ 
लब्घं खरामेरधिकोनकंष्ये 
स्वण aan स्फुटदृष्टिलप्ता:' ॥ ६५०॥ 
qu ( जिस पर दृष्टि हो ) ग्रह स द्रष्टा ( जो प्रह देखता हो ) ग्रह को 
घटाने से राशि स्थान में एक आदि शेष रहने पर दृष्टि का कलात्मक ध्रुवा इस 
प्रकार होता है-- 
१ शेषपर ०, २ पर ४०, २ पर १५, ४ पर ४२, ५ पर ७, ६ पर, ६०, 
७ पर ०,८ पर ४५, ९ पर १५, १० पर १०, ११ पर, ०, १२ (aro) शेष पर 
६६० gar होता है। 

१. नीलकष्ठी १.२.११-१२ ( दृष्टि साधन हेतु विविध प्रकार के नियम wat में 
मिलते हैं। मानसागरी की आधार प्रति में दृष्टि साधन हेतु जातक cafe 
का निम्नलिखित ce मुद्रित था जो सुस्पष्ट नहों है । ) 

खैका ग्निद्विलवेद रामयम मुख भ्रा भ्रमेकादिमे । 
द्रष्टावजितदइयकस्य qu चेदष्टबेदे कृताः। 
मन्देना कुयमेऽसृजा नमगुणेछूा भादिजाः संस्कृताः । 
भामभ्नक्षयबुद्धि खानसलबेताव्थ्यूद्धोतो दुग्मवेत्‌ ।॥। 


“मनोरमा? हिस्दीव्याल्योपेता ३६७ 


इस प्रकार प्राप्त ध्रुवा और अग्रिम ( ऐव्य ) ध्रुवा के अन्तर से दुष्य और 
इष्टा ग्रहों के अंशादि अन्तर को गुणा कर ३० से माग देने पर जो afew प्राप्त 
हो उसे de qa अधिक होने पर मत धुवा में जोड़ने तथा ऐव्य घुवा अल्प होने 
पर गत घुवा में घटाने से प्रहो की स्पष्ट दृष्टि होती है ॥ ६७६-६८० ॥ 
उदाहरण--स्पष्ट बृहस्पति ६।७।१३।२५ स्पष्ट चन्द्रमा ३।१६।१२।३० । 
बृहस्पति को चन्द्रमा पूर्ण दृष्टि से देख रहा है अगा द्रष्टा चन्द्रमा तथा दृश्य ग्रह 
बृहस्पति हुआ । चन्द्रमा की स्पष्ट कलात्मक दृष्टि का साधन उक्त रीति से इस 
प्रकार होगा-- 
दृश्य बृहस्पति ६।७ ।१३।२५ 
दृष्टा चन्द्रमा ३।१६।१२।३० 
२।२१।००।५५ शेष 
शेष राशि स्थान में २ है अतः द्वितीय गत घुवा ४० तथा ऐष्य घ्रुवा १५ कर 
अन्तर ( ४००१५)= २५ से अंशादि शेष २१।०।५५ को गुणा किया-- 
२१। ०।१५ 
>८॥२५ 
५२५। ०।३७५ 
६० से अपवतित गुणनफल ५२५। ६। १५ में ३० का भाग दिया । 
३०) ५२५।६ (१७।३० 


यहाँ गत ध्रुवा Yo ऐष्य ध्रुवा १५ से अल्प है अत! ४०=१७।३००२२।३० 
बृहस्पति पर चन्द्रमा की कलात्मक दृष्टि हुई । 
भाव बल-- 
भावानां बलमीदाजं च नुचतुपादाख्यकीटम्बुजाः 
जायाम्ब्याधल भोनिताः खलु ततो दिग्वीयंवत्तशुतम्‌ । 
तद्दृष्टभङ्धियुगुग्रष्टिचरणोनं अेज्यदृरयुक्पुनः ॥॥ ६८१ ॥ 
प्रत्येक भाव के स्वामी प्रह का बल उस भाव का मो बल होता है। ( इसके 


३९८ भआानसावरी 


far 


अतिरिक्त विशेषबल ) यदि किसी भाव में नु ( हिपद ) संशक राशि हो तो उसमें 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता ३७१ 


लग्नाष्टक da 
रेखा प्रद स्थान ४६ विन्दु प्रव स्थात ४७ 

सू, चं, मं, गु. मु, शु. श, ल. सू. चं, मं, बु. गु. शु, 9 ख. 
है ३ १ १ १ १ १ ३ १ १ २ ३ १ ३ २ १ 
४ ६ ३ र्‌ २ २ $ २ २ ४ ५ ८ ७ ५ २ 
६१० ६ Y ४ ३ ४१० १ ४ ५ ७१२१६० छ ४ 
१०९१११० $ ५ Y ६११ ७ ५ ७ ६ ११ ब ४ 
११ १२९११ ८ ६ ५ १० ८ ७ ER 83 & ७ 
१२ १० ७ ८ ११ ६ ८ e १३ ८ 
११ ae ९ ११ & 
qo १९ 

११ 

रेखा एवं विन्दुओं का फल 


सूर्य रेखा फल-- 
वर्तते रविरेशा च छात्रणां च पराजयः । 


सहसा सिदिरेवात्र भावजेयमूपस्थिता ॥ ६८३॥ 


जहाँ पर सूये की रेखा हो उस भाव में सूर्य के जाने से शत्रुओं की पराजय, 
अकस्मात्‌ कार्य सिद्धि तथा भाव से सम्बन्धित फल प्राप्त होता है ॥ ६८३ ॥ 


सूयं विन्दु फल-- 
बिन्दुः सकष्टफलदो महाव्यसनकाइकः । 
रोगशोकप्रदाता च PNT गमकारणात्‌ ॥ ६८४ ॥ 
जिस भाव में सूर्य के विन्बु हों ( उस माव में सूर्ये के जाने पर ) कष्ट को 
प्राष्ति, ga में प्रवृत्ति, रोष मोर शोक की प्राप्ति तथा अकारण राजकीय 
saat आती है॥ ६८४ ।। 
wx रेखा फल-- 


ददाति शशिरेखा च बस्त्रामर्णमूवणम्‌ | 
लभते प्रभुसम्मानं कर्मप्रातिमिवाम्बरम्‌ । ६५५॥। 
जिस भाव में चभामा की रेखा हो ( उसमें चसा युति होने पर ) बस्त्र और 


जाभूषणों से सौन्दर्य बृद्धि, राजकीय सम्मान तथा सभी कार्यों में fate प्राण्त 
होती है ॥ ६८५ ॥। 


३७२ मानसागरी 


ee ह णन nun om 


चन्द्र विन्दु फल-- 
बिन्दु: कष्टफलं चेव कलहं वरिभिः सह । 
दुःस्वप्नदशंनं नित्यं धननाशमवाप्नुयात्‌ ॥ ६८६ ॥। 
wer के विन्दु जिन भावों में होगें वहाँ चन्द्रमा के जाने पर कष्ट, शत्रुओं 
के साथ विवाद, दुःस्वप्नों का दशन तथा प्रतिदिन धन का नाश होता है ।।६८६।। 
भौम रेक्षा फल-- 
ददाति भौमजा रेखा-अर्थप्राप्ति सदैव हि। 
आरोग्यमायुबृ द्धि च कायकान्ति प्रदापयेत्‌ ॥ ६८७ ॥ 
भौम से उत्पन्न रेखायें निरन्तर घन लाभ कराने वाली आयु एवं आयु को 
वृद्धि करने वाली होती है तथा शरीर म कान्ति की वृद्धि करती हैं ॥ ६८७॥ 
भौम विन्दु फल-- 
विन्दुस्तस्य फलं शश्वदुदराग्निरुजस्सदा । 
शिर: शूलः प्रजायेत रक्तपिक्तरुजादितः ।। ६८ ॥ 
निरन्तर मन्दाग्नि प्रमृति उदन रोग, सिर पीडा तथा रक्त-पित्त सम्बन्धी रोग 
की प्राप्ति ही भौम के विन्दुओं का फल है ॥। ६८८ || 
बुध रेखा फल--- 
बुधस्य रेखया सोख्यं मिष्ठान्न लभते सदा । 
दानधर्मरतश्चव द्विजदेवाग्निपूजकः ॥ ६५६ ।। 
बुध की रेखाओं से जातक सदैव सुख तथा मिष्ठान्न का मोजन करता है तथा 
दान-धम की क्रियाओं में अनुरक्त एवं ब्राह्माण, देवता और अग्नि की पूजा करने 
वाला होता है ॥ ६८६ ॥ 
बुघ विन्दु फल-- 
विन्दुर्मद्भप्रदर्ध व कलहं वरिभिः सह। 
¿aaa नित्यमवेलाभोजनं तथा ॥ ६९० ॥ 
बुध अपन विन्दु युक्त भावों मे हो तो कार्यों को हानि, agate कलह, 
gear दर्शन एवं निरन्तर असमय में मोजन प्राप्त होता हे ॥ ६९० ॥ 
गुरु रेशा फल-- 
रेखा जवी जनयति सदा वित्तसौख्यादिपृष्टि 
जायामोगं जनयतितरां waged च नित्यम्‌ । 
मानोत्साहो विभवमधुलं वस्त्रहेमादिबृद्धि 
राप्यं सकलमतुलं बन्धुवर्गोपहा रम्‌ ।। ६६१ ॥ 


'मनोरमा' हिम्दीव्याख्योपेता ३७३ 


बृहस्पति अपनी रेखाओं से युक्त माबो में हो तो सदैव, धन-धान्य सुख की 
प्रवलता, स्त्री का अतिषय सुख, निरन्तर शत्रुओं का नाश, सम्मान, उत्साह 
बृद्धि, अतुल सम्पत्ति, वस्त्र एवं स्वणे की वृद्धि, सभी प्रकार के उत्कृष्ट सुख तथा 
अपने बन्धु वर्गो से आदर प्राप्त होता है ।। ६६१ ।। 
गुरु विन्दु फल--- 
विन्दुः wee विगतधनधीर्मानसे वित्तचिर्न्ता 
माग भङ्ग जनयति सदा पातनं वाहनादा। 
लोका दिष्ट भवति कलहं वाडमयेनापमानं 
शत्रृद्देषं व्ययमपि सदा साहसात्कर्यहानिः ।। ६९२ || 
बृहस्पति यदि अपने विन्दु प्रधान मावों से युक्त हो तो कष्ट, घन हानि, gfe 
हीनता, मन में धन की चिन्ता ata मार्ग में हानि, वाइन से पतन ( वाहन" 
दुर्घटना ), लोगों के संकेत पर क्लह, बोलने मात्र से अपमान शत्र से द्वेष, 
सदेव व्यय की वृद्धि तथा साहस मे कार्य ता नाश होता है ॥ ६६२ N 
शुक्र रेखा फल-< 
añ रेखा जनयति at राज्यसम्मानवृद्धि 
कन्यालाभं सुसूखत्रपुषं दीर्घमायुश्च धत्ते ! 
केश्चित्क्रीडा भवति बहुधा ज्ञानमेकार्थसिद्धि 
लक्ष्मीलाभं जनयति सुखं सौख्यसंपत्तिवृद्धिम्‌ ।। ६६३ ॥ 
शुक्र अपनी रेखाओं से युक्त भाव म :1 नो मनुष्य झा राजरीय सम्मान में 
बृद्धि, कन्या लाम, शारीरिक सुख, दीर्घायु, frat क्रीटा मे निपुणता, ज्ञान की 
वुद्धि, मनोभिलाषाओं टी सिद्धि, nen लाभ, तथा सुख एवं सम्पत्ति की वृद्धि 
होती है ॥ ६९३ ।। 
शुक्र विन्दु फल--- 
विन्दुः कष्टं भवति हि रिपोवित्तनाशप्रदाता 
जायापीडा कलहमतुलं भृमिनाक्षं च कष्टम्‌ | 
बुद्धिभ्न शं व्ययमपि सदा पातनं वाजिभिर्वा 
मागं भङ्ग जनयति सदा सवंकालं जनानाम्‌ ।। ६६४ ॥ 
शुक्र अपने विन्दु युक्त भाव मे हो तो शत्रुओं द्वारा कष्ट, धन नाश सन्नी को 
wee, भीषण कलह, मुमि की हानि, विविध कष्ट, वृद्धि का विभ्रम अपव्यय धोड़े 
से गिरने (बाहन दुर्घटना) का भय तथा मागे में हानि होती है। इसी प्रकार के 
कष्ट मनुष्यों को सदेव हुआ करते हैं । ६९४ ।। 


३७४ मानसागरी 


aft रेखा फल-- 

सौरी रेखा जनयति फल मृत्यहेत्वथंसम्पत्‌ 

कार्ये प्रापि नुपतिसचिवं साधुसम्पकंदात्री । 

भूमिप्राप्ति कितवजयिता स्नानदानाच्चनेषु 

मिष्टान्नं स्यान्नृपतिवरदं घान्यसस्येषु वृद्धि! ॥ ६६५ ॥ 

शनि की रेखा दास कर्म से अथवा दासों ( नौकरों ) द्वारा सम्पत्ति, काये में 

लाध, राजा का मन्त्री पद, साधु पुरुषों का सान्निष्य दिलाने वाली, भूमि लाभ, 
quí पर विजय, स्नान-दान-पूजन में रुचि, मिष्ठाभ्न भोजन राज्य सम्मान तथा धन- 
धान्य की वृद्धि करने वाली होती है ।। ६६५ ।। 


शनि का विन्दु फल-- 

विन्दु: कष्ट नृपतिमयदो बन्धुपीडाविवृद्धयै 

घातः इस्त्रेंविषमपतितंवित्तसं हा रकर्ता | 

चित्तोदेगो भवति बहुधा मूमिनाशः कलिर्वा 

बुद्धिञ्न शो भवति च सदा वाहने हानिरेव ॥ ६६६ ॥ 

शनि अपने विन्दु युक्त माव में हो तो राजा से मय, बन्धुओं के क्लेश में बृद्धि, 

qe से आधात, ऊँचाई से पतन, धन का नाश, प्रायः मन की aaa, भूमि नाश 
अथवा कलह, बुद्धि हीनता तथा सदैव वाहनों से हानि होती है ।। ६१६ ।। 


सर्वाष्टक वग? में रेखा फल-> 
कष्टं स्याच्चैकरेखायाँ द्वाम्यामर्थक्षयो भवेत्‌ । 
त्रिभिःक्लेशं विजानीयाच्चतुमिः समता मता ॥ ६६७॥ 
समुदायाध्टक वर्गे में यदि एक रेखा हो तो कष्ट, दो रेखा हो तो धन नाश, 
तीव रैखा हो तो क्लेश, तथा चार रेखा हो तो सम अर्थात्‌ लाम-हानि तुल्य 
होती है ॥ ६६७ ॥। 
पञ्चभिःक्षेममारोग्यं बड्मिरर्थागमो भवेत्‌ । 
सप्तमः पश्मानन्दमष्ामिः सवंकामदम्‌ ॥ ६९८ ॥ 
पांच tard हो तो (कल्याण, छ में धनका आगम, सात हों तो परम 
आनन्द की प्राप्ति, आठ रेखा हो तो सभी प्रकार की इष्ट सिद्धि होती है desu 
१. सर्वाष्टक बनं में शूर्यादि ग्रहों के एबं लग्नाव्टक वर्ग में जिस आव या राशि 


पर बितनी रेखायें प्राप्त हुई है। उन समस्त रेखाओं का योग कर सनी 
भावों में रख देने से सर्वाष्टक वर्ग होता है । 


'मनोरमा' हिन्दीब्याड्योपेता ३७५ 


शतुर्दशमिः aut पञ्चदशमिर्वा । 
वोडदामिरुङ्गपीडा भवति शरीरे महाव्याधिः ॥ ६९९ ।। 
wrag रेखा हो या क्रूर ग्रहों से युक्त १५ रेखा हो तो मृत्यु ( अथवा मृत्यु तुल्म 
drat) होती है। सोलह Vert हो तो अङ्गोंमें कष्ट तथा भयखुर रोग 
होता है seen 
सप्तदशमिदु खमष्टादशमिर्षनक्षयः  प्रोक्तः । 
बान्धवपीडा wat भवति तथकोनविशत्या || ७०० ॥ 
सत्रह tard हो तो दुःख, १८ रेखायें हो तो धन की क्षति, तथा उच्चीस 
रेखायें हो तो माई-बन्धुओं को अधिक पीड़ा होती है ॥ ७०० ॥ 
ब्ययकलहो विशतिमिगंदो दुःखं तथेकविशत्या । 
कुमतिद्वाविश्चतिभिर्देश्यं च परामवो विफलम्‌ ॥ ७०१ ॥ 
यदि बीस रेखायें हो तो कलह तथा अधिक ब्यय, इक्कीस tard हो तो रोग 
और दुःख बाइस रेखायें हो तो दुर्बद्धि पराजय एवं असफलता मिलती है॥ Voki 
नुनं त्रिवर्गहानिर्मवति नराणां त्रिविशतिभिनित्यम्‌ । 
्रव्यक्षयस्त्वकस्माद्िशतिमिश्रतुमिरषिकामिः ॥। ७०२ ॥ 
रेखाओं का योग यदि तेइस हो तो frat ( घमं, अथं और काम ) की 
निश्चित हानि होती है । यदि कुल २४ रेखायें हो तो आकस्मिक द्रव्य का नाश 
होता है ॥ ७०२ ।। 
कश्तलगतमपि च धनं नश्यति नराणां पश्चविशतिभिः | 
बडविशतिमिः क्लेशः समता स्यात्सप्तविशतिमिः ॥ ७०३ ॥ 
पच्चीस रेखाओं का थोग होतो हाथ में आया हुआ घन भी नष्ट हो जाता 
है । छब्बिस tard हो तो क्लेश तथा सत्ताइस योग हो तो समता ( हानि-लाम 
तुस्य ) होती है ॥ ७०३ ।। 
अष्टाधिकविध्वत्या द्रव्यागमनं यथासुखं मवति । 
एकोनत्रिशतिभिर्सोकेषु नरः पृञ्यतामेति ।। ७०४ ॥ 
अठ्ठाइस योग हो तो सुख पूर्वक द्रव्य लाम, उनतिस हो तो मनुष्य लोक में 
दूषित होता है vorn 
मानं सुकृतब्पापिस्त्रश्षत्या नास्ति संदेहः | 
सुकृति सौख्यं नुणामेकामिरधिराभिः स्यात्‌ ॥ ७०५॥ 
यदि रेखाओं का योग तीस हो तो निःसम्देह सम्मान तथा कीति की बृदि 
होती है । इकतिस योग हो तो सश्कीति एवं सुख से गुरू मनुष्य होता है ॥७०५॥ 


३७६ मानसागरी 


राज्यादिफलप्राप्त: कथिता शरकृति यावत्‌ ।। ७०६ ॥ 
रेखाओं का योग ३२ से अधिक ४५ तक हो तो राज्य की प्राष्ति 
होती है ॥ ७०६ ।। 
रेखास्थाने तु सम्प्राप्ता यदा पापशुमग्रहाः । 
शुभास्ते च विजानीयाद्विन्दुस्थाने च दुःखदाः ।। ७०७ ॥ 


रेखा स्थान ( जहाँ शुभ प्रद ted हो ) मे पाप ग्रह और शुभ ग्रह दोनों ही 
शुभ फल देते हैं । इसी प्रकार विन्दु प्रधान भाव में पाप और शुभ दोनों प्रकार के 
ग्रह दुःख कारक अशुभ फल प्रदान करते हैं N ७०७ ॥ 


शुभा च कथिता रेखा विन्दुञ्च कथितोऽशुभः । 
समः समफलं ज्ञेयं गोचरे यदि नान्तरम्‌ ।। ७०८ ।। 
रेखायें शुभप्रद तथा विन्दु अशुभ फल कारक कहे गये हैं । यदि दोनों की संख्या 
समान हो तो फल में मी शुमाशुम की समानता रहती है। इस प्रकार का फल 
तभी मिलता है जब गोचर मे किसी प्रकार का अन्तर ( विपरीत योग कारक 
स्थिति ) न हो ॥ ७०८ i 
यदि संस्थितरेखायां फलं पुंसां प्रजायते । 
लश्मीमोगस्तथा सौख्यं सार्वमौमजनेशता ॥ ७०६ ।। 
यदि रेखाओं के स्थान में स्थित ग्रहों की दशा हो ( अथवा किसी एम ग्रह का 
विचार कर न्हे हों जिसके स्थान पर tend अधिक हों) तो लक्ष्मी ( धन ), 
FT उपभोग, सुख तथा समस्त मूमण्डल में लोकप्रियता प्राप्त होती है ॥ ७०६ ॥ 
यदि संस्थितविन्दूनां फलं dal प्रजायते । 
उद्देगहानो रोगश्च FATT क्रमेण च॥ ७१० ।। 
विन्दु युक्त ग्रह अथवा विन्दु युक्त माव का फल मनुष्य के लिए क्रम से उद्वेग, 
हानि, रोग और मृत्यु कारक होता है ।। ७१० ॥। 
यो ग्रहो गोचरे श्रे्ठस्त्वष्टवगषु मध्यम; । 
अधमस्तु दशायां हि स ग्रहों ह्धमाधम: ।। ७११ ॥ 
जो ग्रह गोचर म श्रेष्ठ, अष्टक वर्ग में मध्यम तथा दशा मं अधम हो तो वह 
प्रह अधमाधम होता है ।। ७११ ॥ 


आयु विचार--- 
पिण्डायु साधन-- 


नन्देन्दवो बाणयमा:शरक्ष्मा दिवाकराः TEE: कुपक्षा: । 
नक्षत्र मास्वत्त्रमुलप्रहाणां पिण्डायुषोऽ्दा निजतुङ्गगानाम्‌ ।। ७१२ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याड्योपेता ३७७ 


अपनी-अपनी उच्च राथियो में स्थित सूर्यादि ग्रहों के क्रम से १६, २५, १५, 
१२, १५, २१, २० पिण्डांक कहे गये हैं। अर्थात्‌ सूर्ये का १९ वर्ष, चन्द्र का २५ 


वर्षे, मंगल का १५ बर्षे, बुध का १२ वर्ष, गुरु का १५ वर्ष, शुक्र का २१ वर्ष तथा 
हानि का २० वर्ष पिण्डाकु होता है ।। ७१२ ॥। 


निजोच्चशुद्ध: खचरो विशोध्यो भमण्डलातषड मवनोनकशचेत्‌ । 
यथास्थितः षड्मवना धिकश्चेल्लिप्तीकृत: संगुणितो निजाग्दै: । ७१३ ॥ 
तत्र खाञ्नरसचन्द्रलोचनेरुद्घृते सति यदाप्यते फलम्‌ । 
वर्षभासदिननाडिकादिक॑ तदि पिण्डमवमायुरुच्यते ।। ३१४॥ 


स्पष्ट ग्रह के राइयादि से उस ग्रह के उच्च राव्यादि मान को घटाने से शेष 
यदि ६ राशि से अल्प हो तो उसे १२ राशि म घटाकर, यदि ६ राशि से अधिक 
हो तो यथावत्‌ शेष को कलात्मक बनाकर अपने ही rg वर्ष सेगुणा कर 
२१६०० से भाग देने पर afer वषं, मास, दिन, घटी, पल ग्रह की पिण्डाय 
होती है ।। ७१३-१४ ॥। 
( सभी ग्रहों की आयु का योग मनुष्य की आयु होती है ) । 
उदाहरण- स्पष्ट सूर्यं ६।१०।२६।४५ उच्च ०1१० पिण्डाडू १६ 
€।१०।२६।४५ 
102० _ 
El o ¡RENGA 
शेष ६ राशि से अधिक है अतः इसे १२ राशि में नहीं घटाया । इसके कलात्मक 
मान १६२२६।४५ को सूर्य के पिण्डाडु १६ गुणाकर २१६०० से भाग दिया- 


१६२२६।४० 
XI 
२१६००)३०८३६५। १५(१४।३।६।२६।१५ 
२१६०० 
९२३६५ 
८६४०० 
५६६५ २०३३५० ५४७० 
MLSE १६४४०० Xx Lo 
७१५६५ . ६४५० ३२४००० 
६४८०० X Lo २१६०० 
६७६५ ५६७००० | १०८००० 
X २० ४३२०० १०८०००९ 
२०३८५० १३५००० TA 
१२६६०० 
५१४०० 


सूर्य की पिष्डायु १४ ad २ मास € दिन २६ घटी १५ पल हुई । 


३७८ मानसागरी 


. दीर्धाबु पुरुष का लक्षण-- 
ये धमेक्मनिरता विजितेन्द्रिया ये ग्रे पथ्यभोजनरता दिजदेवभक्ता! | 
लोके नरा दघति ये कुलशोललीलास्तेषामिदं कथितमायुरुदारधीभिः ।।७१५॥। 

उदार बुद्धिवाले विद्वानों के कथनानुसार जो धमं कर्म में निरत, इन्द्रियों पर 
नियन्त्रण रखने वाला, अपने स्वास्थ्य के अनुरूप सन्तुलित आहार लेने बाला, 
ब्राह्मण और देवता का भक्त, एवं अपने कुल परम्परागत आचार-विचार का 
अनुसरण करने वाला होता है वही व्यक्ति संसार में उक्त गणितागत आयु का पूर्ण 
भोग करता है ।। ७१५ ॥। 

ये पापलुम्धाञ्चौराश्च देवब्राह्मणनिन्दकः | 
परदाररतास्तेषामकाले मरण धुवम्‌ ।। ७१६ ॥ 

जो safes पापी, लोमी, चोर, देवताओं और ब्राह्मणों को निन्दा करने बाले, 
परस्त्री में आसक्त होते हैं उनकी अकाल ( समय से पूर्व ) मृत्यु निश्‍चित रूप से 
होती है ॥ ७१६ ॥ 

अंशोद्भवं लग्नबलात्प्रसाध्यमायुञ्च कर्मोद्भवमक वीर्यात्‌ । 
faire चन्द्रबलाधिकत्वादायुनिरुक्तं हि मया विचार्या ॥ ७१७ ॥ 

लग्न बलवान हो तो अंशायु, सूयं बलवान हो तो कमंज ( पिण्ड ) आयु एवं 
चना बलवान हो तो नेसगिक आयु ग्रहण करनी चाहिये । इस प्रकार बल विचार 
कर आयु साधन करना चाहिये ॥ ७१७ ॥ 

नेसगिक आयु-- 
विश्वतिरेकं द्रावय नवघृतिविशच्च परचाशत्‌ । 
अब्दा। Fret ज्ञेयाः सूर्यादीनां निसर्गभवाः ॥ ७१८ ॥ 


नैसगिक आयु शान के लिए सूर्यादि ग्रहों के वर्ष प्रमाण क्रम से २०, १, २, ६, 
१८, २०, ५० बताये गये हैं । अर्थात्‌ सूयं का २० वर्ष, चन्द्र का है वर्ष, मंगल का 
२ वर्षे, बुध का € वषं, गुरु का १८ वर्षे, शुक्र का २० वर्ष तक क्षमि का ५० बर्षे 
नैसर्गिक वर्ष प्रमाण होता है ।। ७१८ ॥ 

विधि--पिष्डायु की तरह निसर्मायु का भो साधन कुछ विहानों ने किया है। 
परन्तु वास्तविक निसर्मायु का प्रमाण १२० वर्ष होता है। जो प्रत्येक ब्रहो में 
विभक्त करके रखा गया है। इसका अभिप्राय यह है कि age की स्वाभाविक 
भावु १२० बर्ष होती है। 

अंशायु साथन-- 
लवादयो प्रहा, स्थाप्यास्तनांशे दिग्‌ वियोजयेत्‌ । 
शेवं यत्‌ चिमिर्गुष्यं खाखुमध्ये पुमस्त्येत्‌ । ७११ ।। 


aia हिम्दीव्याश्योपेता ३७६ 


विश्योत्तरीदशावर्षे! स्वकीयेगणयेत्पुन: । 
भागो नवत्या दातब्यो लब्वाकुो वर्षसंज्ञक: 11 ७२० ।। 


wet के अंशादि मान में १० घटाकर शेष को रे से गुणाकर बुणनफल को 
९० में we शेष को अपने बिशोत्तरी दशा वर्ष से गुणा कर ९० से भाग देने 
पर अंशायु होती है ।। ७१९-२० ।। 


उदाहुरुण--स्प. सूर्य, ६।१०।२६।४५ 
१०।२६।४५ tol ol ७ 
=o -१।२६।१० 
०।२९।४५ ८८।३०।४५ शेष 
X ३ 
१।२६।१५ 
लेथ को सूर्यं की विशोत्तरी महादशा वर्ष ६ से मुधा कर ६० से भाग दिया--- 
८८।३०।४५ 
x ६ 
to ) 13% ४।३० ( ५।१०।२५।४० 
YY o 
५१५१२ 
९७२ 
Y 
९७६ 
e __ 
9% Xx ३० 
२२८० सूर्य की अंज्ञायु ५ वर्ष १० मास २५ दिन 
३० ४० घटी हुई। इसी प्रकार समी ग्रहों की 
२३१० अंशायु का साधन कर Te करने से स्पष्ट 
१८० अंशायु होती है । 
५१० 
Yio 
Lo X Lo 
३६०० 
३६० 


ब्रह आयु साधन-« 


तश्यंशकला गुणिता हारशनवभित्रहत्य भगणेस्यः । 
SENG वेऽ्दमासदिननाडिका? 


FAR ।। ७२१ te 


३८० मानसागरी 


ग्रहों के राइयादि मान को १२ से तथा € से गुणा कर गुणनफल के भगणादि 
मान में १२ से भाग देने पर शेष ग्रह की वषस्मिक आय होती है ॥ ७२१ ।। 
उदाहृदण--स्पष्ट सूर्य ( ६।१०।२६।४५ ) १२०८ ६=९९०।५३।३३।०। 
Rod १२ का भाग देने से भगण ८२ शेष ६ बचा अतः भगणादि मान ५२।६।५३।३३ 
हुआ ८२ में १२ का भाग देने से शेष १०।६।५३।३३ वर्षादि आयु हुई । दिन ५३ 
को मास बनाने पर आयुमान १० वष ७ मास २३ दिन ३३ घटी हुआ । 
लग्नायु साधन-- 
होरादायोऽप्येवं बलयुक्तान्यानि राशितुल्यानि | 
वर्षाणि सम्भ्रयच्छन्त्यनुपाताच्चांशकादफलम्‌ ।। ७२२ ।। 
इसी प्रकार बल युक्त लग्न भी अपनी राशि तुल्य वर्ष आयु के रूप में प्रदान 
करता है । मासादि का ज्ञान लग्न के मुक्त अंशो के आधार पर करना चाहिये । 
( राशि तुल्य वर्ष प्रमाण होता है । अतः ३० अंश में १२ मास होंगे । इसी आधार 
पर मुक्त अंशो से अनुपात द्वारा मास और दिन का साधन करना चाहिये)।७२२॥ 
आयु साधन मे विशेष- 
वर्गोत्तिमस्वराशिद्रेष्काणनवांशके सक्रदृद्धिगुणम्‌ । 
वक़ोच्चयोस्त्रिगुणितं द्वित्रिगुणत्वे सकृत्त्रिगुणम्‌ 1 ७२३ ॥ | 
जो ग्रह अपने वर्गोत्तम, स्वराशि, द्रेष्काण, एल नवमाँच्च म हो उनको आयु 
को दूना तथा जो ग्रह वक्री या अपनी उच्च राशि मे हो उनके आयु मान को तीन 
gar कर देना चाहिये। जिन ग्रहो को दूना और तीन गुना दोनों की आवश्यकता 
पड़े उसे केवल एक बार तीन गुना करने से स्पष्ट आयु होती है ॥ ७२३ ॥ 
qu विशेष-+- 
gar त्र्यंशं नीचेऽद्घं सूर्यलुप्तकिरणाश्च । 
क्षपयन्ति स्वायुर्दायाश्नास्तं यातौ शविजशुक्रो ।। ७२४॥ 
इति जन्मपत्रीपद्धतौ भावचक्रानयनभावाध्याय द्वित्रिचतुः 
पष्च्चग्रहषढ्ग्रहसप्तग्रहफलाध्यायो चतुर्थ: 1। ४ ॥ 
जो ग्रह अपने शत्रु की राशि में स्थित होते हैंवे अपनी आयु का तृतीयांश तथा जो 
ga के सान्निध्य से अस्त हो जाते हैं वे अपनी आयु का आधा भाग नष्ट कर हैते 
हैं। आवुर्दाय प्रसङ्ग में शनि और शुक्र अस्तगत नहीं माने जातै । ( इस प्रकार 
शपष्टाग्रु से उक्त नियमानुसार संशोधन करने से स्पष्ट आयु सिद्ध होती है। )॥७२४॥ 
मानसागरी पद्धति के चतुर्थ अध्याय का मनोरमा 


हिन्दी अनुबाद समाप्त ॥ ४ ॥ 


प्रमो5ष्यायः 


मंगलाचरण 
प्रणम्य सर्वंज्ञमनस्यचेतसं लसत्तमं आनमणि महोदधिम्‌ । 
दशाफलं वच्मि महष माषितं स्वबोघरूपं स्वगुरूपदेशात्‌ ।। १॥। 
सर्वश, एक मात्र हृदयगम्य, प्रकाशमान (तेजस्वी ), ज्ञानरूपी मणियों के 
महासागर, उस परब्रह्म का प्रणाम कर गुरुओं से प्राप्त ज्ञान के आधार पर 
महधियों द्वारा कहे गये दशा फल को अपनी समझ के अनुसार लिख रहा हूं en 
युग के अनुसार दशा-+- 
कृते नेर्सागकायुः स्यात्‌ त्रेतायां पेण्डमेव च । 
Harari? प्रोक्तं नक्षत्रायुः कलौ युगे ॥ २ ॥ 
सत्य युग में नैसगिक आयु, त्रेता म पिण्डायु, द्वापर में अंशायु तथा कलियुग मे 
AAN का साधन करना चाहिये ।। २ ।। 
विज्ञोत्तरी दशा वर्ष प्रमाण 
सूर्यं विशत्तमो मागः शशिन द्वादशः स्मृतः । 
सूयंपड्मागयुग्गमोमदशा चान्तदंशा भवेत्‌ ॥ ३॥ 
आदित्यात्त्रिगुणो राहु रविचन्द्रयुतो गुरु: । 
सूर्यस्तु द्विगुणो भौमे-मिलितस्तु शनिभंवेत्‌ ।। ४॥ 
बुधश्चन्द्रयुतो भौमः केतुमंङ्गलवत्सदा । 
चन्द्रमा द्विगुणः शुक्र: परमायु: प्रकीतितम्‌ ॥ ५ ।। 
मनुष्य के परमाय का बीसव (e) माग सूर्य का दशा वषं, बारहवां भाग 
चन्द्रमा का, सूर्य के दशा का छठाँ भाग सूर्य दशा में जोड़ने से मंगल का दशा वर्ष, 
गूय से तीनगुना राहु का, सूर्ये और चन्द्रमा के योग तुल्य वष गुरु का, सूर्य का दो 
गुना मंगल से युक्त होकर पानि का, चन्द्र और मौम के योग तुल्य बुध को, 


मंगल की तरह केतु का तथा चन्द्रमा का दो युना शुक्र का दशा वर्ष प्रमाण 
होता है 1। ३-५ 1। 


३८२ मानसागरी 


स्पष्ट ज्ञानार्थ उदाहरण देखे-- 


मनुष्य की परमायु=१२० वर्ष । 
su. १२० _ . बर्थ सूर्य की दशा 
मरमाय १२० १० वथ चतामा की दशा 
१२ १२ 


सूर्य LL ९०१-६०७ वर्ष मंगल की दक्षा 
HR HE १--६-७ वर्ष 


EA १० वर्ष राहु की दशा 
सूर्य TAN + १००१६ वर्ष गुरु की दशा 
( सूर्य २ )+ भौम-६?८२4 ७-१६ वर्ष शनि की दक्षा 
चन्द्र + भौम=१०-+ ७०१७ वर्ष बुध की दशा 
भोम~केतु=७=७ वर्ष केतु की दशा 
चन्द्रमा X २०१० X २०२० वर्ष शुक्र की दशा 
साधित दशावर्ष-- 
षड्‌ दक्ष INE वोडश्षनन्देन्दवो मुनिशक्षाद्भधाः । 
सप्त नशा वर्षाणि हि रब्यादीना यथाक्रमत। ।। ६ ॥ 
asa, चन्द्रमा की १० ad, मंगल की ७ वर्ष, राहु की १८ बर्षे, 
gu की १६ वर्ष, शनि की १६ वर्ष, बुध की १७ वर्ष, केतु की ७ वर्ष तथा शुक 
की २० वर्ष विशोत्तरी क्रम से दक्षा होती है ।। ६ ॥ 
जन्म समय मे दक्षा शञान--- 
कृत्तिकातः समारभ्य भरण्यवधि गण्यते । 
विद्योतरीदद्याचक्र arañar कोष्ठकः ।। ७ ॥ 


१. जन्म नक्षत्र से दशाश्ञान की दूसरी रीति-- 
दास्रादितो जम्म भसंख्यका या दुगूनिता साखुहृताबशेषाद्‌ | 
अर्चकु राजीदाबुकेशु पूर्वाः दशाधिपाः संकथिता मुनीसौ: ।। 
जन्मनक्षत्र को अश्विन्यादि क्रम से जो संख्या हो उसमें दो धटाकर ei 

९ का भाग देने से एक आदि शेष संख्या के अनुसार क्रम से सूर्य-चमा-मंगल-राहु- 
दुरूसनि-ुध-केतु और शुक्र की दशा होती है। (अर्थात्‌ १ शेष होतो सूर्य, 
दो हो तो चमा आदि।) 

उदाहरभ--कल्पना किया किसी का ran पुथ्य है । 


Var हिन्दीब्याख्योपेता ३५३ 


छत्तिस कोष्ठको बाला चक्र बनाकर प्रथम पंक्ति के नव कोष्ठकों में विशोत्तरी 
क्रम से सूर्यादि नव ग्रहों को स्थापित कर नीचे वाले कोष्ठकों में कृत्तिका से 
आरम्भ कर भरणी पर्यन्त २७ नक्षत्रों को तीन पंक्तियों (प्रत्येक पंक्ति में कम से 
९ नक्षत्र ) में स्थापित करने से दशा बोधक चक्र बनेमा । ( इस प्रकार प्रत्येक ब्रह 


अश्विनी से पुष्य तक ८ संख्या हुई । ८-२-६ ६ में ९ का भाग देने 
से लब्धि० तथा शेष ६ बचा अतः उक्त क्रमानुसार छठी दशा दानि की हुई । 
AUT हो आने पर दशा का मुक्त भोग्य काल साधन कर दशा चक 
का निर्माण किया जाता है । अतः प्रसङ्गानुसार मुक्त मोग्य साधन विधि 
भी प्रदर्शित कर रहा । 


दशाब्दमानेन हतं wad भमोगमानेन हृतं फलं यत्‌ । 

वर्षादिक मृक्तमुशन्ति धीरा भोग्यं दशाब्दान्तरितं दशायाः ॥ 

जन्म नक्षत्र के गतमान ( मयात ) को दशावरं से गुणाकर नक्षत्र के 
भोग प्रमाण ( मभोग ) से भाग देने पर वर्ष-मास-दिनन्धटी में दशा का 
मुक्त मान होता है । दशाप्रमाण में मुक्तमान को घटाने से दशा का भोग्य 
बर्षादि मान होता है | 


उदाहरण--वुष्य नक्षत्र का मयात २५।२० भभोग ५९३५ वश्षापत्ति 
झनि ad प्रमाण १६ 
मयात २५।२० का पलातमक मान १५२० को दशा वर्ष १६ से गुणा 


कर गुणन फल ( १५२०४ १६ Rosso का ममोग के पलाह्मक मान 
३५७५ से भाग दिया-- 


३५७५) २८८८०(८।०।२८ 
२८६०० 
२८० 
१८ १२ 
३३६० लब्धि ado मास २० दिन मुक्त मान 
° अतः दशा वषे १६।०।० 
३३६० Stores 
X ३० १०।११।२ 
१००८०० चोष्य मान १० वर्ष १६ मास २ दिन 
७१५० 
२९३०० 
२८६०७ 
७०७ 


acy मानसागरी 


nen 


के नीचे तीत-तीन नक्षत्र होगे । जिस नक्षत्र में अन्म हो उस की पक्ति 
का प्रह दशा का स्वामी होता है) ॥ ७ ॥ 
ददा बोधक चक्र 
San ja 
ध्व १०व vq, | अव. ' a 


ste. | रोहि. | मृग. | आर्द्रा | ga. | पुष्य | nn a | मधा | पू.फा 
.फा. | चित्रा | स्वाती | विशा. | अनु. | ज्येष्ठा | मूल | guar. 
. . | घनि. | शत. |पु.म.|उ.भा. | रेव. |अश्वि. | भर | 
तन्तर्देशा साधन--- 


दशा दशाहता कार्या दशभिर्भागमाहरेत्‌ ı 
यल्लब्धं सो भवेन्मासस्त्रिष्श्निष्नं दिनं भवेत्‌ ।। ८ ॥ 


जिस ग्रह की महा दक्षा म जिस ग्रह की अन्तर्दक्षा अभीष्ट हो उन दोनों ग्रहों 
के महादशा वर्ष का परस्पर गुणा कर १० से भाग देने पर लब्धि मास तथा शेष 
को ३० से ग्रुणाकर पुन! दश का माग देने से दिन होता है। इस प्रकार अभीष्ट 
ग्रह की अन्तर्दशा का मान मास और दिन में आ जाता है ॥ ८ ॥ 
विशेष--३० से गुणा कर १० का भाग देने का अभिप्राय केवल रे से गुणा 
करने पर मी सिद्ध हो सकता है क्योंकि शेष 2८३० = Ho ?८ ३ होता है । 
20 
उदाहरणन्नयूयं की महादशा म सूर्यादि ग्रहों का अन्तर ज्ञात करना है । 
अतः १०८६ ३६ १०)३६(३।१८ 
lo 20 ३० _ 
६०९३० 
१०० (अथवा शेष ६ X ३०१८ दिन) 
७ 


Go 
सूयं का अन्तर रे मास १८ दिन ८० 


x 


इसी प्रकार ६०८१० _ ६० _ ६ मास चन्द्रमा का अन्तर 
lo १० 
७ Y है 
२१८७ = २ _ लब्धि ४, शोष ,२ अतः २५३०६ दिन 
१० १० 


४ मास ६ दिन मंगल का अन्तर 
इसी प्रकार सभी ग्रहों की अन्तदँशा सिद्ध होगी । 


'अनौरना' हिन्दीब्याल्यांपेता देक 


उपदशा ( भ्रस्वम्तर ) साथन-- 
स्वान्तर्दशाथुवुन्द च हुन्यात्‌ स्वस्वब्देग्रहस्य च । 
विशोत्तरशतेनाप्त धसा धटभोऽ्वशेककम्‌ | ९ ।। 
अन्तर्दशा को दिनात्मक बनाकर जिस ग्रह की उपदशा ज्ञात करनी हो उसके 
महादशा ad से गुणा कर १२० वर्ष से भाग देने पर दिन-बटी-पल में उपदक्षा का 
मान आता है॥ en 
उदाहरुण--सूयं की महादशा एब सूर्यं और चन्द्रमा की अन्तदंशा में दोनों को 


उपदक्षा ज्ञात करनी है । 
सूर्यान्तर 3 मास १८ दिन । 


दिनात्मक रे X ३० -- १८०१०८ 
प्या Lo लब्धि ५ दिन २४ घटी सूर्यान्तर में सूर्य की उपदशा हुई । 

शन्द्रान्तर”६ मास । & XK ३००१८० दिनात्मक | 
१८०५ १० _ १८० १२) १८०(१५ 

१२० १२ RR 

६० 

Eo 

x 


अत! चन्द्रान्तर में चन्द्र की उपदशा १५ दिन होती है । 
फल दशा साधन-- 
स्वदशाया घटीवृन्दं हतं स्वाब्दंग्रहस्य च । 
विशोतरशतेनापत घटघ। क्षेषं फलादिकम्‌ ॥ १० ॥ 
उपदशा में ग्रह के दिनादि मान को घट्यात्मक बनाकर अभीष्टग्रह की 
महादशा वर्ष से गुणाकर १२० का माग देने पर लब्धि घटो पलात्मक फल wart 
होती है ॥ १०॥ 
उदाहरण- सूर्याम्तर में सुर्वे की उपदशा ५ दिन २४ घटी । घटघाटमक मान 
(XS) + २४-३२४ घटी 
WERE सू. द. वर्ष = afew १६ धटी, १२ पल सूर्य की उप दक्षा में 


१२० qa की फल दशा । 
इसी प्रकार प्रत्येक ग्रह की उपदशा में समी ग्रहों की फल दशा का साधन 
करमा धाहिये । 


२५ मा० aro 


३७६ मानसागरी 


विशोत्तरी दक्षा काल निणेय--- 
कृष्णपक्षे दिवा जन्म शुक्लपक्षे यदा निशि। 
विशोत्तरी दशा तस्य शुभाशुभफलप्रदा ॥ ११॥। 
यदि कृष्ण पक्ष के दिन में तथा शुक्ल पक्ष की रात्रि में जन्म हो तो उस 
जातक के लिए विशोत्तरी दशा ही शुभ एवं अशुभ फल दायक होती है । अर्थात्‌ 
उक्त समय में विशोत्तरी दशा का हो प्रमाव होता है ॥ ११ ॥ 
विशेष--उक्त श्लोक के अनुसार समी व्यक्तियों के लिए विशोत्तरी दशा 
फलदायक नहीं होती । शुक्ल पक्ष के दिन तथा कृष्ण पक्ष की रात्रि में जिसका 
जन्म हो उसके लिए यहाँ कोई निर्देश नहीं है । परन्तु अन्य ग्रन्थों के आधार 
पर एसी स्थिति में अष्टोत्तरी दशा का ग्रहण किया है। इस सम्बन्ध में बहुत 
विवद हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि विन्ध्य पंत के उत्तर में विशोत्तरी 
तथा दक्षिण में अष्टोत्तरी दशा का निरन्तर व्यवहार करना चाहिये । 
नक्षत्रायु साधन-- 
जन्मऋक्षगतनाडिकागणो विशताधिकक्षातेन Jun । 
मज्यते नवतिसंख्यया ततो लब्धणुद्धपरमायुषः स्फुटम्‌ ॥ १२ ॥ 
जन्म नक्षत्र के गत घटीपल (भयात) को १२० से गुणाकर ६० से भाग 
देने पर जो वर्षादि लब्धि प्राप्त हो उसे परमायु १२० वर्ष में घटाने से शेष स्पष्ट 
नक्षत्रायु होती है ।। १२ ॥। 
उदाहरण -मृगशीषं जन्मनक्षत्र का भयात्‌ २५३० को १२० से गुणा 
किया-- 
२५।३० X १२००३०६० 
३०६०-:-६०० €९०)३०६०(३४ 
+ 9७ 
३६० 
३६० 
x 
१२०-३४- ८६ वर्ष नक्षत्रायु हुईं 
ENG से दशासाधन-- 
दशभिवंर्षेमासों मासचतुष्केण लम्यते दिवस! । 
दिवसढयेन wen धटकायुग्मेन पलमेकम्‌ ॥ १३॥। 
दसवर्षो में एक मास, तार मासों मे एक दिन, दो दिनों एकषटी तथा दो 
घटी में एक पल अन्तर्दशा का धुव खु मिलता है । (अर्थात्‌ दक्षा वर्ष को १० 


“मनोरमा' हिन्दीब्याख्यो पेता ३६७ 


से भाग देने पर afew मास, शेव को मास बनाकर ४ से भाग देने पर afew 
दिन, पुनः दिनाश्मक शेष में २ से माग देने पर घटी तथा घटचघात्मक शेष में २ का 
भाग देने पर लब्धि पलातमक AE होता है । घ्रुवाकु को अपने-अपने दशा वर्षों 
से गुणा करने पर प्रत्येक ग्रह की अन्तर्दशा का मान होता है )॥ १३ ॥ 
उदाहरण सूर्यं का महादशा वर्ष ६ 
६-+- १००० १०)६(० मास 


६९ १२ 
४)७२( १८ दिन 
Y 
aR 
३२ 
x 
सूर्य का ध्रुवादु ०।१८ सूर्य की महादशा में सूर्यादि ग्रहों का अन्तर ज्ञात 
करने के लिए प्रत्येक ग्रह के दशा वर्ष से Hare १८ दिन को पृथक्‌-पृथक्‌ 
गुणा किया-- 
गये &X १८०१०८ दिन सूर्यान्तर, वर्षादिमान =०।३।१८ 
TE १०१८ १८०१८० दिन चन्द्रान्तर | वर्षादिमान”०1६।० 
मौम OX १८०१२६ दिन भौमान्तर । वर्षादिमान=०।४।६ 
राहु १५१८ १८०३२४ दिन राह्वन्तर । वर्षादिमान=०।१०।२४ 
इसी प्रकार सभी प्रहो की अन्तर दशाओं का साधन होगा । सौविध्य के लिए 
प्रत्येक ग्रह का धुवा तथा अन्तर्दशा का मान दिया जा रहा है-- 


सूर्यान्तर चन्द्रान्तर भौमान्तर 
ध्रुवा ०।०।१५ WaT ०।१।० HAT ०।०।२१ 
प्र व. मा. . ग्र. व. मा. दि. प्र व. मा. दि. 
सू ० ३ १८ y o १० o प्र, ० Y २७ 
श, ० ६ ७ मं, ० "७ ० रा. १ o ta 
मं ० Y रा. १ ६१ ० गु o ११ ६ 
रा. ० to २४ गु. १ ४ ० श, १ १ € 
गु. ० e tc श. १ ७ २ बु. ० ११ २७ 
हा, ० ११ १२ बु. १ ५ ० के, ० ४ २७ 
बु, ० १० ६ के ० ७ ० शु. १ र्‌ o 
के, ० Y ६ शु. १ ८५ ० ई. ° ४ ६ 
g, ? ७ ७ सू ० 4 o y ० ७ ७ 


Yas 


शल्यन्त र 


gd 


Sa ७॥१॥ १८ 


TAIT 
ua @1tity 


gar ०।१।१८ 


मा, 


२ 


१२ 


१२ 


११ 


२ 


१८ 


३ 


२४ 


to 


२ 


रा, 


११ 


१२ 


शुक्राम्तर 


केल्वन्तर 
eu ०।२।० 


धुवा ०।०।२१ 


बुघान्त र 


gar ०।१।२१ 


दि, 


मा, 


३ 


२७ 


२७ 


११ 
१० 


२ 


रा, 


२७ 


२ 


१८ 


२७ 


११ 


रा, 


बु. २ १० 


e 


ar हिल्दीब्यास्यौपेता ३८६ 
feared सूर्य महादक्षा वर्ष ६ 
quiera (०।३।१८) में | बन्द्रास्तर (०।६।०) में , मौमास्तर (०।४।६) में 
उपदशा उपदक्षा | 
Y. मा० fee wel ©. मा० fo wo| ग्र. मा० Ro We 
सू, ० ५ २४| चं. ० १५ oq, ७ ७ २१ 
Y, ० १ ०| मं. ० १० ३०|रा. ० ts शड 
मं. ० ६ १८| रा. ० २७ ०|गु. ० १६ ४८ 
रा. ० १६ ?१२| भु. ० रेड ०| ह. ० १६ २७ 
गु. ० १४ २४| श, ० २८ ३० बु. ० १७ १ 
श. ० १७ ६ 3 o २५ ३०|के. ० ७ २१ 
बु. ० १५ tu के. ० १० २० शु. ० २१ ० 
के, ० ६ है६। शु. १ ० ० सू. ० ६ १ 
१८ o € ०| यूं, ० १ ३० 
राह्रन्त र (०।१०।२४) मे गुवन्तर ( ०।९।१८ ) म | शन्यन्तर (०१४१२) मे 
उपदशा उपदश्चा उपदश्षा 
ग्र. m fo gol q, ato fo घ०| ग्र. मा० Ro qo 
रा. १ १८ Wi गु. १ ८ २४|क्ष. १ रहें € 
गु. है १३ १२| श. १ १५ ३६|बु. १ १८ २७ 
ह, १ २१ taa १ १० ४८|के. ० १९ ७ 
बु. १ १५ ५४| के. ० १६ ४८ शु. १ २७ o 
के, ० १८ ५४| शु. १ १८ ०| सू ० २ ६ 
शु. १ २४ of सू ० १४ २४|च. o २८ Yo 
सू. ० १६ १२| खं. ० २४ oli ० १६ ५७ 
चं. o २७ el मं, ० १६ ४८| रा. र २१ १५ 
मं र wi रा. १ १३ RI ६६ २६ 
"बुषान्तर (71१71६ Ja | केत्वन्तर (०४६ ) में | शुक्रान्तर ( १।०।० ) में 
उपदक्षा उपदक्षा उपदक्षा 
ग्र. मा० fr ध०। ग्र. मा० feo घ०। ग्र. मा० feo qe 
बु. १ १२ २१| के. ० ७ २१|शु. २ o o 
के, ० १७ २५१| शु. ० २१ ०| स्‌. ० १८ ० 
शु, ९ 2? ol | ० ६ tua. 1 ० ० 
सू. ० १५ tal q ० १० Jol tt ० 21 ७ 
Y ७ २५ dol st ० ७ २१| रा. t २४ ० 
गं. ० १७ xt] रा, ० १८ ५४|बु. १ १८५ ० 
रा. है १५ ५४ षु, ० ven १ २७ ० 
मु. १ १० ४८| wm ० ९६ ५७ N १ २१ ० 
दा. १ १८ २७ बु. ० १७ WES ° २१ o 


३९० मानसागरी 
विशोत्तरों चन्द्र महादक्षा वर्ष १० 

चन्द्रान्तर ( ०।१०।० ) | भौमान्तर (०।७।०) में | राह्वस्तर ( १।६।० ) में 

में उपदशा उपदशा उपदशा 
ग्र. मा० दि० wol u मा० feo wold मा० fio qo 
चं... ० २५ ०| मं. ० १२ १५ रा. २ २१ o 
मं. ० ७ ३०| रा, १ १ ३० गु २ १२ ० 
रा. १ १५ of गु. ० २८ ०|ह २ २५ २० 
गु. १ १० ol @ 2 ३ १५ २ १६ ३० 
श. १ १७ of बु ० २६ ४५| के. १ १ २० 
बु. १ १२ २०| के. ० १२ lg २ o o 
के, ० १७ २३० शु. १ ५ ol ० २७ © 
शु. १ २० ०| सू ० १० RT १ १५ ० 
र. ० १५ ol ० १७ __३०| म. 8 १ ३० 
गुवन्तर ( १।४।० ) में | शन्यन्तर ( १।७।०) म | बुषान्तर ( १।५।० ) मे 

उपदशा उपदशा उपदक्षा 
ग्र मा० दि० घ०| g mo feo gol ग्र. मा० feo qo 
गु. २ ४ ola ३ ० ala २ १२ १५ 
श. २ १६ ०|बु २ Yo ४५|के ० २१ ४५ 
बु. २ ८ ०| के, १ ३ १५! शु. २ २५ ० 
के, ० २८ ०|शु ३ १ ० सू. ० २५ ३० 
शु. २ २० ० सू, ० रेप RT १ १२ ३० 
सू. ० २४ of F १ १७ Yop ० २९ ४५ 
चं. १ १० ol मं, १ ३ BIT २ १६ ३० 
म. ० २८ ०१ रा. २ २५ Roly, २ ८ o 
रा. २ १२ ० | गु. २ (६ Porn of 7 र २० VY 
केत्वन्तर ( ०।७।० ) | शुक्रान्तर ( १८० ) म. | सूर्थाम्तर (०१६०) मे 

उपदशा उपदशा उपदशा 
प्र मा० दि० wol ग्र, मा० दि० wo} ग्र. मा० Ro qe 
के. ० १२ १५| शु. ३ १० ० सू, o ९ ० 
शु. १ ५ ०| सू. १ ० ol FT ० १४५ o 
. © १० Rol चं. १ २० of मं. ० १० ३० 
3 ° tu ३०| मॉ, १ 2, ०| रा. ० २७ ° 
मं ० १२ १५| रा. रे ० ० गु. ० २४ ० 
रा. १ १ Fol गु २ २० ea, ० २८ Re 
गु, ० २६ ely, हे Y ely ० २५ de 
श. १ ३ Wig २ २५ ०| कै, ०° १० ३० 
डु. ० रह ४५ के १ ५ ०| शु, १ o o 


भौमाम्तर ( ०।४।२७ ) 


‘aarcar’ हिन्दीव्याख्योपेता 


विज्योत्तरी मोम महादशा वर्ष ७ 
राह्वन्तर ( १०1१८ ) 


में उपदक्षा में उपदशा 
प्र मा. दि. ध, | go मा, Y 
मं, ० ८ ३५| रा १ २६ ४२ 
रा. ० २२ ३। गु. १ २० २४ 
धु. ० १९ ३६|श १ २९ ५१ 
श. ० २३ WET १ २३ ३३ 
बु. ० २० ५०[के ० २२ ३ 
के. ० ८ Wig २ ३ ० 
शु. ० २४ ३०| सू o १८ ५४ 
G ० ७ RIA १ १ २० 
AR CHET) 
शन्यन्त र ( १।१।९ ) म | बुधान्तर ( ०।११।२७ 
उपदशा म उपदशा 
प्र. मा. दि. घ. प. | प्र मा दि घ प. 
झ. २ ३ १० ३०| बु. १ २० ३४ ३० 
बु. १ २६ ३१ ३०| क ० Yo ४६ ३० 
के. ० २३ १६ Yor शु. १ २६ ३० ० 
शु, र ६ ३० [x o १७ ५१ o 
सू. ० १६ ५७ 07 च, ० २६ ४५ ० 
बं, १ ३१५ of मं. ०२० ४६ ३० 
गं. ० २३ १६ ३०| रा. १२३ ३३ ० 
रा १ २९ ५१ of J १ १७ ३६ ० 
गु. १ २३ १२ ० प) 
शुक्रान्तर ( १।२।० ) म | सूयन्तिर ( ०।४।६ 
उपदशा मं उपदशा 
ग्र. मा. दि, ध. (ग्र. मा, दि, घ. 
शु. र १० ० सू ० ६ शै८ 
तू. ० २१ ० | चे ० १० ३० 
+ १ ४ of sf ० ७ २१ 
st. o २४ २० | रा. ० te १४ 
रा, २ Y ० [ गु. ० १६ ४५ 
मु. १ २६ ०|दा, ० १९६ ५७ 
श, २ ६ ३० | बु. ० १७ २१ 
१ २९ ३० | के ७ ७ 21 
. ® २४ ३० ' शु. ० २१ ७ 


| 


३९१ 


गुवंन्तर ( ०।११।६ ) 


मं उपदशा 
ग्र मा, दि Wo 
गु. १ wo ४८ 
श १ २३ १२ 
बु १ १७ ३६ 
कै ० १६ ३६ 
शु १ २६ ० 
a. ० १६ ४८ 
चं ० रे८ o 
मं. ० १९ २६ 
Sa 
केत्वन्तर ( ०।४।२७ 

में उपदशा 
ब्र. मा. दि. घ. प. 
के. ० ८ ३४ ३० 
शु. ० २४ ३० ७ 
सू. ० ७ २१ ० 
च. ० १२ १५ ० 
म. ० ८ ३४ ३० 
रा. ७ २२ 3 ० 
गु. ० १६ ३६ ० 
श. ० २३ १६ ३० 
०२० ३९ ३८ 
चन्द्रान्तर ( ०।७।० ) 

में उपदशा 
ग्र मा. दि. घ. 
च. ० १७ ३० 
मं. ० १२ १५ 
रा. १ १ ३० 
गु. ७ २८ ० 
श. १ है १५ 
बु. ० २१ ४५ 
क. ° १२ १५ 
शु. १ Y o 
सू. © १० ३० 


३१२ मानसावरी 


विश्योतरी राहु महादशा बर्ष १८ 

( २।५।१२ ) | geez ( २।४।२४ ) ( २।१०।६ ) 

में उपदशा में उपदशा में उपदशा 
ब्र. मा. दि. घ. | ग्र. मा. दि. घ. | श्र. मा. दि. © 
रा. ४ २५ ४८| गु. ३ २५ १२ |श. में १२ २७ 
गु. ४ है MPR ४ १६ ४८ |बु. ४ २५ २१ 
श. ५ रे ५४| बु. ४ २ २४ के. १ २६ ५१ 
बु. ४ १७ ४२ | के. १ २० २४ a ५ २१ ० 
के. १ २६ ४२| शु. Y २४ ० (सू. १ २१ (८ 
शु. ५ शर ०|सू. १ १३ १२ |च. २ २५ ३० 
शू. १ १८ ३६| च. २ १२ ० [माँ १ २६ RM 
चं. २ २१ ० | मा. १ २० २४ | रा. Y ३ २४ 
रां. १ २६ ४२ | रा. N e ३६ I) ४ १६ ४८ 
बुधान्धतर ( २।६।१८ ) | केत्वन्तर ( १।०।१५ ) शुक्रान्तर ( ३।०।० 

में उपदशा में उपदशा में उपदक्षा 
ग्र. मा. दि. ग्र. मा. दि. थ. | यर. मा. दि. घ. 
बु. Y १० के. ० २२ o 
के. १ २३ शु २ 3 ° 
शु. र. 3 सू. ० १८ ७ 
सू. १ १५ खं. १ १ ° 
चं. २ १६ tf. ० २२ ० 
मं. १ २३ रा. १ २६ ० 
रा. Y १७ गु. 2 २० ० 
गु. Y २ श. १ २६ ० 
श. Y “क्रम गु १ ? Lu) o 
सूयन्तिर (०१०२५) | बन्द्रान्तर ( १।६९।० cy) 

में उपदशा में उपदक्षा 
ग्र. मा. दि. थ. | ग्र. मा. दि. थ. | प्रा, दि, घ, 
सू. १६ १२| चं. १ १५ ० ० २२ ३ 
खं. ० २७ ० FH १ १ २० | रा १ २६ ४२ 
गं. ० १८ ५४| रा. २ २१ ० | गु १ २० २४ 
रा. १ १८ ३६ बु. २ १२ ०|श १ २९ ५१ 
भु. १ १३१ १२| श. २ E et २३ ३३ 
श. है २१ १५ | बु. २ १९ ३० |के ० २२ | 
E १ १५ १४४ | के. १ १ २० | शु २ ३ ० 

. @ la YY y 3 ७ ० सू ० le १४ 

शु. है २४ ० | यु. ०७ २७ of TF १ १ २० 


ar हिल्दीव्यास्योपेता ३९३ 


विद्योत्तरी गुरमहादक्षा वर्ण १६ 
gire (२।१।१८ ) । (२।६।१२) में ( wait ) में 
में उपदक्षा उपदशा उपदशा 
¥ मा० fao Wel श्र. मा० feo Wol y. मा० fee Go 
यु. ३ १२ २४|शु. ४ २४ २४|बु. ३ २५ ३६ 
TU, Y है २६ यु. ४ ध WLR १ १७ ३६ 
E ३ १८ एप के. १ ररे १२ शु. ४ १६ ° 
१४ Yo शु y २ ०| सू १ qo YE 
शु. ४ ८ erg १ १४ ३६| न. २ © o 
सू. १ ८ २४| च. २ १६ ol १ १७ ३६ 
चं. २ ४ ० मं. २३ १२| रा. ४ रे २४ 
म, १ १४ KIT ४ ६ डॅ८| गु. २ रए ४८ 
_रा. TER] २ श ४ t 88 ray 
केत्वम्तर ( ०।११।६ शुक्रान्त (Risto ) में | सूर्यान्तर ( ०।९।१८ 
में उपदशा उपदशा में उपदश्षा 
ग्र मा० Ro ध०| ब्र. मा० feo धघ०| ग्र. मा० Ro qo 
के ० १९ ३६|शु. ५ १० ०| सू. १४ रहें 
शु. १ २६ ० सू. र १८ ०| च. ० २४ o 
सू ० १६ ४८| खं. २ २० ०| tf. ० १६ Ya 
च ० २८ of पं. १ २६ of रा. १ १३ १२ 
मं, ० १९ २६| रा. ४ रेड o गु. १ ८ २४ 
रा १ Ro Wig ४ ८ o र 
गु. १ १४ Yom ५ रे ० १ 
ह, १ २३ २ बु. ४ १६ ० ० 
बु १ पनन ३६| के. १ २६ ० 
बन्ट्वान्तर (१।४।०) मे मोमान्तर ( ०।११।६ ) 
उपदक्षा मं उपदशा 
q. ato feo Wo| ग्र. मा० feo qo] ग्र. 
+ १ १० of ० २६ ३६| रा. 
मं. ० २८ ०७ | रा. १ २० WET रे २५ १२ 
रा. २ १२ ०[गु. १ WW Yala ४ १६ Y 
यु, २ Y ०| श. १ RQ ४ २ २४ 
श. २ १६ ely १ १७ ३६| के. १ २० २४ 
I 2 द eE ० १ Wig ४ २४ ७ 
. @ रेद ० शु. २६ hg. १ I १२ 
हु. २ २० ० सू. ० १६ ४८|च. २ १२ ० 
सू. ० W eof ० २८ oli. १ २ २४ 


३६४ मानसागरी 
विशोत्तरी क्चनिमहादक्षा वर्ण to 
शन्यन्तर ( 51013 ) में | बुधान्तर (२1८1९ ) में | केत्वन्तर ( १।१।९ ) में 
उपदशा उपदशा उपदशा 
ग्र. मा. दि. ध. प. ग्र. मा. दि. घ. apa मा दि ध प, 
श. ५ २१ २८ ३०| बु. ४ १७ ३६ ३०|के ० २३ १६ ३० 
बु. ५ ३ २५ २०|के. १ २६ ३१ ३० शु. २ ६३० ० 
के. २ ३ १० ३०|शु. ५ ११ ३० ०|सू ० १९ ५७ ० 
शु. ६ ० ३० olq १ १८ २७ of F १ ३ १५ ० 
सू. १२४ € ०| चं. २ २० ४५ of मं, ० २३ १६ २० 
च. ३ ० १५ ०|मां. १ २६ ३१ ३०| रा १ २९ ५१ ० 
मं. २ ३ १० ३०| रा. ४ २५ ३१ of गु. १ २३ १२ ० 
रा. ५ १२ २७ ०|गु. ४ ९ १२ ०|श २ ३ १० ३० 
गु. ४२४२४ ०[श. ५ २ २५ ३० ERE ३० 
शुक्रान्त र ( ३।२।० ) में सूर्यान्तर ( ०।११।१२ ) | यन्द्राम्तर ( १।७।० ) म 
उपदशा मे उपदशा उपदशा 
ग्र. aro feo धघ०| ग्र. मा. fe wie मा दि घ, 
शु. १ १० eig ० १७ KIT ₹ १७ २० 
सू. १ २७ of ० र २०|मं १ ३ १५ 
F रे ५ of HF ० १९ Kom २ RX २० 
मं. २ ६ २०| रा १ २१ १८।गुू रे ११ २० 
रा. ५ २१ ०|गु १ १५ ३६|श रे ० १५ 
गु. ५ २ off १ २४ ९|बु २ २० ४५ 
श. ६ ० २० बु. १ १८ २७| के १ ३ १५ 
बु. ५ ११ ३०|क. ० ११ Wig ३ १ ० 
के. २ ६ ३० शु १ २७ ०[सू__०___२८ ३० 
भौमान्तर ( १॥१॥६ ) म | राह्वन्तर ( २।१०।६ ) | गुवन्तर ( २।६।१२ ) म॑ 
श दशा में उपदशा उ१दशा 
ग्र. मा. दि. ब. प. ग्र मा, दि. tia मा दि ष 
मं. ० २३ १६ ३०[ रा ५ ३ Wiz ४ १ ३६ 
रा. १ २९ ५१ ०|गु ४ १६ Yala ४ २४ २४ 
गु. १ २३ १२ ०|श ५ १२ २७बु ४ ६ १२ 
झह. २ ३ १० olg ४ २५ २१|क १ २३ १२ 
इ २ २६ ३१ २० | के. १ २६ RIG ५ २ ० 
. ० २३ १६ ३० शु. ५ २१ of F १ १५ ३६ 
शु. २ ६३० ०|[सू है २१ KIT २ १६ ७ 
सु. ० १९ ५७ olx २५ ३० १ २३ १२ 
च. १ ३१५ ० म॑ १ २९ ५१| रा ४ १६ ४६ 


'मनोरमा' हिन्दीव्याश्योपेता ३९५ 


विशोत्तदी बुध महादशा TT १७ 

बुधाम्तर ( २।४।२७ ) | | शुक्राम्तर ( २।१०।० ) 

उपदशा में उपदशा में उपदक्षा 
ग्र. मा. दि. ध. प.| प्र. मा. दि. घ. ग्र मा दि थ, 
ब. ४ २ we ३० के. ० २० ४६ ३०|शु ५ २० २० 
के. १ Ro ३४ ३०| शु. १ २९ ३७ ०|सू १ २१ oO 
शु. ४ २४ ३० ०|सू. ० १७ ५१ of च, २ २५ ७० 
स्‌. १ १३ २१ of F ० २९६ ४५ ०|गं. १ २९ २० 
चं. २ १२ १५ E ० २० WE Yop रा ५ ३ ० 
मॉ. १ Ro ३४ Jo] रा. १ २३ ३३ of JF ४ १६ ० 
रा. ४ १० ३ ०| गु १ १७ ३६ ०|श ५ ११ २० 
गु. ३ २५ ३६ ०|शु. १ २६ ३१ ३०| बु. ४ २४ २० 
श. ४ १७ १६ ३०|ब्‌. १ २० रेड ३०| के, १ २६ २० 
सूर्यान्तर ( ०।१०।६ ) | चन्द्रान्तर ( १।५।० ) म | मोमालतर (०।११।२७) 

में उपदशा उपदशा में उपदशा 
ग्र. मा दि. aja मा. दि. ja मा, दि घ प, 
सू. ० १५ १:|चं. १ १२ ol मं, ० २० ४६ ३० 
चं. ० २५ ३०|मं. ० २६ ४५|रा १ २३ ३३ ० 
गं. ० १७ ५१ रा. २ १६ ३०|गु १ १७ ३६ ० 
रा. १ १५ ५४| गु. २ ८ ola १ २६ ३१ ३० 
गु. १ १० ४५८| ४. २ २० ४५|बू १ २० ३४ ३० 
श. १ १८ २७|बु. र १२ MR ० २० ४९ ३० 
बु. र १२ २१| क. ० RE YX शु. १ २६ २० ० 
के. ० १७ ५१|शु. २ रश of J ० १७ ५१ ७ 
+ १ २१ ०।स._ ० EN jo चं ० २९ ४५ ० 
राह्ृम्तर (२।६।१८) | गुर्वन्तर ( २।३।६) म | शन्यन्तर ( Wore ) म 

में उपदक्षा उपदशा उपदशा 
ग्र. मा. दि. jo मा. दि. ja मा दि ध प 
रा. Y १७ ए४२| गु. २ रः ४८|[श ५ रे २५ २० 
गु. ४ २ wie Y ९ १२।बु ४ १७ १६ २० 
स, Y २५ २१| बु. २ २५ २६१ के १ २६ २१ २०७ 
I Y १० ३ के, १ १७ ३६| शु ५ ११ २० ० 
, १ २३ ३३|शु. ४ १६ स्‌ १ १८२७ ० 
शु. ५ ३ ०|सू. १ १० ve] qe २२० ४५ ७ 
सू. ? १५ ५४।[ च. र दद गं, १ २६ ३१ ३० 
Y. र १६ ३०| र, र १७ ३६| रा ४ २५ २१ ७ 
डॉ. १ २३ YM] रा. Y रे रेशु ४ ९ १२ ७० 


३९६ आनसाबरी 


ad केतु महादशा वर्ण--७ 

केत्बन्त र (०।४।२७) १।२।० ) में | सूर्यान्तर ( ०।४।६ ) मे 

में उपदशा उपदशा उपदशा 
पर, दि. थ. प. | ग्र. मा. दि. wis मा दि ब, 
के. ० ८ ३४ ३० [शु २ १० ० [सू ० ६ १५ 
शु. ० २४३० ० [q ० २१ ० | चं, o Yo २० 
स्‌. ० ७ २१ ० |चं. १ ५ ० | म, ० ७ २१ 
Y. ० १२ १५ ० | मं. ० २४ २० | रा ० १८ ४४ 
गं. ० द ३४ ३० | रा. २ 3 ० | गु, o १ Ye 
रा. ० २२३ ० E १ २६ ० | श, ० % 
गु. ० १९३६ ० |श. र ६ २० |बु ० १७ २१ 
श. ° २३ १६ ३० pg १ २९ के ० ७ २१ 
ICTS EL नली xt 
EAT ( ०।७।० = राह्वन्तर ( १।०। १६५ 

में उपदक्षा में उपदशा 
ग्र. मा. दि. ध. a मा दि थ 
चं. ० १७ ३० रा १ २६ ४२ 
मं. ° १२ १५ | रा. गू है २० २४ 
रा. १ १ ३० | बृ. शा, १ २६ ५? 
गु. ० २८ ० | भा, बु १ २२ २२ 
श. १ हे १५ | बू. के ० २२ रे 
बु ० २६ ४५ | के. Y रे रै ० 
के. ० १२ १५ | शु. सू. ० १८ ५४ 
हु. १ ५ ० | सू. az १ १ ३० 
क जी o १० ३० | च. ० 
गुवन्तर ( ०।११,६ ) | शन्यम्तः ( १।१।६ ) म graz (०११२७) 

में उपदशा उपदशा में उपदशा 
ग्र. मा. दि. «iam दि थ, प ग्र मा दि ध प 
गु. १ lv ४८ fa रे रे १० ३० | बु. १ २० ३४ ३० 
श. १ २३ १२ | ब्र. १२६ ३१ ३० | के, ० २० ४९ ३० 
बु. १ १७ २६ | के, ० २२ १६ ३० [y १ २६ १० ० 
के. ० ११ ३६ [शु २ ६ २० ० [q ० १७ ५१ ० 
शु. १ २६ ० 7g ० १९ ५७ ० | चं. ० २१ ४५ ० 
सू. ० १६१ ४८ fw १ है १५ ० [sf ० २० ४९ ३० 
Y. ० रेद ० | मा ०२३ १६ ES देय ० 
म. ० १९ ३६ | रा, १ २९ ११ ० | शु, १ १७ २६ ० 
रा. १ २० Whig १२३ १२ ० | श, १२६ ३१ २० 


ar federer ३९७ 
विशोत्तरी शुक महादशा वर्ण २० 
हुऋन्तर ( ३।४।० ) । ( | बनहान्तर ( १।८।० ) 
में उपदशा में उपदशा में उपदक्षा 
प्र. मा. दि. ध.|ग्र मा दि ध प्र, मा, दि, ष, 
शु. ६ २० oq, ० १५ T 1 २० ० 
तू. २ ० ०[च १ ° मं १ { २० 
श्च २ १० ०| मां ० A रा हे ० ० 
गं, २ १० ०| रा १ Ww गु २ २० ° 
रा, ६ ° ०।गु १ १८ श 3 ५ ० 
गु ५ १० ०(श १ २७ Y र रर ० 
हा ६ १० ०|बु १ २१ $ 2 ५ ० 
g ५ २० ०| के ० २१ शु रे १० ७ 
के २ १० ० शु २ ° ७ Il ७ 
भौमान्तर ( १।२।० ) राह्वन्तर ( 31010 गुवन्तर ( 21510 
में उपदशा में उपदशा में उपदशा 
ग्र मां दि घ,प्र मा दि ग्र. मा दि. ब, 
st ० २४ २०६ रा. ११२ ug Y a o 
रा, रे ३ ० | गु २४ श ५ २ ० 
गु, १ २६ ०|श, २१ बु ४ १९ २ 
ह. २ ६ ३० के १ २६ ० 
बु. १ २६ २० शु 4 १० o 
के ० २४ ३० सू ? १८ o 
शु २ १० ० चं २ २० o 
सू ० २१ ० tt. १ २६ o 
च, रै _ १ ५ o wr Y ON ७ 
शन्यन्तर (३।२।० ) | बुधान्तर ( २।१०।० ) | केत्वन्तर ( १।२।० 
में उपदशा में इपदशा में उपदशा 
ग्र मा दि ध० ग्र मा दि wem दि. थ, 
श ६ ० ३०|बू Y Wel ० २४ ३० 
बु ५ ११ २३०|के. ? २६ २३० शु, २ १० ० 
के २ ६ ig ५ २० सू ० २१ ० 
शु ६ १० ० सू १ 21 y १ Y ७ 
तु. १ २७ oy २ २५ st ० २४ ३० 
च रे 4 ० tt १ २६ २० रा २ दै ० 
st २ ६ ३० रा, ५ ३ गु १ २१ ० 
रा ५ २१ ०| गु ४ १६ श. २ ६ Yo 
गु x २ ola ५ ११ बु, र २६ ३९ 


Yes मानसागरी 


ama वक्षा साधन 
अष्टादशादः क्रियतेंडशुमालो 
qe हिसाठ क्रियते हिमांशु! । 
त्रिमागक्षरः anes भौम- 
स्तस्य त्रिमाग: सद्दी बुधास्यात्‌ | १४ ॥ 
भानोरित्रिमागः कुजयुक्तसौरी- . 
रद्ध कुजश्नन्द्रयुतः gar 
भानोद्विगुण्यः क्रियते च राहु- 
हिमांशुभान्‌ सहितौ च शुक्र! ॥ १५ ॥। 
अष्टोत्तरी प्रमाण से परमायु १०८ वर्ष का बेड ( अठा रहवाँ ) भाग ६ वर्ष 
सूये की दशा, सूर्ये का ढाइ गुना (६०८३ ) “१५ वर्ष चन्द्रमा की दक्षा, अपने 
तृतीयांश ($ ) से युक्त सूयं दशा तुल्य ( {+ ६०८ वर्ष ) मंगल की दशा, सूर्ये के 
तृतीयांश से युक्त चन्द्रमा के तुल्य ( +१५ ) ०१७ वर्ष बुध की दशा, सूर्य के 
तृतीयांश को मंगल से युक्त करने पर ( ई +८ ) =१० वर्ष शनि की दशा, मंगल 
का आधा चन्द्रमा से युक्त करने पर ( {+१५ ) १९ वषं बृहस्पति की दशा, 
सूये का दो गुना (६१८२ ) “१२ वर्ष राहु को दशा तथा सूर्य ओर चन्द्रमा के 
योग तुल्य ( १५+ ६ )=२१ वषं शुक्र की दशा होती है ॥ १४-१५ ॥ 
नक्षत्र द्वारा दशापति का ज्ञान-- 
चतुष्कं त्रितयं तस्माच्चतुष्क त्रितयं पुनः । 
यावत्स्वजन्ममं तावद्गणयेद्रोद्रमादितः) ॥ १६॥ 
आद्रनिक्षत्र से आरम्भ कर आरा, पुनबंसु, पुष्य, आइलेषा इन चार नक्षत्रों में 
सूर्यं की, मधा, पूर्वा फाल्गुनि, go फा० इन तीन नक्षत्रों म बन्द्रमा की, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विशाखा इन चार नक्षत्रों में मंगल की, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल इन 
तीन नक्षत्रों में बुध की, पू. षा, उ. षा, अभिजित, श्रवण इन च'रो नक्षत्रों में श्नि 
की, धनिष्ठा, शर्ताभष, qatar, इन तीन नक्षत्रों में बृहस्पति की उ. भा., रेवती, 
अश्विनी, मरणी, इन चार नक्षत्रों में राहु को तथा कृत्तिका, रोहिणी मृगशिरा इन 
तीन नक्षत्रों मे शुक्र की अष्टोतरी दशा होतो है । (इस प्रकार च. बु. गु. और शुः 
शुम शुमग्रहों को ३-३ नक्षत्र तथा र, मं, श, और राहु इन पाप प्रहो को ४-४ नक्षत्र 
प्राप्त होते हैं ।) आर्द्रा से अपने जन्म नक्षत्र पर्यन्त गणना कर दशा का ज्ञान करना 
चाहिये ॥ १६.॥ 


१, शिवादिकृत्तिकादितः । पाठाम्तरम्‌ 


'मनोरमा' हिम्दीब्याङ्योपेता ३९९ 


अष्टोत्तरी दशा क्रम एवं प्रमाण — 

वडादित्ये च वर्षाणि चन्द्रे. प्चदशँव च । 

मञ्चले चाष्टवर्षाणि बुधे सप्द्शव च ton 

añ च दशवर्षाणि गुरावेकोनविशञतिः । 

dara वर्षाणि शुक्रस्याप्येकविशतिः ॥ १८ ॥ 

अध्टोसरी मत से सूर्य की ६ वर्ष, चन्द्रमा की १५ वर्ष, मंगल की ८ बर्ष, 

qe की १७ वर्षे, शनि की १० वर्षे, गुरु की १९ वर्ष राहु की १२ वर्षे तथा शुक्र 
की २१ वर्ष क्रम से महादशा होती है ।। १७-१८॥ 


अध्टोत्तरी दशा में केवल आठ ग्रहों की ही दशा होती है। राहु और केतु 
दोनों पात ग्रहों का समावेश एक ही ग्रह राहु में कर लिया गया है । अता 


अष्टोत्तरी क्रम में केतु का स्थान नहीं होता । दशाधीशों का क्रम निम्नलिखित 
प्रक्षिप्त इलोक से भी ज्ञात होता है— 


qatar: कुजः सोम्यः, दानिर्जीवस्तमो भृगुः | 
अष्टोत्त रीदण! धीशा: केतुहीना नवग्रहा। ॥ 


अन्तदेशा साधन--- 
दशा दशाहता कार्या नवमिर्भागमाहरेत्‌ । 
यल्लब्ध सो भदेन्मासस्त्रिशन्तिध्न दिनं भवेत्‌ ॥ ११ ॥ 


नष्टोत्तरी महादशा में अन्तदेशा जानने के लिए महादशा में आमोष्ट ग्रह की 
महादशा से गुणा कर € से भाग देने पर लब्धि मास, शेष को ३० से गुणा कर 


९ से भाग देने पर दिन होता है । (इस प्रकार 'अन्तर्दशा का मासादि मान 
होता है। )॥ १९॥ 


उदाहरण--सूर्य की महादशा में सूयं और चन्द्र का अन्तर ज्ञात करना है। 
सूये दशा ववं ६, चन्द्रदशा वर्ष १५, 


१०८६ = = ४ मास सूर्यान्तर 


€ 
२X१५ =° १० मास चन्द्राम्तर 
€ € 


इसी प्रकार सभी ग्रहों की महादशा में सभी ग्रहों अन्तर ज्ञात हो सकता है। 


४७७ मानसाथरी 
अध्टोस्तरी दशाम्तंशा शोधक चक्र 
सूर्य ६ at चन्द्र १५ बर्षे भौम ८ बर्ष 
(आ., पु. पुष्य, आश्ले) (म, धू फा, उ, भा.) (X, चि,, स्वा, विशा ) 
ब्र व मा, दि घ ग्र. व. भा. दि. थ. ब्रव मा दि थ्‌ 
सू ० Y ० ० TR 2 o ७ मं o y 3 Ro 
WT ० १० ० ० मं १ है १० ० बू १ ३१ ३२० 
मं ० ५ १० ० Y R ४ १० ० go ८ २६ ४० 
बु. ० ११ to ० श, र Y Ro ० गु १ ४ २६ ४० 
Y ० 4 Ro ० गु २ ७ २० ० रा ० १० २० ७ 
गु 1 . Yo ० रा १ ८ ० ० शु १ ६ Ro ० 
रा ० ८ ० ० शु २ ११  . ७ सू ० ५ १० ० 
शु, १ र ० ० सू ० १० ० ० च. १ १ १० ० 
बुध १७ वर्ष शति १० ad गुरु १९ बर्षे 
( अनु , ज्ये., मू.) (पू षा, उ था, अभि , अव्‌) (Wo, शत q भा.) 
प्रव मा, दि घ. ग्र. घ. मा दि, घ ग्र व मा दि ध, 
बू २ ८ ३२० श ० ११ 3% ३ ४ ३ २० 
श. १ ६ २६४० गु. १ € ३२० रा २ १ १० ० 
गु. २ ११ २६ vo रा. रै १ ko ० शु. है ८ Yo ० 
रा. १ Yo Ro ७ Y. ९ ११ १० ० सू, १ ० २० > 
शु. रे ३ २० ० सू. ० ६२० ० चं. २ ७ Ro ० 
सु. ० ११ १० ० चं. १ ४२० ० मं. १ ४ २६ ४० 
चं. २ ४ १०० मं, ० ८ २६ ४० बु. २ ११ २६ vo 
मं. १ ३ ३२० बु. १ ६ २६४० क. १ ९ ३ २० 
राहु १२ वर्ष २१ बर्षे 
( उ. भा., N अ, मर, ) E रौ., q.) 
ग्र व. मा. दि. थ, ग्र व. मा, दि. ब. 
रा. १ ¥ ० ७ शु, ४ र ० ० 
शु, २ ४ ० ० र. १ र ० © 
सू, ० G o ० Ye २ ११ ७ ० 
ख, १ ऽ ० ० मंश १ ६ २० ० 
मं ० lo २० 6७ y ३ 2 २० o 
1. र १० २० 0 श. १ ११ १० ° 
क 2 2 १० ७ Y डे 5 to o 
खु र {$ १० ७ Te रे ¥ . e 


'मनोरमा' हिम्दीब्याख्योपेता ४०१ 


उपदशा (प्रत्यन्तर) साधन 
भल्तदंचाळहर्गण एव गुण्यः स्वमूलवर्षवंसु्खकभक्त: | 
पुनः पुनः षर्टिगुणावक्षेषे दिनादयश्मोपदशाक्रमोञ्यम्‌ ।। २० ॥। 
ग्रहों अन्तर्देशा को दिनात्मक बनाकर प्रत्येक ग्रह के महादक्षा मान से 


mr पृथक्‌ गुणाकर गुणनफल में १०८ का भाग देने से लब्धि दिनात्मक तथा 


को ६० से गुणा कर पुनः १०८ से भाग देने पर लब्धि qewfe उपदशा 
होती है Ron 


उदाहरण-- gi महादशा के चन्द्रान्तर में मौम की उपदशा अभीष्ट है । 
चन्द्राम्तर ०।१०।० भौम महादशा वर्ष ८ चन्द्रान्तर दिनात्मक १०९३०३०० 


३०० Xu 00 १०८)२४००(२२ 


१०८ १०८ २१६ 
२४० 
२१६ 
२४०८ ६० 
लब्धि २२।१३।२० दिनादि qu १०८)१४४०(१३।२० 
महादशा में चन्द्रान्तर में मौम की १०८ 
उपदशा ( प्रत्यन्तर ) सिद्ध हुई । ३६० 
३२४ 
३६ K ६० 
२१६० 
२१६ 
x 


फलदशा साधन 
उपदशादिवसा: खरसाहता निजघटीसहिताः स्वदशाहता: । 


वसुखचन्द्रहृता घटिकादयः फलदशाक्रम एव पुनः पुनः ॥ २१॥ 
ग्रहों की उपदद्या में फल दशा ज्ञात करनी हो तो उपदक्षा के दिनों को ६० 
से गुणाकर गुणनफल में उपदशा को घटी जोड़कर ( अर्थात्‌ उपदशा को घट्यात्मक 
बनाकर ) अलग-अलग ail wel की महादशा से गुणा कर गुणन फल मे १०८ 
का भाग देने से घट्या दि ग्रहों की फल दशा होती है ।। २१॥ 
उदाहु्ण--थन्द्रान्तर में मोम उपदशा २२ दिन १३ घटी २० पल है। 
२२% ६०१३२० + १३१३३३ घटी २० पल 
१३३३।२० XS भोम दशा वर्ष 
१०८ 
१०६६६४० _ लब्धि घटघादि ६८।४५।५४५ दिनादि १३८४५५५ 
१०८ फलदशा 
२६ मा० gro 


४०९ 


मानसागरी 


( इस दशा को निःशेष करने में १।३८।४५।५५।११।४० लब्बियाँ आती हैं जो 


ब्यवहार योग्य नहीं है । ) 


अष्टोततरी सूर्य महादशा वर्ष ६ 


सूर्यान्तर ( ०।४।० ) में उपदशा 
ग्र सू. च. मं. बु. श. गु. रा. शु. 
YT, ० ० ० ० ० ० ७ ० 
दि. ६ १६ ८ १5 ११ २१ १३२३ 
ध. Yo Yo ५३ ५३ ६ ६ २० २० 
प, ० ० २० २० Yo Yo ० ० 


चन्द्रान्तर ( ०।१०।० ) में उपदशा 
प्र चं. मं. बु. श. गु. रा. शु. सू. 
मा. १ ० १ ० १ १ १ ० 
दि. ११ २२ १७ २७ २२ ३ २८ १६ 
घ. ४० १३ १३ ४६ ४६ २० २० ४० 
प. ०२० Yo ४० Yo o ७ ० 


भौमान्तर ( ०।५।१० ) में उपदशा 


ग्र. मं. बु. श. गु. रा. शु. मू. चं. 


मा. ० ० ० ० ० % ० ० 
दि. ११ २५ १४ २८ १७ १ ८२२ 
घ. ५१ ११४ ८ ४६ ६ १३ १२ 
प. Y & १३ ५३ Yo Yo २० २० 


वि. ४० Yo २० २० ० 0 ७ ० 


172777 ( ०६1२० ) में उपदशा 


ग्र. गु. रा. शु. सू. च. मं. बु. 
मा. ० १ ० १ ० ० ० १ 
दि. १5 ५२२ ६ ११ २७ १४ १ 
घ. २१११ १३ १३ ६४६ ४८ २८ 


प. ६ ६ २० २० Yo ४० ५३ ५२ 
fa ४० Yo o o o ०५० २० 


बुधान्तर ( ०।११।१० ) में उपदशा 

ग्र. बु. श. गु. रा. शु. सू. चं. म 
मा. १ १ १ १ २ ० १ ० 
दि. २३ १ २६ ७ ६ १८ १७ २५ 
घ. २१ २८ ws ४३ ६ १२ १२ ११ 
प. ६५३५३ Yo Vo Ro २० ६ 
वि. ४०२०२० ० o ० ० ४० 


गुवन्तर ( १०२०) म उपदशा 
ग्र. गु. रा. शु. सू. चं. मं. वु. श. 
मा. २ १ २ ० १ ० १ १ 
दि. ६१२१३२१२२२८२६ ५ 
घ. ५१ १३५३ ६४६ ८४० ११ 
प. ६ Ro २० ४० ४० ५३ ५३ ६ 
त्रि, ४० ० ० ० ०२०२० ४० 


Le ernest: nnn, nen NN NN 


राह्वलर ( 31६1०) में उपदशा 


ग्र. र. शु. सू. चं. म. बु. श. गु. 


मा. " १ ० १ ० १ ० 2 
दि. २६ १६१३ ३ १७ ७२२ १२ 
घ. ४० ४० २० २० ४६ ४६ १३ २ 


CT, o १ o ७ Yo ४० २, २० 


शुक्रान्तर ( १।२।० ) में उपदशा 
प्र. शु. सू. वें. मं. बु. श. गु. रा. 
मा. २०११२१२ १ 
दि. २१२३२5 १ ६ ८ १३ १६ 
ध. ४०२०२० ६ ६ ५३ १३ ४: 
प्‌, o o ० ४० ४० २० २० ० 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


अष्टोतदी चन्द्र महादक्या वर्ष १५ 


घरद्ान्तर ( २।१।० ) में उपदशा 

ग्र, चं. मं. बु. श, गु. रा. शु सू. 
मा. ३ १ रै २ ४ २ ४ १ 
दि. १४२५ २८ ६ ११ २३ २५ ११ 
ध. १० ३२ रे २६ ५६ २० ५० ४० 
Gq ०२०२० ४०४० o २ ० 
fa. ० ० © ० © © © ० 


बुधान्तर ( २।४।१० ) मे उपदशा 
ग्र. बु. ह. गु. रा. शु. सू. च. मं. 
मा. ४ २ Y रे ५ १ 3 २ 
दि. १३ १८ २९ ४ १५ १७ २८ २ 
घ. ४७ ४२ २२ २६ १६ १३ २ ५७ 
प. ४६ १३ १३ Yo Yo २० २० ४६ 


वि. Yo २० २० o o o 0 Yo 


गुर्वान्तर ( २।७।२० ) म 372381 


ग्र. गु. रा. शु. सू. च. मं. बु. श. 


मा. ५ ३ ६ १ ८ २ ४ २ 
दि. १७ १५ ४ २२ ११ १० २६ २७ 
घ. ७२३ ४२ ४६ ५६ २२ २२ ५७ 
प. ४६ २० २० ४० ४० १३ १२ ४६ 
वि. ४० o o ० ० २० २० Yo 


शुक्रान्तर ( २।११।० ) म उपदशा 
ग्र शु. सू. च. गां. बु. श. गु. रा. 
मा. ६ १ ४ २ ५ रे ६ रे 
दि, २४२८२५ १७१५ ७ ४२६ 
घ. १०२० Yo ४६ १६ १३ ४३ Yo 
प, o o. ० ४० Yo No २० ० 
fa. ० 0 ० © 0 © ० ० 


yo? 


मीमान्तर ( १।१।१० ) में उपदक्षा 
ग्र, मं. बु. श. गु. रा. शु. सू. चं. 
मा. ० २ १ २ १ २ ० १ 
दि. २९ २ ७ १० १४ १७ २२ २५ 
घ. २७ ५७ २ २२ २६ ४६ १३ ३३ 
प. ४६ ४६ १३ १३ Yo Vo Ro २० 
fa. Wo Yo २० २० o 0 oo ० 


शन्यन्तर ( १।४।२० ) में उपदशा 
ग्र. श. गु. रा. शु. सू. चं. मं. बु. 
मा. १ २ १ ३ ० २ १२ 
दि. १६ २७ २५ ७२७ ९ ७ १८ 
घ. १७ ५७ ३३ १३ ४६ २६ २ ४२ 
प. ४६ ४६ २० २० Yo Yo १३ १३ 
fa. ४० Yo o o ० ० २० २० 


राहून्तर ( १।८।० ) मे उपदणा 
ग्र. रा. शु. सू. चं. मां. बु. श. गु. 
मा. २ ३ १ २९ १ रे १ २ 
दि. ६ २६ ३ २३ १४ ४ २५ १५ 
घ. Yo Yo २० २० २६ २६ ३३ ३३ 
प, o o o ० ४० Yo २० Yo 
वि. ० ० ० o © © ० ० 


सूर्यान्तर ( ०।१०।० ) में उपदशा 
ग्र. सू. चं. मां. बु. श. गु. रा. शु. 
मा. ० १ ० १ ० १ १ १ 
दि. १६ ११२२ १७२७२२ ३ २८ 
घ. Yo Yo १३ १३ ४६ ४६ २० २० 
प, o ० २० Yo Yo Yo o ७ 
fz. © ० ० ० ० ० ७ ७ 


Yo Y मानसागरी 
As 


अष्टोत्तरी मोम महादक्षा वर्ष ८ 


भोमान्तर (०।७।३।२०) में उपदशा 
ग्र. मां. बु. श. गु. रा. शु सू. च 
मा. ० १ © १ १ १ ० ० 
fe. १५ ३ १९६ ७२३ ११ ११ Ve 
घ. ४८ ३४ ४५३१ ४२ २८ ५१ ३७ 
प, ८ ४८ ११५१ १३ ५३ ६४६ 
वि. ५३५३ ७ ७२० २० Yo Yo 


शन्यन्तर (०।८।२६।४०) में उपदशा 
ग्र श. गु. रा. शु. सू. च. मा. बु 
मा. ० १ ० o १ ० 

दि. २४ १६ २६ २१ १४ ७ १६ ११ 
घ. ४१ ५४ २७ ५१ ४८ २ ४५ ५८ 
प. २८ ४५ ४६ ६ ५३ १३ ११३१ 
वि. ५३ ५३ Yo Yo २० २० ७ ७ 


| 
| 


बुधान्तर ( १।३।३।२० ) में उपदशा 
ग्र. बु. श. गु. रा. शु सू. च. मं 
मा. र १ २ १ २ ० २ रै 
दि. ११ ११ १६२०२८२५ २ ३ 
घ. २१ ५८ ४५ २२ ८ ११ ५७ २४ 
प. ५८ ३१ ११ १३ ५३ ६ ४६ ४८ 
वि. ५३ ७ ७ २० २० ४० ४० ५३ 


न्तर (१।४।२६।४०) मे उपदशा 
ग्र. गु. रा. शु. सू. च. मं. बु. ९ 
मा. २ १ रे ० २ १२ १ 
दि. २९२६ ८२८ १० ७ १९ १६ 
घ. ८१७३१ ८२२२३१ ४५ ५४ 
प. ८४६ ६ ५३ १३ ५१ ११ ४८ 
वि. ५३ ४० ४० २० २० ७ ७ ५३ 


UGT ( ०।१०।२० ) Y उपदशा 
ग्र रा. शु. सू. च. मं. बु. श 
मा. १ २ ० 
दि. 
Y. 
पं. २० Yo Yo ४० १३ १३ ४६ ४६ 
वि, o o o ७ २० २० Yo Yo 


सूर्यान्तर ( ०।५।१० ) Y उपदशा 
ग्र. सू. चं. मं. बु. श. गु. रा. शु 


मा. ० ० ० ० ७ ७ ७ १ 


दि. ८२२ ११२५१४२८ १७ १ 


| 


५ २ १७ १४ २३ २० २९ २६ | दि. १८ 
३३ १३ ४६ २६ ४२ २२ ३७ १७ | घ. ४३ ६ ४६ २८ 


| 


दि. 


शुक्रान्तर ( १।६।२० ) में उपदशा 
शु. सू. च. मं. बु. श. गु. रा 
३ १ २ १ २ १ रे २ 
१ १७ ११२८२१ ८ २ 
८ ५१३१ १३ 
प. २० ४० ४० ५३ ५३ ६ ६२० 
वि. ० © ०२०२० ४० Yo ० 


चन्द्रात्तर ( १।१।१० ) में उपदशा 


मा 


२५ २९ २ ७ १० WW १७ २२ 


ध. ५३ १३ ५१ ११४८ ८ ४६ ६ | थ. ३३ ३७ ५७ २ २२ २६ ४६ १३ 


प. २०२० € ६५३ ५३ Yo Yo 
fa. ० ० ४७ ४० २० २० o ७ 


a. २० ४६ ४६ १३ १३ ४० Yo Ro 


o Yo Yo २० Ro o ७ ७ 


'मनोरमा' हिन्दीब्याख्योपेता 


अष्टोतरी बुध महादशा वर्ष १७ 


बुधान्तर ( २।८।३।२०) में उपदशा 
बु. दा. गु. रा. शु. सू. च. मा 
५ २ ५ ३ ६ १ ४ २ 
१ २९ १९ १७ ७ २२ १३ ११ 
३८ ११ २८ २ १८ ३१ ४७ २१ 
८ ११ ३१ १३ ५३ ६ ४६ २८ 
३ ७ & २० २० ४० Yo ५३ 


PARP AN 


queer ( २।११।२६।४० ) में उपदशा 
ग्र. गु. रा. शु. सू. चं. मां. बु. श 
मा. ६ २ ६ १ ४ २ ५ २ 
दि. € २६ २९ २९ २९ १६ १६ ६ 
घ. २४ २७ २१ ४८ ३२ ४५ २८ ४१ 
प. ४८ ४६ ६ ५३ १३ ११३१ २८ 
वि. ५३ ४० Yo Jo २० ७ ७ ५३ 


शुक्रान्तर ( ३।३।२० ) में उपदशा 
ग्र. शु. सू. च. मां. बु. श. गु. रा 
मा. ७ २ ५ २ ६ ३ ६ ४ 
दि. २१ ६ १५ २८ ७ २० २९ १२ 
ब. २३ ६ १६ ८ १८ ११ २१ १३ 


ग्र. हा. गु. रा. शु. सू. च. मां. बु. 
मा. १ ३ २ ३ १ २ १ र्‌ 
दि. २२ € २२० १ १६ ११ २९ 
ध. २८ ४१ ५७ ११ २८ ४२ ५८ ११ 
८ २८४६ ६ ५३ १३ ३१ ५१ 
७ ७ 


प. 


वि. ५३ ५३ wo Yo Yo २० 


राह्वन्तर ( ११०।२० ) में उपदशा 
रा. शु. सू. च. मं. बु गु 
२ ४ १३ १ २ २ रे 
१५१२ ७ ४ २० १७ २२९ 
३३ १३ ४६ २६ २२ २ ५७ २७ 
२० २० Yo ४० १३ १३४६ ४६ 
9 २० २० ४० ४० 


ग्र. 
मा. 
दि. 
घ. 
प. 


वि. ० 


शस्यस्तर ( १।६।२६।४०। ) में उपदशा 


सूर्यान्तर ( ०1११॥१० ) में उपदशा 
: सू. च. मां. बु. श. गु. रा. शु 
मा. १ ० १ १ १ १ २ 
दि. १८ १७२५२३ १२६ ७ ६ 
E ५३ १३ ११३१ २८ ४८ ४६ ६ 


प. २० ४० ४३ ५३ १३ ६ ६ २० | प. २०२० ६ ६ ५३ ५३ Yo ४० 
fal o ० ०२०२० ४० Ye ० | fa, ० ० ४० ४० २० २० o ७ 


'जम्हाम्तर ( २।४।१० ) में उपदशा 
प्र. 
मा. 


३ २ ४ २ ४ ३ ५ १ 


दि. २८ २ १३ २८ २६ ४ १५ १७ | दि. 


ध. ३ ५७ १७ ४२ ३२ २६ १६ १३ 
प. Ro ४६ ४६ १३ १२ Yo ४० Ro 
o Yo Yo 20 Ro ० ७ ० 


बं. मं. बु. श. गु. रा. शु. सू. 


TT ( १।३।३।२० ) में उपदशा 
ग्र. मां. बु. श. गु. रा. शु. सू. चं. 
मा. १ र्‌ १ २ १ २ ० २ 
३ ११ ११ १६ २० २८२५ २ 
घ. ३४ २१ ५८ ४५ २२ ८ ११ ५७ 
प. ३८ २८ २१ ११ १३ ५३ ६ ६ 
वि. ५३ ५३ ७ ७ २० २० ४० Yo 


o occ 


४०६ मानसागरी 


अष्टोतरी शनि महादशा वषं to 


शन्यन्तर ( ०।११।३।२० ) में उपदश। | गुव॑म्तर ( १।६।३।२० ) 
ग्र. दा. गु. रा. शु. सू. चं. झां. बु. | ग्र र सू. चं 
मा. १ १ १ २ ० १ ० १ | मा. १ 
दि. ० २८ ७ ४ १८ १६ २४ २२ | दि. ५ २ 

ध. ५१ ३८ २ ४८ ३१ १७४१२८ | घ १ ५७ ५४ ४१ ३८ 
प. ५१३१ १३५३ ६४६२८ ८ |प १३ ५३ ६ ४६ ४८ २८ ३१ 
वि. ७ ७ २० २० ४० Yo ५३ ५३ | वि. ७ २० २० Yo Yo ५३ ५३ ७ 


g 
Y 
३ १६ € २८ 
a 


१ 


02 शुक्रान्तर ( ०।११।१० ) मे उपदशा 
प्र रा. शु. सू. च. मां. बु. श. गु. ग्र. शु. सू. च. मं. बु. श. गु. रा 
मा. १ २०१०२ १ २ मा. ० १ ३ १ ३ २ ४ २ 
दि. १४ १७ २२ २५२६ २ ७ १० | दि. Y ८ ७२१२० Y २ १७ 
घ. २६ ४६ १३ ३३ ३७ ५७ २ २२ | घ. १६ १३ १३ ५० ११ ४८ ८ ४६ 
प. ४० Yo Ro Ro ४६ ४६ १३ १३ | प. ६ २० २० ६ ६५३ ५३ Vo 


वि, ० ० ० ० ४० Yo २० २० वि, ४० o ७ Yo Yo २० Yo ७ 


सूर्यान्तर ( ०।६।२० ) में उपदशा चन्द्रान्तर ( १।४।२० ) म उपदशा 
ग्र. सू. च. मां. बु. श. गु. रा. शु. | ग्र. च. मं. बु श. गु. रा. शु. सू. 
मा. ० ० ० १ ० १०१ १ | मा. २१ २ १ २ १ ३० 
दि. ११२७१४ १२८ ५२२ ८|दि. १ ७१८१६२७२५ ७ २७ 
ध, ६४६४८२८ ३१ ११ १३ ५३ | घ २६ २ ४२ १७ ५७३३ १२ ४६ 
प, ४० ४० ५३ ५३ ६ ६ २० २० | प. ४० १३ १३ ४६ ४६ २० Yo ४० 
वि. ० ०२० २० ४० ४० ० ० वि ०२०२०४०४० o ० ७ 


भोमान्तर ( ०।५।२६।४० ) मं उपदशा | बुघान्तर ( १।६।२६।४० ) में उपदशा 
ग्र मां बुश गुरा शुसूच्‌.|ग्र बु. श.गु. रा शु सू. च. मं 
मा. ० १ ० १ o 2 १।मा ९ १ ३२२३ १ २ १ 
दि १९११२४ १६ २६२१ १४ ७ | दि २६२२ ९ २२० १ १८ ११ 
घ ४५५८४१५४३७५१ ४८ २(ध ११ २८ ४१ ५७ ११ २८ ४२ ५८ 
११३१ २८ ४८ ४६ ६ ५३ १३ | प. ५१ ८ २८ ४६ ६ ५३ १२ ३१ 
७ ७ ५३ ५६ ४० ४० २० २० वि, ७ ५३ ५३ Yo Yo २० २० ७ 


MA, 


“मनोरमा' हिन्दीव्याख्योपेता 


Trans 


SEITE गुरु महादशा वर्ष १९ 


गुर्वैन्तर ( ३।४।३।२० ) में उपदशा 
प्र गु. रा. शु. सू. चं. गां. बु. श. 
मा. ७ ४ ७ २ ५ २ ६ ३ 
दि. १ १३२३ ६१७२९ ९२१ 
Rr १५:१६: ४१४२५८५१ ७ ८२४२५ 
प. ५११३५३ ६४६ ८ ४८ ११ 
वि. ७२०२० Yo Yo १३ ५३ ३ 


शुक्रान्तर ( ३२1८1१० ) म उपदशा 
ग्र शु. सू. चं. मां. बु. हा. गु. रा. 
मा. 5 २ ६ ३ ६ ४ ७ ४ 
दि. १८१३ ४ ८ २६ ३२३२७ 
ध. ३६ ५३ ४३३१२१ ८ ५३४६ 
प. ४०२०२० ६ ६५३ ५८ Yo 
fa. ० ० ०४०४०२०२० ० 


UAT ( २।१।१० ) में उपदशा 
ग्र. रा.शु.सू. चं. मं. बु. श. गु. 
मा. २ ४ १ हे १ ३ २ ४ 
दि. २४ २७ १२ १५ २६ २९ १० १३ 
घ. २६ ४६ १३ ३३ १७ ३७ २२ ४२ 
प, ४० ४० २० २० ४६ ४६ १३ १३ 
बि. © © ० o Yo Yo Yo २० 


eee 


सूर्यात्तर ( १।०।२० ) में उपदशा 
ग्र. सू. च. मं. बु. श. गु. रा. शु. 
मा. ० ६ ० १ १२ १ २ 
दि. २१२२२८२९ ५ ६ १२ १३ 
घ. ६४६ ८४८ ११५१ १३५३ 
प. ४० ४० ५३ ५३ ६ ६ २० २० 
वि. ० ०२०२०४०४० ० ० 


खम्द्राम्तर ( २।७।२० ) म उ१दशा 
ग्र चं. मं. बु. श. गु. रा. शु. सू. 
मा. ४ २ ४ २ ५ ३६ १ 
दि. ११ १० २६ २७ १७ १५ ४ २२ 
ध. ५६ २२ ३२५७ ७ ३३ wR ४६ 
प. Yo १३ १३ ४६ ४६ २० Yo ४० 
वि. ०२०२०४०४० o ० ० 


CR 


भौमान्तर ( १।४।२६।४० ) में उपदश। 
ग्र. गं. बु. श. गु. रा. शु. सू. च. 
मा. है र्‌ १ २ ३०२ 
दि. ७ १९ १६ २९ २६ ८ २८ १० 
घ. २१४५ ५४ ८ १७३१ ८२२ 
प. ५२ ११४८ ८४६ ६ ४३ १३ 
वि. ७ ७ ५३ ५३ Yo Yo Ro २० 


बुधान्तर ( २।११।२६।४० ) में उपदशा 
ग्र. बु. ह. गु. रा. शु. सू. च. मं. 
मा. ५ रै ६ ३ ६ १ ४ २ 
दि. १९ ९ ९ २९ २९ २९ २९ १३ 
Y, २८ ४१ २४ ३७ २१ ४८ २२ ४५ 
प. ३१ २८ ४८ ४६ ६ ५२ १३ ११ 
वि. ७ १२ ५३ ४० Yo २० २० ७ 


शन्यन्तर ( १॥९॥३॥२० ) में उपदशा 

ग्र. श. गु. रा. शु. सू. चं. मं. बु. 
मा. १ ३ २ ४ १ २ १ ३ 
दि. २८२१ १० ३ ५ २७ १६ € 
घ. २८ २५ २२ ८ ११ ५७ ५४ ४१ 
प. ३१ ११ १३ ५३ ६ ४६ ४८ २८ 
वि. ७ ७२० २० ४० ४० ५३ ५३ 


मानसागरी 


अष्टो्तरी राहु महादक्षा TT १२ 


राह्वभ्तर ( १।४।० ) में उपदशा 
ग्र. रा. शु. सू. च. मं. बु. श. गु. 
मा. १ ३ ० २ १ २ १ २ 
दि. २३ ३ २६ ६ ५ १५ १४ २४ 
ध. २० २० ४० Yo ३३ 33 २६ २६ 
प. o © o ७ २० Yo Yo Yo 
वि. ० ० © ० ० ७ ० © 


ूर्यान्त र ( ०1८1० ) में उपदशा 
सू. चं. मां. बु. श. गु. रा. शु. 
० १ ० १२ १० १ 
१३ ३१७ ७ २२ १२ २६ १६ 
१० २० ४६ ४६ १२ १२ ४० ४० 
o 0 ye Yo Yo २७ ० ७ 
0... 0 0 ० O © 


SES 


भौमान्तर ( ०।१०।२० ) में उपदशा 
म. बु. श. गु. रा. शु. सू. च 
० १ ० १ १ २० १ 
« २३२०२९६२९६ ५ २ १७ १४ 
४२ २२ ३७ १७ ३३ १३ ४६ २६ 
१३ १३ ४६ ४६ २० २० Yo Yo 
० १० २० ४०४० o o o ७ 


RIADA 


शन्यन्तर ( १।१।१० ) में 'उपदश। 


ग्र. श. गु. रा. शु, सू. चं. मं. बु. 


मा. १ २ १ २०१ ०२ 
दि, ७ १० १४ १७ २२ २५२९ २ 
Y. २ २२ २६ ४६ १३ ३३ ३७ ५७ 
q. १३ १३ Vo Yo २० Yo VE VE 
वि. २०२० ० o e ० ४० Yo 


शुक्रान्तर ( २।४।० ) में उपदशा 
प्र. शु. सू. चं. मं. बु. श. गु. श. 
मा. ५ १ ३ २ ४ २ ४ रे 
दि. १३ १६ २६ २ १२ १७ २७ ३ 
घ. Ro Yo Yo १३ १३ VE ४९ २० 
प, ० ० ०२० २० ४० ४० ० 
वि. ० ० ० ० ७ © ० 0 


चन्द्रान्तर ( १।८।० ) में उपदक्षा 


प्र. च. म. बू. श. गु. रा. Y. सू. 
मा. २ १ ३ १ ३ र्‌ रे १ 
दि. २३ १४ ४ १५१५ ६२६ रे 
ध. २० २६ २६ ३३ २३ Yo wo Yo 
q o Yo Yo २० २० ० ० ७ 
fa o © 0 0 0 0 v ७ 


बुधान्तर ( १।१०।२० ) में उपदशा 
ग्र. बु. श. गु. रा. शु. सू. च. मं 
मा. २ ३ २ ४ १ ३ १ 
दि. १७ २२९ १५ १२ ७ ४ २० 
२ ५७ ३७ ३३ १३ ४१ २६ २२ 
१३ ४६ ४६ Ro २० Yo Yo १३ 


, २० Yo Yo o o ७ ०२०९ 


AAR, 


. ४२ २६ ४६ १३ ३३ १७ ३७ २२ 
१३ ४० ४० २० २० ४६ ४६ १३ 


ग्र 

AT. 

बि, १३ २४ २७ १२ १५ २६ २६ १० 
y 

q 

fa o Yo Yo २० 


« 20 © 0 ७ 


सना रमा 8हहन्दाब्यास्यापता vot 


बष्टोत्तरी शुक्र महादक्षा वर्ष १८ 


शुक्राम्तर ( ४।१।० ) में उपदा सूर्थाम्तर ( १।२।० ) में उपदशा 
प्र. शु. सू. चं. मं. बु. श. गु. रा, | प्र. सू. चं. गां. बु. श. गु. रा. शु. 
मा. है २ ६ ३ ७ ४ ८ ५।मा. ० १ १ २ १२ १ २ 
दि. १५ २१ २४ १८२१ १६ १६ १३ | दि. २३२८ १ ६ ८ १३१६२१ 
घ. ५० ४० fo ५३ २३ ६ ३८ २० | घ. २०२० ६ ६ ५२ ५३ Yo Yo 
प. ० o ०२९२० २० ४० ४० ० | प. o ० ४७० yo 20 २० ७ ७ 
वि. ७ ० ० ० ० ० ० ० ff ० ७ ० ० ० ० ० ७ 


बन्द्रान्तर ( २।११।० ) में उपदशा 
प्र च. ग. बु. शा. गु. रा. शु. सू 
मा. ४ २ ५ ३ ६ ३ ६ 2 
दि. २५१७१५ ७ ४२६२४२८ 
घ. ५० ४६ १६ १३ ४३ Yo १० २० 
प. ० ४० ४० २० २० o o ७० 
far 0 (७ 0 o 9 9 9 0 


भौमान्तर ( १।६।२० ) Y उपदशा 
प्र, बु. श. गु. रा. शु. सू. च 
मा. १ २ १ ३ २ ३ १ २ 
दि. ११२८२१ ८ २१८ १ १७ 
घ. २८ ८५१३१ १३ ५३ ६४६ 
प. ५३५३ ६ ६२० २० ४० ४० 
वि, २०२० ४० ४० o o ० ० 


प्रम बु. श. गु. रा. शु. सू. च. गा. | प्र. श. गु. रा. शु सू. च. मं. बु. 
मा. ६ ३ ६ ३ ७ २ ५ २ मा. २ ४ २ ४ १ ३ १ ३ 
दि. १७२०२६ १२२१ ६१५२८| दि; ४ ३ १७ १६ ८ ७२१२० 
ध. १८११२१ १३२३ ६१६ ८ | घ, ४८ ८ ४६ ६ ५३ ५३ ५१ ११ 
प. ५३ ९ ६२० २० Vo ४० ५३ | प, ५३५३ Yo ४०२०२० ६ ६ 
fa; २० ४० ४० o o ० ०२० fa २० २० o o o ७ Yo Yo 


gara ( ३।८।१० ) में उपदशा 
ग्र. गु, रा, शुः सू. चं. मं. बु. हा. 
मा, ७ ४ ८ २ ६ ३ ६ ४ 
दि. २३ २७ १८ ११ ४ ८२६ ३ 
ध, ५८ ४६ ३६ ५३ ४३ ४१ २१ ८ 
प, ५३४० ४०२०२० ६ ६ ५२३ 
वि. २० o © ७ ० ४० ४७ २० 


राह्वन्तर ( २४० ) मे उपदशा 
ग्र गा. शु. सू. च. गं. बु. श. गु 
मा. रे ५ १ ३ २ ४ २ ४ 
दि १२ १६ २६ २ १२ १७ २७ 
घ २० Yo ४० ४० १३ १३ ४६ ४६ 
q. o o o ०२० २० Yo Yo 
वि. ० ० ० ० ० ७ ७ ७ 


बुधान्तर ( ३।३।२० ) में उपदशा शम्यन्तर ( १।११।१० ) में उपदशा 


४२० मानसागरी 


दद्याकाल निणंय-- 
दशाप्यष्टोत्तरी शुक्ले कृष्ण विशोत्तरी मता । 
गणनीया दशा सुशैस्तदुमेश्व रसम्मतम्‌ ।। २२ ॥ 
शुक्ल पक्ष में जन्म हो तो अष्टोत्तरी दक्षा कृष्णपक्ष में जम्म हो तो विश्योत्तरी 
दशा का साधन बुद्धिमान गणितज्ञ को करना चाहिए | ऐसा उमा-महेश्बर का 


मंत है ।। २२ ॥ 
नक्षत्र-आयु साघन--- 


मासाश्चतुदंश तथा दिनानि द्वादशव हि । 
एवं HAKATA यत्तत्त्याज्यं परमायुषः ।। २३ ॥ 
विशोत्तरी दशाकम से साधित नक्षत्रायु से १४ मास १२ दिन घटा बेने से शेष 
अध्टोत्तरी मत से आयु प्रमाण होता है ॥ २३ ॥ 


नक्षत्रमोगनाडीभियूता त्रिशद्धता रसे:। 
बाणमक्तेन चाब्दानामष्टोसर्यादि सूरिभिः ॥ २४ ॥ 
जन्म नक्षत्र के भोगषटी में ३० जोड़कर ६ से गुणाकर ५ से भाग देने पर 
लब्धि अष्टोत्तरी मत से नक्षत्रायु होती है ॥ २४ ।। 


दशा का धुवा डु साधन-- 

नवभिवर्षेर्मासः शेषमकंगुणं कुरु । 

मासान्‌ क्षिप्त्वा ततस्त्रिशद्गुणं तत्र दिनं क्षिपेत्‌ ॥ २५ ।। 

थष्टोत्तरशतेनाप्त E O 

तच्च षष्टिगुणं कृत्वा तन्मध्ये घटिकाः क्षिपेत्‌ ।। २६ ।। 

girada लग्धाडु घटिका वदेत्‌ । 

शेषं बष्टिगुणं कृत्वा स्वहरेर्मागमाहरेत्‌ ॥ २७ ॥ 

TE च पलं ज्ञेयं TT षाष्टगुणं कुर्‌ । 

अष्टोत्तरक्षतेर्मागं लब्धं तद्विपल वदेत्‌ ॥ २८ ॥ 

नव वर्षों में एक मास होता है अर्थात्‌ महादशा वर्ष को € से भाग देनेपर 

लब्धि भास, शेष को १२ से गुणाकर अन्तर्देशा के मास को जोड़कर पुनः ३० से 
गुणा करे तथा दिन संख्या जोड़कर १०८ से भाग देने पर लब्धि दिन, शेष को 
६० से गुणाकर घटी जोड़कर १०८ से भाग देने पर लब्धि wel, पुन! शेष को 
६० से गुणाकर पल जोड़कर १०८ से माग देनेपर लढिष पल तथा शेष को पुनः 
६० से गुभाकर अन्तर में विपल हों तो उसे जोड़कर १०८ का भाग देने से afew 
विपल होती हैं। इस प्रकार मास, घटी, पल. विपल में ग्रहों का OY 
आता है ॥ २५-२८ ॥ 


'मनोरमा' हिम्दीड्याश्योपेता ४११ 


उदाहरण:- सूर्य दशा वर्ष ६ 
६-:-६०९) ६ (० 
छ 
“RX १२ 
७२ K ३० 
१०८)२१६०(२० 
२१६ 
xo 


x 


सूर्य का TATE ०।२० इसमे प्रत्येक ग्रहों के महादशामान से गुणा करने पर 
सूर्य महादशा में समी ग्रहों का अन्तर आयेगा । यथा- (०1२०) > ६०।४।०० अर्थात्‌ 

४ मास० दिन सूर्य में सूय वा अन्तर ( ०२० )X १५०१०।०० अर्थात्‌ १० मास० 

दिन सूर्य में चन्द्रमा का अन्तर हुआ । इसी प्रकार सभी ग्रहों का अम्तर ज्ञात 

होगा । इसी प्रकार अन्तदेशाओ का मी TATE लाया जायगा । 
सन्ध्यादशा -- 
परमायुर्दवादशांशः स्फुटं सन्ध्या भवेत्ततः | 
स्वलग्नाधिपतेरादौ तदादीनां दशा ततः ।। २६ ॥ 
परमायु १२० वषं के द्वादशांश ( १० वर्ष ) तुल्य सन्घ्यादशा होती है प्रथम 
दशा (लग्न) लग्नाधिपति) की अनन्तर क्रम से द्वितीयादि भावों में स्थित राशियों 
की दशा होती है। (सभी राशियों की दशा तुल्य १०-१० ant की ही 
होती है ) ।। २९ ॥ 
याव ःर्षाणि चन्द्रस्य दशा विशोत्तरीमते । 
तावदषंप्रमाणा च सन्ध्या मवति निश्चितम्‌ ।। ३०॥ 
विशोत्तरी मान से जितने वर्षों की चन्द्रमा की महादशा होती है उतने ही 
वषं प्रमाण आयु की सन्ध्या होती है। ( चन्द्रदशा १० वर्ष की होती है अत 
आयु की सम्ध्या का मान भी १० वर्षे ही होगा ॥ ३० ॥। 

१. ''स्वलग्नाधिपतेरादौ” इससे स्पष्ट होता है कि प्रथम दशा लग्नेश की अनन्तर 
अन्य भाबेशों की सम्ध्यादशा होगी | परस्तु यह असंगत है । यहाँ १२ राक्षियों 
की दशा बताई गई है । 

/'दक्चानां तन्मिताब्दाः स्युलंग्नराशिक्रमामता ।'' 


४१२ मानसागरी 


उदाहश्ण-- जस्मलब्त मकर, जस्मतिथि ३० जुलाई ११८२ 
अतः स्वं प्रथम मकर राशि की दशा १० वर्ष तक अनन्तर कुम्म-मीन आदि 
राशियों की १०-१० वर्षों की दशा होनी । यथा-- 


सम्ध्यादशा चक्र वर्ष १२० 


राक्षि० go मा० fzo fro मा० सन्‌ ० 
x x x 30 ७ १९८२ fo 
मकर १० ० ० ३० ७ १६६९२ 
कुम्भ १० ० ० ३० ७ २००२ 
मीन १० o ० ३० ७ २०१२ 
Ag १० ० ७ ३० ७ २०२२ 
वष १० ० o 30 9 २०३२ 
मिथुन १० ० ० ३० Y २०४२ 
कके १० ० ० ३० ७ २०५२ 
सिह १० ० ० ३० ७ २०६२ 
कन्या १० ० ० ३० ७ २०७२ 
तुला १० 6 6 ३० ७ २०८२ 
वश्चिक १० ० o 30 ७ २०९२ 
e] to o ० ३० ‘9 २१०२ 
पाचक INT 
सन्ध्या रसगुणा कार्या चन्द्रवहिहृता फलम्‌ । 


प्रथमे Hee स्थाप्यमद्धमद्ध भिकोक्ठके ।। २१ ॥। 

त्रिभागं वसुकोष्ठेषु Rafa प्रयत्नतः | 

एवं द्वादशभावेषु पाचकानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 

सम्ध्यादशा प्रमाण को ६ से गुणाकर ३१ से भाग देने पर ओ वर्षादि लब्थि 

प्राप्त हो उसे प्रथम कोष्ठक में रखना चाहिये। अतस्तर लब्धि के आधे वर्षादि 
मान को अग्रिम तीन कोष्ठकों में रखना चाहिये । दूनः afew के तृतीयांश को शेष 
आठ कोष्ठकों में रखने से पाचक दशा होती है । ( पाचक दशा का अभिप्राय 
अन्तर्दशा से है। एक राशि की महादशा में समी राशियों की अन्तर्दशा का ही 
साधन पाचकढल्ा में किया जाता है )॥ ३१-३२ ॥ 


'मनौ रमा” हिम्दीव्यास्योपेता ४१३ 
उदाहर्ण-मकर रादि की दशा का प्रमाण १० वर्ष 


१०४८ ६०६० -- ३ १० ३१) ६० (१ 
Mm 
afew १।१ १।६।४६ प्रथम कोष्ठ में २६१८ १२ 
आधा ०।११।१८।२३ तीन कोष्ठकोमे २१) ३४८ (११ 
३१ 
तृतीयांश ०।७।२२।२३ आठ कोष्ठको में da 
११ 
SX ३७ 
३१) २१० (६ 
१८६ 
२४ ६० 
३१) १४४० (४६ 
१२४ 
२०० 
१८६ 
३४ 
मकर राशि की सन्घ्यादशा में पाचकदशा 
Yo मा० fzo Wo दि. माळ सन्‌ 
770 X > X XK > 30 9 १९८२ to 
मकर १ ११ ६ ४६ ४६ ६ ७ १९८४ 
कुम्म ० ११ १८ 3 ४६ २४ ६ १९६८५ 
मीन ० 88 १८ ३ १२ १२ ६ १९८६ 
मेष ० ११ शः ३ ५५ ३० ५ १६८७ 
qu ० ७ २२ २३ १८ २३ १ १९८८ 
मिथुन o ७ २२ २३ ४१ १५ € १९८८ 
कके ० ७ २२ २३ X ८ ५ १९८६ 
सिह o ७ २२ २३ २७ ३० १२ १६८५६ 
कन्या ० ७ २२ २३ ५० २२ 5 १९९० 
तुला ० ७ २२ २३ १२ १५ Y १९९१ 
वृश्धिकि ० ७ २२ २३ ३६ ७ १२ १९९१ 
wy o Y २२ २३ ५६ ३० ७ १९९२ 


४१४ मानसागरी 


दशा वाहन-- 
स्वकीयजन्मनक्षत्रादगणयेत्पाकमावधि । 
नवभिस्तु हरेद्भाग शेषं तु पाकवाहन: ॥ ३३ ॥ 
गर्दमो घोटको हस्ती महिषो जम्बुसिहकौ | 
काको हंसो ATTA नवेते तरवाहना ।। ३४॥ 
अपने जन्म नक्षत्र से दशा नक्षत्र पर्यन्त गिनने से जो संख्या प्राप्त हो उसमें ९ 
का भाग देने से शेष तुल्य दशा का वाहन होता है। wea, घोडा, हाथी Far 
ma, शेर, slat, हंस तथा मोर, ये क्रम से दशाओं के नव वाहन 
होते हैं॥ ३३-३४॥ 
वाहन HA— 
गर्दम वाहन फल 
दशाप्रवेशे यदि गर्दमः स्यात्‌ उत्पन्नमोगी जडतासमेतः | 
लज्जाविहोनो धनधान्यहीनः स्यान्मानवो वस्त्रविवाजतञ्च ar 1 
दशा प्रवेश काल में यदि गर्दभ वाहन हो तो उपलब्ध समस्त वस्तुओं को 
उपभोग करने वाला, जट, लज्जा से रहित, धत-धान्य से हीन, तथा वस्त्रों से 
रहित मनुष्य होता है ।। ३५ ॥ 
घोटक फल-- 
चपलचअलताबहुभक्षक: प्रकटबुद्धिसघोषचमूपतिः । 
दृढतनुबंहुकार्यकरो नरो तुरगयोयंदि वाहनसं स्थितः ॥ ३६ ॥ 
दशा वाहन यदि घोटक ( अश्च ) हो तो, मनुष्य, चअल, अधिक भक्षण करने 
वाला, अत्यन्त बुद्धिमान, गम्मीर वाणी से युक्त, सेनापति, दृढ शरीर बाला, तथा 
बहुत से कार्यों को करने वाला मनुष्य होता है ॥ ३६ ।। 


गजवाहन फल-- 

नानाकायंकृते हि सौख्पजननो देवाधिपों वाहन: । 

संतृप्ती बहुमानता शुभगतिः सेनापतिः शोभन! । 

सवं: सौस्यकरः सुभूषणधरः स्याच्यळ्चलो दुष्टता 

पाकोऽयं यदि वाहनो गजपतेर्नानाकलाकौशल। ॥। ३७ ॥ 

यदि दशापति का गज वाहन हो तो जातक विविध प्रकार के सुख कारक 
कार्यों को करने वाला, सन्तुष्ट, सम्मानित, शुभ कार्यों में रुचि रक्षने वाला, 
सेनापति, आकृति से सुन्दर, समी प्रकार से सुखकारक, सुन्दर आमूषणों को धारण 
करने वाला, चन्चल तथा विविध प्रकार के कलाकौशलों में निपुण होता है ॥३७॥ 


*मनोरमा' हिम्दीव्यास्योपेता ४१५ 


महिष वाहन फल-- 
महिवयोबंल pk वा बहीनता जयमर्ल प्रबलाग्मिमयातुरमू । 
शकटयोः प्रबले बलसंयुतो महिषयोयंदि वाहनता मवेत्‌ ।। ३८ ॥ 
यदि दशाधीश का वाहन महिष हो तो जातक बल-बुद्धि से हीन, स्वल्प विजय 
पाने वाला, प्रचण्ड अग्नि से मयमीत, गाडियो से युक्त तथा बलवान होता है॥३८॥ 
जम्बुक वाहन फल-- 
जम्बुके बहुत रैव चञ्चला व्याधिदुःखपरिपीडाता ङ्गना । 
क्लेशता रिपुजनाच्च पीडिता धानयनाशमतिसंक्षयो भवेत्‌ ॥ ३९ ॥ 
जम्बुकोत्पन्नमोगी च लाभभक्षस्तथेव च । 
dany श्वेतवस्त्रं च हानिः स्यात्क्रयविक्रयो: ॥ ४० ॥ 
दशाधीश का वाहन यदि जम्बुक हो तो उस व्यक्ति को स्त्री अत्यन्त चच्चला, 
safe एवं दुःख से पीडित होती है, स्वयं भी क्लेश युक्त, शत्रुओं से पीडित तथा 
सम्पत्ति के नाश से क्षीण होता है | 
जम्बुक वाहन वाली दशा म उत्पन्न व्यक्ति प्रप्त सुखों का भोग करने वाला, 
लाभांश का मक्षण ( उपभोग ) वरने वाला, इवेन वर्ण ( विशेष गौर वर्ण ) तथा 
da वस्त्रो से युक्त तथा क्रय-विक्रय म हानि उठाने वाला होता है ॥ ३६-४० ॥ 
मिट बाहन का फल-- 
दशाप्रवेशे यदि वाहनश्च सिहो बलिष्ठो विविधे; प्रकारे; । 
उत्पन्नमोगी रिपुनाशकारी स्याद्वाहने केसरिणो विशेषः ।। ४१ ॥ 
दशा प्रवेश बे. समय यदि दशाघीश का वाहन सिह हो तो जातक विविध 
प्रकार से बलिष्ठ होता है, अपने पौरुष से अजित वस्तु का उपभोग करने वाला, 
तथा शत्रुओं का दमन करने वःला होता है ॥ ४१ ॥। 
काक वाहन फल-- 
काके वाहनसंस्थिते यदि दशा स्याच्चश्चलो निर्भयो 
त्वक्सारो मलिनः कुवेषधरितो नोचंजंनः पूजितः! 
स्थाने राजमयं तथा रिपुभयं मानापमानं नराद्‌- 
दृष्टातः कलहं कुचेष्टिततरः स्त्रीद्वेषकारी भवेत्‌ ।। ४२ ॥ 
दशाघीश का वाहन यदि काक ( कौआ ) हो तो मनुष्य aaa, fade मोटे 
बर्मवाला, मलिन, कुत्सित (भद्दा ) वस्त्र पहनने वला, नीच लोगों से पूजित 
( सम्बन्धित ), स्वदेश मे राजमय, ana, लोगों से अपमान, दुष्टों से कष्ट, 
कलह, निम्दित कर्मों की चेष्टा करने वाला तथा स्त्री से द्वेष करने वासा 
होता है ॥ ४२ ।। 


४१६ मानसागरी 


ramos डे 


हंसवाहन का फल-- 
जनकलानिधिकेलिसमन्वितो ह्विजपतेबंहुजात्यसुलाल्विता । 
सदशने च मति प्रबलायतासुगतिताचतुराननवाहुन। ।। ४४॥। 
यदि दशापति का वाहन हंस हो तो जातक विविध कथाओं में प्रवीण 
( कलाकारों ) की संगति करने वाला, क्रीडा प्रेमी, ब्राह्मणों द्वारा सुख और 
सम्मान पाने वाला, विस्तृत यश से युक्‍त तथा सुन्दर गति से चलने वाला 
होता है ॥ ४३ ॥ 
मयूर वाहन का फल-- 
मयूर्वाहनतो बहुलं सुखं धृतिकलाकु्षलो मलकेलिकृतु । 
मधुरवाक्ययुतो मधुरप्रियः सदशनेन नर्च समन्वितः ॥ ४४॥। 
दशाधीश का मयूर वाहन हो तो जातक अत्यधिक सुखों से युक्त, धेयंबान, 
कलाओं में निपुण, यज्चकायं एवं क्रिड़्ाओं का आयोजन करने वाला, मधुर भाषी, 
मधुर पदार्थों का प्रेमी तथा सुन्दर दातों से युक्त होता है ॥ ४४॥ 


महादशा-अन्तदंशाफक्ष -- 
सूर्य महादशा फल 
उद्विग्नचित्तपरिखेदित वित्तनाक्ष॑ं 
क्लेशप्रवासगदपोडमहामिघातम्‌ । 
संक्षोमितः स्वजनबन्धुवियोगमेति 
सोरी दशा भवति राजकुलाभिधातः ॥ ४५ ॥ 
सूर्यं की महादशा में चित्त में उद्वेग, खिन्नता, धन हानि, कष्ट, प्रवास ( दूसरे 
स्थानों में निवास), रोग पीडा, मानसिक आधात, भाई-वन्छुओं के वियोग से क्लोम, 
एवं राजकीय अभिधात ( दण्ड ) प्राप्त होता है ॥ ४५॥। 
सूर्यान्तर फल-- 
सूयं शजकुलास्लाभः पीडा स्यात्पि्तसम्भवा । 
विपत्तथा बाल्धवानां व्ययमेव हि सर्वत। ॥ ४६ ।। 
सूयं महादक्षा में सूयं का अन्तर होतो राजकुल से साभ, पिततप्रकोप से 
उत्पन्न पीडा, बन्धुं के ऊपर विपत्ति तथा स्त्र ब्यय ही होता है ॥ ४६ ॥। 
TRAC फल — 
नृपाल्लाम। E | 
आप्यते यानमानं तु सुयंस्यान्तदशाँ कुजे ॥ ४८ ।॥। 


“मनोरमा? हिन्दीण्याश्योपेता ४१७ 


शत्रुओं से सन्थि ( युद्ध या विवाद में सब्धि ), यात्रा, धन लाभ, तथा 
पुखागुमृति होती है ॥ ४७ ॥ 


भौमान्तर फल-- 
नुपाल्लामः सुवर्णानि मणिरत्नप्रवालकम्‌ । 
प्राप्यते यानमानं तु सूर्यस्याभ्तदंशां कुजे ।। ४८॥। 
सूर्य की महावक्षा में मंगल का अम्तर हो तो राजा से लाम, स्वर्ण, मणि, 
qa आदि रत्नों का लाम, यात्रा और सम्मान-प्राप्ति होती है ॥ ४८॥ 
UAT फल-- 
agar ब्याधिकोपं वितनाश अनक्षयम्‌ । 
सवंमत्राशुमं विद्यात्पूर्यस्याभ्तर्गते तमे ।। ४१ ॥ 
सूये महादशा में राहु का अन्तर हो तो प्रायः कार्यों में शंका, अपमान, ब्याधि, 
क्रोध, धन नाह, जनहानि, तथा समी प्रकार से अशुम फल ही होता है ven 
गुवन्तर फल — 
मतव्याधिशरी अलक्म्या त्यञ्यते नर! । 
प्राप्नाति धमंपदवीं भानोरन्तगंते गुरौ ५० 11 
qa की महादशा के अन्तर्गत यदि गुरु का अन्तर हो तो शारीरिक व्याधियों 
का अन्त ( अर्थात्‌ स्वास्थ्य लाभ ), निधनता का परित्याग ( धनलाभ ) घामिक 
कार्यों afwefa तथा धार्मिक पद की प्राप्ति होती है ।। ५० ॥। 
शन्यन्तर फल-- 
राज्यमङ्गः शक्तिहानि: सुहृदबस्धुविवरजिता । 
जायते तत्र वंकल्यं सूर्यस्यान्तगते शनौ ॥ ५१॥ 


qa महादशा में शनि की अन्तर्दशा हो तो राञ्यभङ्ग (सत्ता का पतन) शक्ति का 
gra, मित्रो और भाइयों का वियोग तथा विकलता होती है ॥ ५१ ॥ 


बुधान्तर फल — 
wre: कष्ट च दारिद्रय पामाविचचिकादिभिः । 
हरद्धाष्यस्य निक्षिप्तं सूर्यस्यान्तगंते बुधे ॥ ५२ ॥ 
सूर्य महादशा मे बुध का अम्तर हो तो क्लेश, कष्ट, दरिद्रता, पामा 
( खुजली ) एवं विचविका ( अपरस ) जैसे रोगों के कारण ( चिकित्सा हेतु ) धन- 
धाध्य सभी RE ( घरोहर या गिरवी ) हो जाता है॥ ५२ ॥। 
केश्वन्तर फल-- 
देशत्यागं बन्धुनाशमर्थनाशं कुल \ क्षयम्‌ । 
केस्वन्तरे qa सवं चेवाशुमं वदेत्‌ ॥ ५३॥ . 
१५ 'धन०' पाठान्तरम्‌ । 
२७ मा० gro 


४१८ | मानसागरी 


सूये महादशा में केतु का अम्तर हो तो देश त्याग, बन्धुओ एवं धत का नाश 
तथा कुल का क्षय ( हास ) होता है ॥ ५३ ॥ 
| शुक्राम्तर फल-- 
शिरोरोगप्रबलेभ्यो ज्वरातोसारशूलत: । 
शरोरे क्लेशमाप्नोति सुयंख्याभ्तर्गते मृगी ॥ ५४ ॥। 
सूर्य की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो प्रबल दोषों के कारण शिर में 
रोग, ज्वर, अतिसार एवं शूल ( उदर पीड़ा) से शारीरिक कष्ट होता है ।। ५४॥ 
खन्ह्रमहाद शा-अन्तदंशाफल 
चन्दमहादक्षाफल-- 
सम्यग्विमतिवरवाहनछत्रयानं 


क्षेमप्रतापबलवीर्यसुखानि यस्य 
मिछान्नपानशयनासनभोजनानि 
चन्द्रो ददाति घनका्चनम्‌मिलामम्‌ ।। ५५ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में भलीभांति सम्पत्ति का लाम, उत्तम कोटि के वाहन 
एवं छत्र से विमूषित यात्रा, कल्याण प्राप्ति, प्रताप, बल एवं सुख की वृद्धि, 
मिष्ठान्न, मधुरपेय, सुखद शय्या एवं आसन ( सोने बैठने का स्थान), रुचिकर 
मोजन, धन, स्वर्ण तथा मूमि का लाम होता है ॥ ५५॥। 
चन्द्रान्तर फल-- 
चन्द्रान्तः स्त्रीपुत्रलाभ वस्त्राभरणसंयुतम्‌ । 
स्वपक्षगञ्जच कल्याणमात्मनिद्रारतिभंवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में चन्द्रमा का ही अन्तर हो तो, वस्त्र एबं आमूषण से 
युक्त स्त्री एवं पुत्र का लाम, अपने पक्ष के लोगों ( मित्रों-अनुयायियों ) से कल्याण 
mía तथा सुख पूवक निद्रा लेने में रुचि होती है ।। ५६ ॥ 
मौमान्तर फल-- 
artesa पीडा वह्िचौरभवा हथा। 
पदच्युतित्र नियता भौमे "ER नृणाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा म भौम का अन्तर हो तो अग्नि उदर सम्बन्धी और 


पित्त सम्बन्धी पीड़ा, अग्नि और चोर से भय, तथा पद से ख्युति ( परित्याग ) 
होता है ॥ ५७॥ 
राह्वन्तर फल 


रिपुरोगा ग्निरदेगो* बन्धुनाशो धनक्षय।। 
न किव्थित्सुखमाप्नोति चन्द्रे राहुयंदानुमः i ५८.॥ 


१. “रिपु रोगाग्निभिः पीडा” पाठाम्तरम्‌ । 


“मनो रमा” हिन्दीव्यास्योपेता ४१९ 


चनामा की महादशा में यदि राहु का अन्तर हो तो शत्रु, रोग और अग्नि से 


कष्ट, उद्वेग, et नाश एवं धन हानि होती है तथा ममुध्य थोडा भी सुख 
नहीं पाता है ॥ ५८ ॥ 


प्राप्नोत्यन्तर्दशाया हि गुरोश्चन्द्रगतस्य च ॥ ५६ ॥ 
गुरु का अन्तर यदि चन्द्रमा की महादशा में हो तो धमं और अधर्म के उपदेश 


( प्रवचन ) से धन लाभ एवं सुख, वस्त्रामूषण की प्राप्ति, तथा विजय प्राप्ति 
होती है ॥ ५९ ॥ 
शन्यन्तर फल-- 


बन्धढेग शोकभयं हानिव्यसनदोषगम्‌ । 
मवन्ति तत्र सन्देहाश्वष्द्रस्यान्तगंते शनौ ।। ६० ।। 
चन्द्रमा की महादशा में शनि का अन्तर हो तो बन्धुओ से उद्वेग, शोक, भय, 


हानि एवं vr प्रमृति दोषों की प्राप्ति होती है तथा सदैव सन्देह की स्थिति 
बनी रहती है ॥ fon 
बुधान्तर फल--- 
सवंत्र लमते सोख्यं गजाश्वेर्गोधनादिकः । 
भवत्यन्तर्द शायां हि चम्द्रस्यास्तगंते बुघे* ।। ६१ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा मे बुधका अन्तर हो तो हाथी, घोहा, यौ, धन आदि से 
सर्वत्र सुख की प्राप्ति होती है ॥ ६१ ।। 
केस्वन्तर फल--- 
चापल्यं चोद्देगसत्ता बन्धुहानिर्धनक्षय। । 
जायते$न्तर्गते केतौ चन्द्रस्येव नरस्य हि ॥ ६२ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में केतु का अन्तर हो तो मनुष्य चञ्चल स्वभाव वाला 
एवं उद्विग्न होता है। तथा उसके माइयो को हानि एवं धन का नाश होता है ॥६२॥ 
क्रान्तर फल-- 
बहुस्त्रीसंगमं चाथ कन्यकाजन्म एव च* । 
मुक्ताहीरमणिप्राप्तिश्नद्धस्यान्तर्ग ते तिते ॥ ६३॥ 


चन्द्रमा को महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो बहुत सी स्त्रियों के साथ 
समागम, BAT का जन्म तथा मोती-हीरा-मणि आदि की प्राप्ति होती है ।। ६३॥ 


जस्मपमावसोस्यं सूर्याम्तर hh 
अन्मपरभावसौख्यं च ठ्धाधिनाक्षं रिपुक्षयम्‌ । 


tert सौख्यमतुलमक ward यदि॥ ६४॥ 
१. 'फलं चन्द्रगतस्याम्तदक्षायां afewe fe’ पाठान्तरम्‌ । 
२. निद्चितम्‌ । 


४२० सानसागरी 


mn ee 


सन्द्रमा की महादशा में सूरये का अन्तर हो तो जातक जन्मजात प्रभाव शाली 
और सुखी होता है। व्याधियों का नाश ( आरोग्य प्राप्ति ), शत्रुओं का शमन, 
धन-सम्पत्ति एवं अतुलनीय सुख को प्राप्ति होती है ।। ६४ ।। 
मञ्गखमहाइशा-अन्तदशा फल 
महादशा फेल 
शस्त्राभिधातो नृपतेश्र पीडा चौर्वाम्निरोगाञ्च घनस्य हानिः । 


कार्यामिधातञ्च नरस्य देश्यं भवेहशायां धरणीसुतस्य ।। ६५ ॥ 
मंगल की महादशा में शस्त्र से घात ( चोट), राजकीय पीड़ा, चोर अग्नि 


और रोग से धन हानि, एवं कार्यों का नाश होता है, तथा मनुष्य दरिद्र हो 
जाता है॥ ६५॥ 


ee a at 


भोमान्तर फल-- 
कोज्या शत्र विमर्दश्च विग्रहो बन्धुभिः सह । 
श्क्तपित्तकृता पीडा परस्त्रीसङ्जमो भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
मंगल की महादशा में मंगल का अन्तर होतो रक्त-पित्त जन्य पीडा तथा 
परायी स्त्रियों के साथ समागम होता है ।। ६६ ॥ 
UAT फल-- 
शस्त्राग्निचौरशत्रृणामापदां च भयं भवेत्‌ | 
भर्थनाशो रुजा पोडा राहौ मङ्गलवतिनि॥ ६७ ॥ 
मङ्गल की महादशा में राहु का अन्तर हो तो शस्त्र, अग्नि, चोर, और शत्रु 
कृत आपत्ति एवं मय धन हानि तथा रोग से कष्ट होता है ॥ ६७ ।। 
गुवंन्तर फल-- 
पुष्यतीर्थामिगमनं देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
कुजे जोवाभ्तरे आप्ते नुपात्किन्िद्भयं मवेत्‌ । ६८ ।। 
मंगल की महादशा में गुरु का अन्तर हो तो पुष्यतीयों की यात्रा, देवताओं 
और ब्राह्मणों का पूजन ( सत्कार ), तथा राजा की तरफ से कुछ भय ( राजकीय 
उलझन ) प्राप्त होता है ga 
शन्यन्तर फल-- 
उपर्युपरि जायन्त दुःखाभ्यपि सहलशः । 
जनक्षयं कुजस्यार्कीयां प्राप्तास्तदंशा यदा ॥ ६९॥। 
मंगल की महादशा में दानि का अन्तर हो तो एक के ऊपर एक हजारों कष्ट 
जातक के ऊपर आते हैं तथा आत्मीय (पारिवारिक ) सदस्यों का भी क्षय 
हाता है ।। ६६ ॥ 


“अनो रमा' हिन्दीव्याश्योपेता ४२१ 


बुषाम्तर फल-- 

«querra नाश प्राप्नोति मानवः । 

महाङ््रकृता पीडा कुजस्यानुगते बुधे॥ ७० ॥ 

भौम की महादशा में बुष का अन्तर हो तो शत्रु, शस्त्र, अग्नि और चोर से 
मनुष्य का नाश होता है । तथा महान कूर व्यक्ति से पीडित होता है ॥ ७०॥ 

केत्वन्तर फल-- 

मेघाशनिमयं घोरं शस्त्राग्नितस्करस्तथा | 

बलेशमाप्नोति भौमस्य केतुरन्तर्गतो यदा ॥ ७१ ॥ 


भौम की महादशा में यदि केतु का अन्तर हो तो बादल, उपलवृष्टि ( अथवा 
विद्युत पात ), शस्त्र, अग्नि एवं चोर से भयंकर मय प्राप्त होता है ।। ७१ ।। 
शुक्कान्तर फल-- 
शस्त्रकोपमयं व्याधिर्धनक्षयमुपद्रवम्‌ । 
प्रवासगमनानि स्युः कुजस्यान्तगंते सिते ।। ७२ 11 
मंगल की महादशा में शुक्रका अन्तर होतो जातक को शस्त्र से, किसी 
( विशेष रूप से राजा ) के wea भय, व्याधि ( रोग), धनक्षय, उपद्रव, 
प्रबास तथा यात्रायें होती है ।। ७२ ॥ 
सूर्यान्त र फल-- 
प्रचण्डशासनं याति नृपाद्धयजयान्वितम्‌ । 
quad च भोमस्यान्तगंते रकौ ॥ 3३ 11 
मंगल की महादशा में सूयं का अन्तर हो तो जातक राजा के कठोर शासन 
में रहता हुआ घोड़ा तथा विजय ( अभियान में सफलता ) प्राप्त करता है। 
स्वतन्त्र होने पर अनर्थकारी कार्यों में लिप्त हो जाता है ॥ ७३ ॥ 
चन्द्रान्तर फल 
नानावित्तसुहृत्सौख्यमुक्तं मुक्तामणिः प्रभो: । 
भौमस्यान्तदंशां श्राप्तश्चष्द्रमाः कुरुत मृशम्‌ ।। ७४ tt 
भौम की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो जातक विविध प्रकार की 
धन-सम्पत्ति, एवं मित्रो के सुख से युक्त होता है तथा स्वामी ( राजा ) से मुक्ता 
और मणि प्राप्त करता है ॥ ७४ ।। 
राइमहादशा-अन्तदंशा फल 
महादशा फल-- 
gam बिहीनमतिविश्ञमसवंशूष्यं 
विश्वं मयातिविवमापदभृत्यृतुल्यम्‌ । 


४२२ मानसायरी 


व्याधिवियोगधनहानि विषानि चेवं 
राहोदंशा gata जोवितसंश्षयं च ॥ ७५ ॥। 
राहु की महादशा में जातक बुद्धि ( विवेक ) से रहित होकर बुद्धि विन्रम 
( अद्धंविक्षिप्तावस्था ) का अनुभव करता है। समस्त संसार que ( निरर्थक ) 
प्रतीत होता है । भयखुर, कठिन एवं मृत्युतुल्य कष्ट Rad आपदार्ये सामने 
आती हैं । रोग, स्वजनों से वियोग, धनहानि, तथा विष प्रयोग से कष्ट प्राप्त 
होता है । इस प्रकार राहु की महादशा जीवन के प्रति सब्देह उत्पन्न कर 
देती है ॥ ७५ ॥। 
UAT फल-- 
स्वञ्जातृतातमरुण बन्धुनाशात्मक रुजा । 
अथंनाशो विदेशस्य गमन गोरवाल्पता ॥ ७६॥ 
राहु की महादशा में राहु का अन्तर हो तो अपने माई और पिता की मृत्यु, 
बन्धुओं ( कुटुम्बियों ) का रोग द्वारा नाश, षनहानि, विदेश यात्रा तथा सम्मान में 
कमी ( न्यूनता ) आती है ॥ ७६ ॥ 
गुवेन्तर फल -- 
व्याधिदु:खपरित्यक्तो देवब्राह्मणपूजक: | 
भवत्यर्थयुतञ्चात्र राहोरन्तगंते गुरौ ॥। ७७ ॥ 
राहु महादशा में गुरु का अन्तर हो तो जातक व्याधि ( रोग) और दुःखों 
सै मुक्त होकर देवता और ब्राह्मणों का पूजन करने वाला तथा धनवान हो 
जाता है ॥ ७७ ॥ 
शन्यन्तर फल--- 
रक्तपित्तकृता NET कलह: स्वजनौसह | 
देहभंग: कृतत्यागो राहोरन्तर्गते शनौ ।। ७८ ॥ 
राहु की महादशा में शनि का अन्तर हो तो रक्त-पित्त जन्य पीडा, आत्मीय 
जनों से कलह, अंग-मंग ( दुर्घटना या विवाद में किसी अंग में गम्मीर चोट ), तथा 
अपने कार्य का परित्याग होता है 1! ७८ ॥ 
बुधान्तर फल--- 
सुहृद्बन्धुजनायोगं बुद्धिमोगधनागमम्‌ । 
किन्ित्क्लेशुमवाप्नोति स्व मान्विन्तगंते बुधे ॥ ७९ 11 
राहु की महादशा में बुभ का अन्तर हो तो, मित्रों एवं बन्धुजनो का समानम, 
बुद्धि ( विवेक ), शुख, एवं धन में वुद्धि होती है। इसके साथ-साथ थोड़ा कष्ट 
भी प्राप्त होता है॥ ७९ ॥ 


tts tov lt snes Sy eee Teme pe Ames eS eT क क-न 


'मनो रमा” हिस्दीव्यास्योपेता ४२३ 


केत्वन्तर फल-- 
ज्यशर्निरिपुक्षस्त्रेण मृत्युं प्राप्नोति जातकः । 
राहोरन्तर्गते केतो नास्त्यत्र संशयः क्वचित्‌ ॥ ८० ॥ 
राहु की महादशा में केतु का अन्तर हो तो जातक की मृत्यु ज्वर, अग्नि, 
शत्रु अथवा शस्त्र के आधात से होती है इसमें सन्देह नहीं on 
शुक्राम्त र फल-- 
gear: कामचिन्ता स्त्रीलामो वित्तसखय: । 
कलहो बान्धवे: aq राहोरन्तर्गते सिते ।॥ ५१ i 
राहु की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो जातक अपने मित्रों से सम्तप्त, 
कामवासना के प्रति चिन्तित ( लालायित ), स्त्रीलाभयुक्त, धन संग्रह करने वाला 
तथा बन्धुओं से कलह करने वाला होता है ॥८१॥ 


सूर्यान्वर फन-- 
शस्त्ररोगभयं घोरमथनाश नुपाद्भयम । 
अग्निचोरमयं चात्र देत्यस्यान्तर्गते रवौ ।॥ ५२ ॥ 
राहु की महादशा के अन्तरगत सूर्य की अन्तर्दशा होतो शस्त्र और रोग से 
मयंकर भय, धनहानि, राजा से मय तथा अग्नि और चोर से भी भय होता 
है ।। ८२॥ 
चन्द्रान्तर फल-+- 
स्त्रीलामं कलहं चेव वितनाशमनिव तिम्‌ । 
बान्धवैः सह संक्लेशो राहोरन्तर्गतः शक्षी । 5३२ ॥ 
राहु की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो स्त्रीलाभ, कलह, धननाझ, 
अनावश्यक लोम, तथा बन्धुओ के साथ कलह होता है ॥ ८३ ॥ 
भौमान्तर FAR 
रिपुशस्त्राग्निचौराणां भयमाप्नोति सवेदा । 
स्वर्भान्वस्तगंते भौमे निश्चित नात्र संक्षयः । ८४ i 
राहु की महादशा में मंगल की अन्तदशा हो तो ay, अग्नि, और चोरों से 
सदैब भय बना रहता है इसमें सम्वेह नहीं ॥ ८४ ॥ 


गुरुमहादशा-अन्तरंशा GI— 
महादशा फल” 
नृपप्रसाद पनथान्यपूत्रकलत्र मन्त्रादिसुरत्नलाभस्‌ | 
तिदोगतां शत्रुजयं च सौख्यं गुरोदंशा वाञ्छितमातनोति ॥ ८५॥ 


४२४ मानसामरा 


बृहस्पति की महादशा हो तो राजा की कृपा, धन-धान्य, पुत्र, ett, अच्छी 
मन्त्रणा ( सलाह ), तथा उच्चकोटि के रत्नों की प्राप्ति, आरोग्यबृद्धि, शत्रुओं 
पर विजय, gw तथा अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है ॥ ८५ ।। 
गुवेन्तर फल-- 
जेव्यान्तरे सुतोत्पत्तिर्धनधर्माथं गौरवस्‌ । 
हेम्नश्वाम्बरलामश्रव वर्णम्यो ह्यतिसश्चयः । ८६ ॥ 
बृहस्पति की महादशा में बृहस्पति का ही अन्तर हो तो पुत्र gafa, 
धर्म और अथं (धन ) की वृद्धि, ext और वस्त्रों का लाभ, वर्षों ( अक्षरों ) 
द्वारा अधिक लाभ ( अर्थात्‌ लेखन क्रिया से धनलाभ ) होता है ॥ ८६ ॥ 
शम्यन्तर फल-” 
वेश्यास्त्रीमच्चपानश्च भूषित! सुखर्वाजत: | 
विलुप्तधमंवस्त्रोऽसो सोरिर्गवंनुगो यदा । ८७ ॥। 
गुर की महादशा में शनि की अन्तदंशा हो तो बेश्या स्त्री एवं सुरापान में 
लिप्त, सुख से रहित, धर्माचरण का परित्याग कर वस्त्र द्वे भी रहित हो 
जाता है ॥ ८७ 1। 
बुधान्तर फल-- 
स्वस्थो मित्रयुतो भोगो गुरुदेवाग्नि मक्तिकृत्‌ । 
सुकृताचरणे शक्तो जीवस्याम्तगंते बुघे ॥ «८ ॥ 
गुरु की महादशा में बुध का अन्तर हो तो जातक शरीर से स्वस्थ, मित्रों से 
युक्त, सुख-भोग करने वाला, देवता और अग्नि के प्रति श्रद्धा रखने वाला तथा 
सत्कार्य में ( समर्थ ) निरत होता है se 
केत्वन्तर फल-- 
पूत्रबन्धुक्षतो योगो युक्तः स्वस्थानर्वाजतः । 
परिश्रमते सर्वत्र केतावन्तर्गते गुरो: ।। ८१ ॥ 
गुरु की महादशा में केतु का अन्तर हो तो पुत्र एवं wy क्षत (चोट आदि से) 
go, अपने स्थान (नीजी गृह) से रहित, सर्वत्र भ्रमण करने बाला होता है vise 
शुक्राम्तर फल-- 
कलहं ga च बित्तमानसनिवृतिः। 
स्त्रोम्यो विचातमाप्नोति जोवस्यास्तगंते सिते । ९० ।। 
गुरु की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो कलह (विवाद), शत्रुसे बैर, 
बन के प्रति उदासीनता, तथा स्त्रियों से आषात (या अपमान ) का बय 


होता है ॥ ९० ॥ 


a हिन्दीब्याश्योपेता ४२५ 


सूर्यान्त र फल-- 
शत्रणां विजयं de नुपपूजा च लम्यते | 
प्रचथ्डसाहसाङ्गेश्च जोवस्यास्तर्गते रवौ ।। ११ ॥ 
y की महादशा में सूर्य ada हो तो शत्रुओं पर विजय, सुख, 
राजाओं से सम्मान, उग्र एवं साहसिक कार्यों को करने वाला होता है ॥ ९१ ॥ 
चम्ब्रास्तर फल-- 
बहुस्त्रीपरिमोगञ्च रिपुर्मोगविर्वाजतः ı 
quan भवेन्नित्यं चन्द्रे गुवंब्तरं गते ९२॥ 
गुरु की महादशा में चन्द्रमा का अम्तर हो तो जातक राजा के समान होकर 
बहुत सी स्त्रियों के साथ सुखोपमोग करता है परन्तु उसके शत्रु सुख-मोग से रहित 
होते हैं ॥ ९२॥। 
भौमान्त र फल-- 
तीकणशो यिं जित्वा घनं कोतिं लमेश्नरः । 
सुखसौमाग्यमावोग्यं गुरोरन्तर्गते कुजे ॥ ६३ ॥ 
बृहस्पति की महादशा में भौम का अन्तर होतो जातक उदग्र और ( प्रबल 
प्रतापी ), शत्रुओं को जीतकर धन और कोति को प्राप्त करता है तथा सुख 
सौभाग्य और आरोग्य से युक्त होता है ।। ९३ ।। 
राहुब्तर फल-- 
Pad रुजश्चेव कलहं मरणाद्भयम्‌ । 
स्वस्थानच्युतिमाप्नोति राहावन्तर्गते गुरोः ॥ ९४ ॥ 
Ug का अन्तर गुरु की महादशा में हो तो बन्धुओं को उद्वेग, रोम, कलह” 
मृत्यु का भय तथा स्थान से अलगाव ( पदच्युत, पद हानि ) होता है ॥ ९४ ॥ 


शनिमहादशा-अन्तद्शा फल 
महादशा फल-- 
मिथ्यापवादवधबल्धनिरा्रयं च 
मित्रातिवंर्धनधान्यकलत्रश्ञोकम्‌ । 
आशानिराशकृतनिष्फलसर्वशून्य 
कुर्याच्छुनेश्चरदशा सततं नराणाम्‌ ॥ ९५॥ 
क्षति की महादशा मनुष्यों को सदैव झूठा अपवाद ( अपयश ), मृत्युभय, 
e ( कारामार ), आभ्वय-हीनता ( नौकरी से निलम्बन, अथवा बेसहारा ), 
मित्रों से सभुता eft पुत्र और धन से सम्बन्धित शोक, प्रत्याशित कार्यों में निराशा 


तका बतफतताबो हे कारण तंत्र हुत्यता (अभाव ) ही प्रदान करती है॥ ११॥ 


४२६ मानसाबरी 


- ST mmm resi es emp 


ee ~ Ss em Mune ne 


शन्यन्तर फल-- 
शतेश्वराहेहपोडा पृत्रदारेश्च विग्रहः ¦ 
स्त्रोकृते बुद्धिनाशश्व विदेशगमनं भवेत्‌ ।। १६ ॥ 
शनि की महादशा में शनि का ही अन्तर हो तो शारीरिक पीड़ा, पूत्र और 
त्रो में विरोध, स्त्री के कारण (स्त्री के ब्यवहार से ) बुद्धि का नाश, तथा बिदेश 
यात्रा होती है ॥ €६॥ 
बुघान्तर फल-- 
सौभाग्य सौख्यविजयं बोधसंस्थानमानतः | 
सुहृद्वित्तप्रदं सौख्यं सौरस्यान्तंते बुघे ९७ || 
शनि की महादशा में बुष का अन्तर हो तो ज्ञान एवं संस्थाओं हारा प्रदत्त 
सम्मान से सौमाग्य, सुख, विजय तथा धन देने वाले मित्रों एवं सुख की प्राप्ति 
होती है ॥ ton 
केत्वन्ःर फल--- 
हक्तपित्तकृता पीडा चित्तवित्तानुसंग्रहः | 
दुःस्वप्नं बन्धनं चेव केतावम्तगंते दाने: ६८ ॥ 
शनि की महादशा में केतु का अन्तर हो तो रक्त-पित्त जन्य पीडा मनोनुकूल 
धन का संग्रह, बुस्वप्न दशन तथा बन्धन की प्राप्ति होती है ॥ ९८ ॥। 
शुक्रान्त र फलन-- 
सुहृदवन्धुवशीयुक्तं 'भार्याविलजयान्वितम्‌ | 
सुखसौभाग्यवात्सल्यं सौरस्यान्तर्गते सिते ।। ९९ | 
शनि की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो मित्रन्बन्घुओं के वशीमूत पह्नी, 
घन, विजय, सुख, सौमाग्य और स्नेह से युक्त होता है ॥ ९९ ॥। 
सूर्यान्तर फल-- 
पुत्रदारधनेर्नाक्षं करोति समयं महत्‌ । 
सौरस्यान्तगंते भानौ जीवितस्याऽपि संक्षयः ।। १०० 1 
शनि की महादशा में सूर्य का अस्तर हो तो जातक स्त्रीऱ्पुत्र और धन के 
बीच अत्यधिक समय नष्ट करता है (अर्थात्‌ धन का अपब्यय और स्त्री-पुत्र के 
साथ मनोरक्जन में समय नष्ट करता है । ) कनी-कभी जीवन का भय ( प्राण 
संकट ) भी उत्पन्न हो जाता है ॥ १०० 1 
TRA फल — 
मरणं स्त्रीवियोगा्य GA A । 
कृढमास्तजो रोगं विधावन्तर्गते wt tot ॥ 


añar हिन्दीव्यास्योपेता ४२७ 


हानि की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो मृत्यु, ( मृत्यु तुल्य कष्ट ), 
स्त्री वियोग, बन्चुओ से ata ( विबाद अदि), सुल का अभाव, क्रोध की वृद्धि 
तथा वायुजन्य विविध रोगों से कष्ट होता है १०१ ॥। 
भौमान्तर फल--- 
Ku तथा दुखं कुरुते बुद्धिश्र शताम्‌ । 
अन्तर्द्ायां सौरस्य कोज्यां प्राणमहद्धयम्‌ ।। १०२ ।। 
दानि महादशा में मौम का अन्तर हो तो स्थान परित्याग दुःख, ( व्याधियों 
या उलक्षनो से) बुद्धि का नाश तथा प्राणो का संकट उत्पन्न होता है ।। १०२ ।। 


राहून्तर फल-- 
श्वञ्जावाताङ्गमेदञ्च ज्वरातीसारपोडनम्‌ । 
शत्रुमङ्गोऽर्थनाशञ्च राहावन्तगंते शनेः ।। १०३ ॥ 
दानि की महादशा में राहु का अन्तर हो तो चर्म रोग, ayt में भेद 
( लकवा आदि रोग ) ज्वर-अतिसार, आदि रोगों से कष्ट, शत्रुओं से पराजय 
तथा धन हानि होती है॥ १०३ 11 
गुवॅम्त र फल-- 
द्विजदेवाचंनं सौख्यं बहुमृत्यगुणर्यतम्‌ । 
स्थानप्रापि गुरु: कुर्यास्सौस्स्याम्तर्गंतो यदि ।। १०४ ॥ 
शनि की महादणा में गुरु की अन्तर्दशा हो तो ब्राह्मण और देवताओं के पूजन 
में रुचि, सुख, बहुत से नौकरों शवं गुणों से युक्त तथा नूतन स्थान की प्राप्ति 
होती है ॥ १०४ i 


बु उमहादशा-अन्तद शा फल-- 
महादशा फल-- 


रण्या उुवावरयपकजपट्प दस 
लोलाविलासवरभोगसमत्वितस्य । 
नानाप्रकारविमवागमकोशवद्धि 
fat पुनर्बुषदशामिमतार्थंसिंद्िस्‌ ॥ १०५ ॥ 
बुच की महादशा में जातक परम सुन्दरी स्त्रियों के मुख कमल के साथ भ्रमर 
की तरह लीला बिलास द्वारा उत्तम quema से युक्त होता है तथा विविध 
प्रकार की सम्पत्तियां का लाभ, धन बृद्धि, एवं शीघ्र हो मनोभिलवित कार्यों 
में सिद्धि प्राप्त करता है ॥ १०५॥ 


vu मानसागरी 


बुधान्तर फल-- 
and समायोगो मित्रवस्युसमागम: | 
प्रासिज्ञानस्य विपुला देहपोडाप्रकोपनम्‌ ।। १०६॥ 
बुघ की महादशा में बुध का ही अन्तर हो तो बुद्धि वामिक चिन्तन में संलग्न, 
मित्र बन्थुओ का समागम, विशद ज्ञान की प्राप्ति, शारीरिक कष्ट तथा धातुओं 
( वात-पि्त-कफ ) का प्रकोप होता है ॥ १०६ ॥ 
केत्वन्तर फल-- 
दुःखशोकाकुलं नित्यं शरीरं क्लेशसंयुतम्‌ । 
मवत्यन्सदं्चायां हि केतोर्बघगतस्य च ।। १०७ ॥ 
बुघ की महादशा में केतु का अन्तर हो तो जातक निरन्तर qe भौर शोक 
से sarge, तथा शारीरिक कष्ट से युक्त होता है ॥ १०७॥ 
ुक्राम्तर फल-- 
गुरुवस्त्राण लम्यन्ते घनं add तथा । 
वस्त्रालंकरणर्यक्तं बुघस्यान्तगंते सिते॥ १०८ ॥ 
बुध को महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो उच्च कोटिके वस्त्रों की प्राप्ति, 
धन एवं a प्रवक्ति की वृद्धि, तथा विविध वस्त्र एवं आमूषणों से युक्त 
होता है ॥ १०८ ॥ 
सुर्याम्तर फल-- 
स्वर्णादिकं भवेत्राप्त यक्षः प्राप्नोति ada: | 
जायास्वस्त्रीभवोद्वेगो बुधस्यान्तगंते रवो १०६ ॥। 
बुघ की महादशा में सूर्य का अन्तर हो तो स्वर्ण आदि मूल्यवान वस्तुओं की 
प्राप्ति, सवत्र यश लाम, स्त्री तथा अपनी पढ़नी द्वारा क्लेश की प्राप्ति 
होती है ॥ १०६ ॥। 
चन्द्राम्त र फल 
कुष्ठगण्डविका रश्च क्षयरोगमगन्दरेः | 
गजादिवाहनेर्मीतिर्बषस्यान्तर्गते विधौ ॥ ११० ॥ 
बुषकी महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो, कुष्ठ, गण्डमाला ( तापमण्ड ) 
सम्बन्धी विकार, क्षय ( टी, बी, ), मबन्दर रोग एवं हाथी आदि वाहनों से मय 


होता है ॥ ११० ॥ 
भीमान्वर फल-- 


शिशेगलगतँ रोगेर्नानाक्लेश्षविमर्दनम्‌ । 
चौरमञ्च मयं चाथ बुघस्यान्तगंते कुजे । १११॥। 


¿ar हिन्दीच्याल्योपैता ४२४ 


zu की महादशा में भौम का अन्तर हो तो सिर और बले के रोगों से 
विविध प्रकार कष्ट ee शारीरिक क्षीणता तथा जोरों से विनाश का भय 
होता है ।। १११ ॥। 
TART फल-- 
FTE निर्षातमकस्मादबंनाक्षनम्‌ | 
सम्पर्कादग्निदाहं च राहोरन्तर्गते बुघे। ११२ ॥ 
बुध की महादशा में राहु का अन्तर हो तो अकस्मात्‌ क्षत्रुओं का आक्रमण, 
आकस्मिक धनहानि तथा अग्नि के सम्पक से अग्निदाह ( बुह आदि आव से जल 
जाने ) का भय होता है ॥ ११२ ॥ 
गुवेम्तर फल-- 
व्याधिक्षत्रुमर्ये्यक्तो ब्रह्मिष्ठो नृपवल्लमः । 
पुतात्मा धामिकश्वव बुधस्यान्तगंते गुरी | ११३ ।। 
बुध की महादशा में गुरु का अन्तर हो तो रोग और छात्रुओं के भय तै युक्त, 
ब्रह्मज्ञान में लीन, राजा का प्रियपाच, पवित्रात्मा तथा धामिक होता है॥ ११३ ॥ 
शन्यन्तर फल-- 
धर्माथंभोगी गम्भीरः क्लीबो मित्राथंलुब्धक! । 
सर्वकायंष्वनुत्साही a सौरो यदानुग:॥ ११४ ॥ 
बुध की महादशा में शनि का अन्तर हो तो धमं और ae का उपभोग करने 
वाला, गम्भीर, नपुंसक, मित्रों के घन के प्रति लोभ करने बाला तथा सभी कार्यों 
में उत्साह न दिखाने वाला ( आलसी ) होता है ॥ ११४ ॥ 


केतुमहादशा-अन्तदु शाफल्ल-- 
महादशा फल-- 
विषादकर्जी धनधाब्यहर्त्री सर्वापदां मूलमनथंदात्री । 
भयद्भुरी रोगविपदिधात्री केतोदंशा स्यात्किल जीवहन्त्री ॥ ११५ ।। 
केतु महादशा अनेक प्रकार के कष्ट, धन-धाभ्य का नाश, समी प्रकार की 
आपदाओं की भूल, TAT करने वाली, भयखुर, रोग एवं विपत्ति को देने बाली 
तथा जीव ( प्राणी ) का माश करने वाली होती है। ११५॥ 
केत्वन्तर फल-- 
केतौ क्यापुत्रमाक्षधनरोगाम्निविभ्रहाः | 
भयं राजकुलाददुष्टस्त्रीमि। सह कलिमंवेत्‌।। ११६ ॥ 


४३७ मआामधाश री 


केतु की महादशा में केतु का अन्तर हो तो कन्या, और पुत्र का नाश, रोग, 
अग्नि, विरोध, एबं राजकुल से भय तथा दुष्ट स्त्री से कलह होता है॥ ११६९ ॥।। 
शुक्रान्तर फल--- 
केतोरन्तगंते शुक्र प्रियया थ कलिमंवेत्‌ । 
अग्निदाहं ज्वर तीव्र स्त्रीत्याग कष्यकाजति! ।। ११७ 1 
केतु की महादशा में केतु का अम्तर हो तो अपनी स्त्री ( अथवा प्रेमिका ) से 
कलह, अग्निदाह भयंकर ज्वर, स्त्री का परित्याग तथा कन्या की उत्पत्ति 


होती है ॥ ११७ ॥ 
सूर्यान्तर फल--- 


केतोरन्तगंते सूय राजभज्ोइशिविग्रह! | 
अम्निदाहो ज्वरस्तोव्रो विदेशगमनं भवेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
केतु की महादशा में सूर्य का अन्तर हो राजभङ्ग, ( राज्य का नाश ), 
शत्रुओं से विरोध, अग्निदाह, तीब्र ज्वर, तथा विदेश यात्रा होती है ।। ११८ ॥ 
चन्द्रान्तर फल 
अर्थलामोऽथंहानिश्च सुखं दुःखं तथेव च । 
स्त्रोलाभो घनहानिश्च केतोरन्तगंते विषो ।। ११६ ॥ 
केतु की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो षनलाम, और धन हानि, 
सुख और दुख, स्त्रीलाभ तथा घन-हानि होती है॥ ११९॥ 
मौमान्तर फल-- 
गोत्रजः ag संवादश्चौराणाँ च भयं तथा । 
शरीरपोडाँ प्राप्नोति केतोरन्तगंते कुजे ॥ १२० ॥ 
केतु की महादशा में मंक्ल का अश्तर हो तो अपने कुदुम्बियों के साथ कलह, 
चोरों का मय तथा शारीरिक पीडा प्राप्त होती है ॥ १२० ॥ 
UAT फल-- 
जोर्न शनुमिर्वापि देहमङ्गा प्रजायत 
दुर्जेने। सह संवादो राहु केतोयंदानुयः ॥ १२१ ॥ 
केतु की महादक्षा में राहु का अन्तर होतो चोर अथवा शत्रु हारा शरीर 
भङ्ग ( हाथन्पैर आदि अंगों में आधात), तथा दुष्टों के साथ वाद विवाद 
होता है ॥ १२१ ॥ 
गुवन्तर फल-+- 
दुजँने: सह संयोगो राजमाध्ये: सहाओ्यवा | 
मूलामो जन्म पुत्रस्य केतोस्तर्गते गुरौ॥ १२२ ।॥। 


(Re re TREE सिमी विर त त क क तव nn, 


*मनोरमा' हिन्वीब्याख्योपेता vr 


केतु की महादशा में गुद का अस्तर हो तो दुजेनो ( दुष्ट लोगों ) के साथ 
मित्रता अथवा सम्मानित राजपुराषों के साथ मित्रता होती है। मूमिलाम तथा 
पुत्र की उल्पत्ति होती है॥ १२२ | 
दाम्यम्तर PA 
वातपित्तमवा पीडा स्वजनः सह विग्रहः । 
विदेशगमनं चापि कैतोरस्तगंतें शनौ ॥ १२३॥ 
केतु की महादशा में दानि का अन्तर हो तो वायु एवं पित्त जन्य विकारों से 
पीडा, आत्मीय wat से विद्रोह तथा विदेश यात्रा हाती है ॥ १२३ ॥। 


बुघान्तर फल~- 
सुढ्द्बन्धुममायोगो बुढिवृद्धिघंनागमः । 
न किजित्क्‍लेशमाप्नोति केतोरन्तगंते बुघे ॥ १२४ ॥ 
केतु की महादशा में बुध का अन्तर हो तो मित्र एवं बन्धुओं का समागम, 
बुद्धि की वृद्धि ( विस्तार ) एवं धनागम ( धन-लाभ ) तथा किसी प्रकारका 
थोड़ा भी कष्ट नहीं होता है ॥ १२४ ।। 


शुक्मद्ादशा-अन्तदशा फल 


महादशा HA 
मित्रोपचारमतुलं प्रमदाविलासं 
एवेतातपत्रनूपपूजितदेशलाभम्‌ । 
हस्त्यश्वयानपरिपूर्णमनोरयञ्च 
शोक्री दथा सृजति निश्चलराज्यलक्मीमू ॥ १२५ ॥ 
शुक्र को महादशा में मित्रों का अतुलनीय सद्व्यवहार, स्त्रियों के साथ 
आनन्द, ( क्रीडा सुख ), श्वेत वर्ण का छत्र, राजाओं से सम्मान, देश (राज्य ) 
की प्राप्ति, हाथी, घोड़ा, वाहन की प्राप्ति सुख ), अभिलाषाओं की gía तथा 
अचल राज्य लक्ष्मी की प्राप्ति होतो है ॥ १२५ ॥ 
शुक्राम्तर फल-- 
Qe Saya लामो धमंकामाथंसंयुतः | 
कौशल्यं च महाकोतर्नाधलाभञ्च जायते ॥ १२६ ॥ 
शुक्र की महादशा मे शुक का ही अस्तर होतो स्त्री सहवास, लाम, धमं-काम 
और अर्थ की प्राप्ति, कुसलता ( चातुयं ), महान यश तथा अपार धन ( खजाना) 
की प्राप्ति होती है ॥ १२६ || 


४१२ मामसागरी 


सूर्यास्त र फल-- 
गण्डोदरक्षपे रोगन्‌ पवत्यादिकतवैः | 
उपहासो भवेन्नूनं शुक्रस्यान्तगंते रवी ।। १२७ ।। 
शुक्र की महादशा में सूर्य का अन्तर हो तो यण्ड ( तापगण्ड ), उदर विकार, 
क्षय ( टी० बी० ) आदि रोगों से कष्ट, राजकीय बन्बन ( जेलयात्रा) तथा 
छल प्रपल्च के हारा निवचय ही उपहास होता है ।। १२७ ॥ 
SAIC फल-- 
लखास्थिजशिरोरोगे: कामलाशामयेदंक्षाम्‌ । 
शरीरे क्लेशमाप्नोति शुक्रस्यान्तगंते विषौ ॥ १२८ ॥ 
शुक्र की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो नाखुन, हड्डी एवं शिर से 
उत्पन्न रोगों तथा कामला ( पीलिया ) आदि विविध रोगों से शरीर को कष्ट 


होता है ॥ १२८ ।। 
भौमान्त र फल-- 


वातपित्तक्षयो रोगो मदोत्साहो न संशयः । 
भूयः स्याद्मूमिलाभञ्च शुक्रस्यान्तगंते कुजे †। १२९ ॥ 
शुक्र की महादशा में मंगल का अन्तर हो तो वायु-पित्त विकार एवं क्षय 
(¿ro e ) रोय, अभिमान) उत्साहवृद्धि तथा बार-बार भूमि लाभ होता है 
इसमें सम्दैह नहीं ।। १२६ ।। 


राह्वन्तर फल-- 
अन्त्यजः सह संक्सेशो MST: FET: । 
थकस्माद्धयमाप्नोति राहौ शुक्रदशाँ गते ॥ १३० ॥ 
राहु का अन्तर शुक्र की महादशा में हो तो अन्त्यज (निम्न जातियाँ ) से 
क्लेश प्राप्ति, बन्धुओ को उद्वेग ( घबराहट, परेशानी ), मित्र का aw ( हत्या ), 
एवं आकल्मिक भय की प्राप्ति होती है ॥ १३० ।। 
धुर्वन्तर फल-- 
धान्‍्यरत्ससमूद्धि च मूमिपुतरसुखावहम्‌ । 
थियं प्रमुत्वमाप्नोति जीवे शुक्रदक्षां गते ।। १३१ ॥ 
शुक को महादशा में गुरु का अन्तर हो तो धन-धान्य, रक्नो की बहुलता 
से सम्पन्न, मूमि-पुत्र और gi प्राप्ति, तेज (प्रताप) और अधिकार की 
प्राप्ति होती है ॥ १३१ ॥ 
शन्यन्तर फल-- 


बृद्धस्त्रीमि: सह क्रीडा पुत्रमाशो विपत्पदस्‌ | 
GE: सुलप्राप्ति: सोरे शुक्रदक्षा पते ॥ ११९ u 


‘sarcar’ हिल्वीव्याख्योपेता ४३३ 


शुक्र की महादशा में शनि का अन्तर आने पर वृद्ध स्त्रियों के साथ कोडा 
( विलास सुख ), पुत्र का नाश, विपत्तियों की प्राप्ति, शत्रुओं का शमन, तथा सुख 
की प्राप्ति होती है ॥ १३२ ।। 
बुधाम्तर फल-- 
धनागमञ्च सोख्यं च मनोरथयशःश्रियः | 
नृपवल्लमतां e शुक्स्यान्तर्गते बुधे ।। १३३ ।। 


शुक्र की महादशा में बुध का अन्तर हो तो धन लाभ, सुख, मनोरथ ( अभि- 
लावाओं ) की पूति, यश और धन ( कान्ति) की प्राप्ति, राजा का स्नेह और 
विश्वास प्राप्त होता है ।। १३३ ।। 
केत्वन्तर फल — 
कलहो बान्धवे: ares रिपुनाशोऽरिविग्रहः | 
चलाचलं समग्रं च केतावन्तगंते भुगोः।। १३४ ॥ 
शुक्र की महादशा में केतु का अन्तर हो तो माई-बन्घुओं के साथ कलह, 
शत्रुओं का नाश, शत्रुओं म आपसी द्वेष, तथा चल-अचल सम्पत्तियों में मी व्यवधान 
उपस्थित होता है ।। १३४ ॥। 
अष्टोचरो दशा-अन्तदंशा फल 
सूयं महादशा फल-- 
र्वेदंक्षायामतितोशणभोज्यं प्राप्नोति मानोपखयं महान्तम्‌ । 
घनानि चामोकरसम्प्रशास्तं संजायते PETE शुभं च ।। १३५॥ 
अष्टोत्तरी मान से यदि सूर्यं की महादक्षा हो तो, अत्यन्त तीक्ष्ण ( तिक्त ) 
मोजन मे रुचि, सम्मान मे विशेष वद्धि, घन लाम, gat ( आदि के संग्रह ) से 
मम्भीर, eya के qe एवं शुभकायों से युक्त जातक होता है ।। १३५ ॥ 
सूर्यान्तर फल-- 
बन्धूनां स्वान्तरे भानोः बन्घुनां मरणं भवेत्‌ । 
प्रत्यन्तरे चान्तरादौ सवमेव फलं वदेत्‌ ।। १३६॥ 
ga की महादशा में सूरय का अन्तर हो तो भाइयों के सम्मान में वदि तथा 
भाइयों की मृत्यु भी होती है। इस प्रकार का फल अन्तर एव प्रत्यन्तर दोनों में 
होता है ॥ १३६ ॥ 
चन्द्रास्‍्तर फल-- 
झत्रुनाझोज्यलाभात्र चिन्तानाशः सुखागमः । 
सूर्यस्यान्तगते e ब्याधिनाशञ्च जायते ॥ १३७ ॥ 
२५ मा० gie 


४३४ भागसावरी 


qa की अष्टोतरी महादशा में चन्द्रमा का अम्तर होतो क्षत्रुओं, का नादा, 
धन लाभ, लिम्ताओं की समाप्ति, सुख में वृद्धि, तथा ब्याधियों का माश 


होता है ।। १३७ ॥ 
मौमान्तर फल-- 
प्रबालमुक्ताहेमादिधन प्राप्नोति भूपतेः । 
रवेरन्तगंते भौमे विभूतिः सुखमद्भुतम्‌ । १३८ ॥। 
सूयं की महादशा में मंगल का अन्तर हो तो प्रवाल ( मूंगा ) मोती, स्वर्णे, 
आदि wat की प्राप्ति किसी राजा के सम्पक से होती है तथा सम्पत्ति और अद्भुत 


सुख का लाम भी होता है ॥ १३८ ॥ 
बुघान्तर फल-- 


ग्रहवातब्याधिहामिद्रंव्यनाश्चः कुलक्षयः । 
अविश्वासी भवेल्लोके रवेन्तरगंते बुधे १३६॥ 
qa की महादशा में बुध का अन्तर हो तो ग्रह एवं arg जन्य थ्याधियों से 
कष्ट, धनहानि, कुलक्षय (पारिवारिक सदस्यों का नाश), तथा लोक में अविश्वासी 
व्यक्ति होता है ( अर्थात्‌ झूठा और अपमानित होता ) है ॥ १३९॥ 
शान्यन्तर फल-- 
महादुःखानि जायन्ते पुत्रमित्रविनाशनम्‌ | 
रवेरन्तगंते मन्दे UR भयं भवेत्‌ ॥ १४० ।। 
ga की महादशा में शनि का अन्तर हो E की प्राप्ति, पुत्र 
और मित्रों का विनाश, तथा शत्रुओं से भय उत्पन्न होता है ॥ १४० ti 
girar फल-- 
विपद्रोगविनाशञ्च लक्ष्मोमेघे gara च । 
श्वेरन्तगंते जीवे क्षत्र्वमङ्गलमुत्तवः॥ १४१ ।। 
सूयं की (अष्टोत्तरी ) महादशा में गुरु का अन्तर हो तो विपत्ति एवं रोग का 
विनाश, धन, gfe ( विवेक ) और ge की प्राप्ति, क्षत्रुओं के लिए अमङ्गल 
(शत्रुओं की हानि ), तथा अ५ने गृह में उत्सव होता रहता है॥ १४१ ॥ 
UT फल-- 
शोको भज़ो महामीतिविपत्तिरशुभं नृणाम्‌ । 
रवेन्तगंते राहो सर्वत्रामजुलक्रिया ।। १४२ ॥। 
सूर्य की महादशा मे राहु का अस्तर हो तो शोक, मङ्ग ( कार्य या राज्य का 
नाश ), महानभय, विपत्ति, तथा सर्वत्र अमङ्गल कार्यों द्वारा मनुष्य के लिए अशुभ 
समय होता है ॥ (४२ ॥। 


‘aaycar’ हिन्दीव्याख्योपेता VAY 


शुक्रान्तर फल--- 
गात्रपीडामय त्रासो ज्वरातोसारशलके । 
द्रब्यादिहार्नि प्राप्नोति रवेरन्तर्गते fat १४३ ।। 
qd की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो शरीर में पीडा, भय, Faz, 


अतिसार एबं शूल ( उदरपीडा ) से कष्ट तथा द्रब्य (धन ) आदि की हानि 
होती है ॥। १४३ ॥। 


अष्टोसरी चन्द्र महादशा-अन्तदशा फल्ल-- 


महादशा फल-- 
नित्यं विभूषामणिवस्त्रलामं मिष्ठान्नपान प्रमदानुरागम्‌ । 
चाष्ट्री दशा साधुफलं नशणां ददाति पूजां que: सदैव ॥ १४४॥ 
चन्द्रमा की ( अष्टोतरी ) महादशा में मनुष्य को निरन्तर वस्त्र, मणि, आम्‌- 
बण का लाम, मधुर भोजन, स्त्रियों से अनुराग ( प्रीति ), एवं अन्य शुम फलों की 
प्राप्ति तथा राआ से निरन्तर सम्मान मिलता है॥ १४४॥ 
चन्द्रान्तर फल--- 
चन्द्रे स्वान्तगते सौर्यं संत्र विजयो भवेत्‌ । 
स्वपक्षवंरं कन्यानां जन्म निद्रारतिभंवेत्‌ ॥ १४५ ॥ 


चस्मा की महादशा में चन्द्रमा का ही अन्तर हो तो सुख, सर्वत्र विजय 
( सफलता ), अपने पक्ष के सदस्यों से विरोध, कन्या की प्राप्ति तथा निद्रा में प्रीति 
( अधिक सोने की अभिलाषा ) होती है ।। १४५ ॥ 


भौमान्तर फल--- 
शस्त्ररोगभयर्युक्त वहिचौरधनक्षया । 
विधोरन्तगंते भौमे मनोदुःखं भवेब्नूणाम्‌ ॥ १४६॥। 

Ta की महादशा में भोम का अन्तर हो तो मनुष्य को शास्त्रों एवं रोगों से 
भय, अग्नि और चोरों से घन-नाश, तथा मन में अधिक दुःख ( मानसिक क्लेश ) 
होता है ॥ १४६ ॥। 

बुधान्तर फल-- 
a लभते लाभ गजाएवेर्गोधनादिकम्‌ । 
जायते कष्यकालामञ्चन्दस्यान्तर्गते बुधे १४७ ॥ 


WHAT की महादशा में बुध का अन्तर हो तो सर्वत्र हाथी, घोड़ा, गो, आदि 
थन का लाम तथा कन्या की उत्पत्ति होती है ॥ १४७॥ 


४३६ मानसागरी 


दान्यम्तर फल-- 
बश्घुवैरं स्थानहानिः शोको वा कलहो बिपत्‌ । 
विधोरस्तगंते मन्दे सन्दिग्धो भवति धृवम्‌ १४८ ॥ 
चन्द्रमा की महादशा में शनि का अन्तर हो तो भाइयों से वेर, स्थान gift 
(पद त्याग ), शोक अथवा कलह एवं विपत्तियाँ प्राप्त होती है तथा पग-पष पर 
सन्दैह होता है ।। १४८ ॥। 
गुवन्तर फल-- 
धमंवितसुखानि स्युवंसनाभरणादिकम्‌ | 
विजयो राजसम्मानो विधोरम्तर्गते गुरौ ।॥ १४९ i 
चन्द्रमा की महादशा में गुरु का अन्तर हो तो धमं, घन और सुख, वस्त्र, 
आभूषण आदि की प्राप्ति, विजय ( सफलता ) तथा राजकीय सम्मान प्राप्त 
होता है ॥ १४६ ॥। 
राह्वन्तर फल-- 
बन्धुनाशः स्थानहानि: शत्रोबंहुभयं तथा । 
न कुत्रापि सुखं राहो विघोरन्तगंते सति ॥ १५० ॥। 
चन्द्रमा की महादशा में राहु का अन्तर हो तो माइयो का नाश, स्थान हानि 
( पदख्युति ), शत्रुओं से अधिक भय, तथा कहीं भी ge की प्राप्ति नहीं 
होती ॥ १५० ॥ 
शुक्रान्तर फल-- 
कल्याजन्म सुखप्राप्तिः स्त्रो वङ्गो विजय: सुखम्‌ । 
मुक्ताहेममणिप्रासिश्चष्दरस्यान्तर्गते सिते ।। १५१॥। 
चन्द्रमा की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो कन्या की उत्पत्ति, सुख-साम, 
स्त्री का साहचर्य, विजय ( सफलता ), सुख, मोती-सोना-मणि आदि रह्नों का 
लाभ होता है ॥ १५१ m 
धूर्यान्तर फल-- 
भूपाश्रवसुख राज्यं रिपुरोगक्षयो भवेत्‌ । 
ऐश्वयंतौख्वमतुलं चन्द्रस्याम्तगंते रवौ ॥ १५२॥ 
चन्द्रमा की महादशा के अन्तगंत सूर्ये का अम्तर हो तो राजा के आश्रय से 
सुख, राज्य प्राप्ति, शत्रु और रोगों का नाश, सम्पत्ति तथा अतुल सुख की प्राध्ति 
होती है ॥ १५२ ॥। 


'मनीरमा' हिम्दीब्याख्यापेता ४३७ 


अशोचरी भोम महादशा-अन्तदंशा Se 


महादशा फल-- 
शस्त्राभिघातवधबन्धनरेन्द्रपोडा- 
चिन्ताग्रहो विकलरुक्च गृहाश्रमेषु । 
चौराग्निमीतिधननाशयशः OE 
कुर्याद्रिघातमयमत्र दशा कुजस्य ॥ १५३ ॥ 


अष्टोत्तरी मान से मंगल की महादशा हा तो शस्त्र से आघात, वध (हत्या), 
बन्धन (जेल), राजकीय पीड़ा, घरेलू चिन्ताओ के आधिक्य से ब्यग्र, रुग्ण, चोर 
और अग्ति से भय, घत और यश की हानि, तथा सदैव आघात का मय विद्यमान 
रहता है ॥ १५३ ॥ 
मौमान्तर फल 
भौमे शत्रविमदं: स्यात्कलहो बन्धुभिनु णाम्‌ । 
स्वान्तरे बहुपीडा स्पाद्वृद्धस्त्रीगणिकारतिः।। १५४ ।। 
भौम की महादशा मं भोम का ही अन्तर हो तो मनुष्य क्षत्रुओं का मर्दन, 
और भाई-बन्धुओ से कलह करने वाला, विविध पीडाओ से युक्त, वद्धा स्त्री एवं 
बेश्या मे आसक्त होता है ।। १५४ ॥। 
बुघाग्तर फल - 
भूपाग्निनृपचोरेम्यो भयं पीडा उ्यरादिभिः । 
भूमिजान्तगंते सौम्ये कलहो दुजंनादिभि: ।। १५५॥। 
मौम की महादशा मे बुघ का अन्तर हो तो राजा, अग्नि, अधिकारी एवं 
चोरों से भय, ज्वर आदि रोगों से कष्ट तथा दुष्टों से कलह होता है ॥ १५५ ॥। 
झन्यम्तर फल-- 
महादु'खादि जायन्ते जलमीतिमतिनृ णाम्‌ । 
भौमस्यान्तर्गंत मन्दे राजपीडामयं नृणाम्‌ ॥ १५६ ।। 
भोम की महादशा में शनि का अन्तर हो तो महान कष्ट जल से भय, तथा 
राजकीय पीड़ा का मय मनुष्य को होता है ॥ १५६ ॥। 
गुवन्तर फल-- 
पृथ्यतोर्थादिगमनं देवब्राह्मणपूजनम्‌ । 
भौमस्यान्तगंते जीवे लभते वित्तमुत्कटम्‌ । ११७ ॥ 
भौम की महादशा में गुद का अस्तर हो तो पवित्र तीर्थी की यात्रा, देवता 
और ब्राह्मणों का पूजन सत्कार तथा अतुल सम्पत्ति का लाभ होता है ॥ १५७ ॥ 


¥35 मानसागरी 


O en were 


राह्वन्तर फल-- 
दस्त्राग्निनृपचौराणा भीतिमृ त्युनू'पाळूयम्‌ । 
भौमस्थान्तगंतें राहौ मनोदुःखं प्रवर्तते ॥ १५८ ॥ 


मोम की महादक्षा में राहु का अस्तर होता है तो शस्त्र -अग्नि-राजा और 
चोरों से भय, मृत्यु, राजा से भय, तथा मानसिक क्लेश में बद्धि होती है ॥१५८ 1 


शुक्रान्तर फल-- 


शत्रु भीतिर्महाक्लेशो धमंहानि : 1 
मौमस्यान्तगंते YH भयं भूपात्स्वबन्धनम्‌ ।। १५६ ।। 


भौम की महादशा में शुक्र का अन्तर हो तो शत्रओं से मय, महान क्लेश, 
धर्म से भ्रष्ट, सुख का नाश, राजा से भय तथा बन्धन होता हैँ १५९ ॥ 


सर्णन्तर फल--- 
सम्मतो नृ पतरर्भरिप्रचण्डं: सह सङ्गतिः । 
मङ्गलान्तगंते भानौ भवेत्कुस्त्री समागम: ।। १६० ॥ 
मौम की महादक्षा मेंसूयं बा अन्तर हो तो जातक राजा का बिश्वास पात्र, 


अत्यधिक उग्र ( भयंकर ) लोगों का मित्र, तथा कुत्सित ( दुश्चरित्रा, weer ए२ 
कुरूपा ) स्त्री के साथ समागम करने वाला होता है ॥ १६० ॥ 


खन्द्रान्तर फल-- 
बहुवित्तं सुहृत्सौख्यं मुक्ताहेममणिश्रियम्‌ । 
भौमस्यान्तगंते चन्द्र प्राप्नोति परमं पदम्‌ ॥ १६१ ॥ 


*मनोरमा' हिम्दीव्यास्योपेता ४४१ 


अनु रक्त, get, धन की वृद्धि एवं गुणो के उदय से युक्त, स्थान लाभ एवं कामनाओं 
की पुति से सम्पन्न होता है।। १७३ ॥ 
UAT फल-- 
वातरोगः कुक्षिपीडा देशान्तरगतिमंवेत्‌ ı 
बुधहेष: सुखामावो राहौ शनिदशां गते wey ॥ 
दानि की महादशा में राहु का अन्तर होतो वायु रोग, कुक्षि ( लीवर- 
किडनी ) से सम्बन्धित कष्ट, दूसरे देश अथवा अन्य प्रदेशों मे निवास, विद्वानों से 
ST तथा सुख का अभाव होता है ।। १७४ ॥। 
शुक्राम्तर फल-- 
बन्धुमित्रकलत्राथंसुखसम्पत्समागमः 
सौहाद quads: शनेरन्तगंते सिते ।। १७५॥ 
शनि की महादशा में शुक्रका अन्तर हो तो बग्धु-मित्र-स्त्री-धन-सुख और 
सम्पत्ति का समागम ( लाभ ) तथा राजा के सौहाद ( मित्रता) से धन प्राच्ति 


होती है ।॥ १७५ ।। 
सूर्यान्तर फल-- 


दारासुतघनार्थानां मीतिर्जोवितसंशयः | 
शनेरन्तगंते मानौ सवंत्राशुभदशंनम्‌ । १७६ ॥ 
शनि की महादशा मे सूयं का अन्तर हो तो स्त्री-पुत्र-धन और रुपये-पैसे के 
नाश का भय, जीवन के प्रति सन्देह तथा समी स्थानों मे अशुम ( अनिष्ट ) ada 
ही होता है॥ १७६ ।। 
चन्द्रान्तर फल-+ 
स्त्रीलाभं विजय ater महिषोगोधनादिकम्‌ । 
an कन्यकाजन्म शनेरन्तगंते विधौ ॥ १७७॥ 
शनि की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो स्त्री लाभ, विजय, सुख, Ye, 
शाय एवं धन आदि की प्राप्ति होती है तथा गृह में कन्या का जन्म होता है । १७७। 
भौमान्तर फल-- 


बन्धुस्त्रीसुतनाशो वा विदत्पातमवं भयम्‌ | 
महाव्याधररिध्टं वा शनेरभ्तगंते कुजे ॥ १७८॥। 


शनि की महादशा से मंगल का अन्तर हो तो बन्धु, स्त्री और पुत्र का सादा, 
विद्युत उत्पात ( प्राकृतिक प्रकोप ) से उत्पन्न भय तथा मयखुर व्याधियों से कष्ट 
होता है ॥ १७८ ॥ 


४४२ मानसासरी 


बुधान्तर फल-- 
Mea सौभाग्यमारोग्यं यशः सन्तोषवृद्धयः । 
शुहृत्स्थानादिलामः स्याञ्छनेरम्तगंते बुधे ।। १७९ ।। 
शनि की महादशा में बुष का अस्तर हो तो सुख, सौमाग्य, आरोग्य ( निरोग ), 
यश ( सम्मान ) और सन्तोष में बृद्धि मित्रों तथा स्थान का लाभ होता है ॥ १७९॥। 


अष्टोसरी गुरुमहादशा-अन्तदंशा फल्च-- 
महादशा फन-- 
गुरोदंशायां लभतेइतिसौख्यं गुणोदयं बुद्ध्यवबोधनाग्रघम्‌ । 
स्त्रोवित्तलाभं गतिकान्तिभोगान्‌ महात्मचेष्टाफलमुत्तमं च ॥ १८० ।। 
गुरु की अष्टोत्तरी महादशा में अत्यधिक get की प्राप्ति, गुणों का उदय, 
बुद्धि और ज्ञान में अग्रणी, स्त्री और धन का लाभ, उत्तम गति ( गम्भीर चाल ), 
कान्ति ( तेज; सौन्दर्य ), ओर भोगों से युक्त, महात्माओं के अनुरूप चेष्टा तथा 
उत्तम फल की प्राप्ति होती है ॥ १८० ।। 
गुवन्तर फल 
स्वदशान्तर्गते जीवे घर्मार्थहयलब्धयः । 
लाभो हेमस्थावराणां राजपूजा गुणोदयम्‌ ॥ १८१ ॥ 
अपनी ही ( गुरु की ) महादशा में गुरु का अन्तर हो तो बर्म-अर्थ और 
अश्‍व की प्राप्ति, स्वर्ण तथा स्थावर वस्तुओं ( मुमि, बाय, भवन आदि ) का लाभ, 
राजाओं द्वारा सम्मान तथा गुणों को वृद्धि होती है ॥ १८१ ॥ 
UAT फल-- 
अन्त्यजः सह सम्प्रीतिर्वातपि्तमयावहम्‌ । 
गुरोरन्तगंते राहौ सर्वकार्यविनाशनम्‌ | १८२ 1 
गुरु की महादश में राहु की अन्तर्दशा हो तो अन्त्यजो ( निम्न कार्य करने 
याली जातियों ) के साथ प्रेम, वात-पित्त जन्य रोगों से भय, तथा सभी प्रकार 
के कार्यों का नाश होता है ।। १८५२ || 
शुक्राल्तर फल-- 
रिपुमीतिवितनाशो बन्धनं कलहो मद: । 
स्त्रीवियोगमवाप्नोति जोवस्यान्तगंत सते ॥ १८३ ॥ 
गुरु की महादशा में शुक्र का अम्तर हो तो क्षत्रुओं से भय, थत का नाश, 
अन्धन (जेल ), कलह (e बिवाद), रोम तथा स्त्री से वियोग 
होता है ॥ १५३ ॥ 


'मनो रमा' हिन्दीब्याख्योपेता १४४३ 


सूर्यान्तर फल-- 
नृपतुल्यक्रियायुक्तो व्याधिरोगविवर्जितः | 
बहुस्त्रीसुखसन्तोषी गुरोरन्तमंते रवी ॥ १८४॥ 
गुरु की महादशा में सूर्य का अन्तर हो तो राजा के तुल्य कार्य करने वाला, 
व्याधि रोग से रहित, बहुत सी स्त्रियों के सुख से युक्त तथा सम्तोषी 
होता है ।। १५४ ॥। 
चन्द्रास्तर फल=- 
शत्रुहानिः सुखं पुण्यं शरोरे पुष्टिरत्तमा । 
स्वजने: सह संवासो गुरोरन्तर्गते विधी १५५॥ 
गुरु की महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो शत्रुओं हानि, सुख, पुष्य, 
शरीर में पूर्ण रूपेण पुष्टता, तथा आत्मीय जनों के साथ निवास होता है ॥१५५।। 
भौमान्तर फल~- 
धनं alfa: शत्रहानिबंन्धकीतिः सुखान्वितः । 
निरोगो सुभगः श्रीमान्‌ गुरोरन्तगंते कुजे ॥ १८६॥ 
गुरु की महादशा म मंगल का अन्तर हो तो धन ओर यश का लाम, शत्र 
हानि, बन्चुओ की कीति, सुख से युक्त, स्वस्थ, सोमाग्यशाली, लक्ष्मी से युक्त अर्थात्‌ 
धनवान होता है ॥ १८६ ।। 
बुधान्तर फल-- 
समदुःखसुखः श्रीमान्‌ गुरुदेवाग्निपुजकः | 
गुरोरन्तर्गते सोम्ये शत्रमित्रसमो भवेत्‌ ।। १८७॥। 
गुरु को महादशा में बुष का अन्तर हो तो जातक दुःख और सुख में समान 
रूप से रहने वाला, कान्ति युक्त ( अथवा घनवान ) गुरु देवता और afta का 
पूजन करने बाला तथा शत्रु और मित्र दोनों के साथ समान ब्यवहार करने 
बाला होता है ॥ १८७ ॥ 
झन्यन्तर फल-+ 
वारस्त्रीसङ्गमं दुःखं कुवृतिर्घमंनाशनम्‌ । 
कामलोभो मोचसख्यं गुरोरन्तर्गतें शनौ ॥ १८८ i 
बृहस्पति की महादशा में शनि का अन्तर हो तो बेश्या स्त्रो के साथ सहबास 


करने वाला, दुःखी कुत्सित वृत्ति बाला, धर्मनाशक, कामी, लोभी, नीचों का 
साथ करने बाला पुरुष होता है॥ १८८ ॥ 


१४४४ मानसागरी 


en sue +n 


अशोचरी राहुमहाइशा-अन्तदशा $ल-- 
महादशा फल-- 
धर्मव्ययः कामरतेंविनाश: स्त्रोपुत्रमित्रादिविदेशयानम्‌ | 
मतिञ्रमं स्यात्कलिकुष्ठरोगमयं भवेद्राहुमहादशायाम्‌ ॥ १८९ 1 
अष्टो्तरी मत से राहुमहादशा हो तो धर्मं का (घामिक मनोवत्ति 
का ) हास, काम वासना तथा रति का विनाश ( नपुंसकता ), स्त्रीनपुत्र-मित्र 
आदि का विदेश प्रवास, मतिभ्रम ( मानसिक sufra), कलह तथा कुष्ठ रोग से 
भय होता है ॥ १८९ ॥। 
UAT फल-- 
भयं स्वान्तर्गते राहो रोगातं: पापपीडितः | 
स्त्रीपुत्रमित्रनाधो वा कलहो वा स्वबन्घुमिः॥ १६० ।। 
राहु की महादशा में राहु का अन्तर हो तो भय, रोग से get पाप से 
पीडित, स्त्री, पुत्र और मित्रों का नाश, अथवा बन्धुओं से क्लेश होता है ।। १६०॥। 
शुक्राम्तर फल-- 
सोहाद विप्रमूपाम्यां सङ्गः स्त्रोवित्तसः्यः | 
कलहे विजयः ख्यातो राहोरन्तर्गते सिते ।। १६१ ॥ 
राहु के महादशा के अन्तंगत यदि शुक्र का अन्तर हो तो ब्राह्मणों एवं 
राजाओं द्वारा सौहार्द ( मित्रता और सहयोग ) की प्राप्ति, स्त्रियों का साथ, 
‘Wa का संग्रह, विवाद में विजय तथा विख्यात होता है ॥ १६१ ॥ 
सूर्यान्तर फल-- 
रिपुरोगभयं घोरं द्रव्यनाशो महद्भयम्‌ । 
अस्निचोरमयं चेव राहोरन्तर्गते रवौ ।। १६२ ॥ 
राहु की महादशा में (यं का अन्तर हो तो शत्रु और रोग का भयंकर भय, 
'घनहनि, अम्य प्रकार के महान भय, अग्नि और चोर का भय होता है ॥ १६२ ॥ 
चन्द्रान्तर फल-- 
रिपुडर्वाधिमंहामोतिबंन्धुवित्तविनाक्षनम्‌ । 
कलहो बन्धुविद्वेषो राहोरन्तर्गते विषी ॥ १६३ ॥ 
राहु की महादक्षा में चन्द्रमा की अन्तर्दशा हो तो ay, रोग, महान भय, 
भाइयों के धन का नाश, कलह, एवं बन्धुओं द्वारा विद्रोह होता है ॥ १६३ ॥। 
भोमाम्तर फल — 
विषशस्त्राग्निचोरेम्यो महा भीतिः पुनः पुनः । 
शाहोरन्तर्गते भौमे वित्तस्त्रीबन्षुनाशनम्‌ । ११४ i 


atar हिन्दीव्याख्योपेता vs 


त तय en क 


राहु की महादशा में मंगल का अम्तर हो तो विष-शस्त्र अग्नि और चोरो 
से बार-बार महान भय, धन, स्त्री और बम्बुओं का विनाश होता है |। १६४॥ 
बूधान्तर फल-- 
बन्धुमित्रकलत्रादिवितमृत्यसुखान्वित: । 
न कुत्रापि भयं तस्य राहोरन्तर्गते बुधे tex i 
राहु की महादशा में बुध का अन्तर हो तो जातक के बन्धुवर्य, मित्र, स्त्री 
आदि निकटतम सम्बन्धी घन-नौकर और सुखों से युक्त होते है । १९५ ॥ 


शन्यन्तर फल -- 
वातपित्तमवा रोगा: कलहो बान्धवः सह । 
देशत्यागो TAA शो राहोरन्तर्गते शनो eee ॥ 


राहु की महादशा मे शनि का अन्तर हो तो वात-पित्त से उत्पन्न रोग, बन्चुओं 
के साथ कलह, देश का परित्याग, तथा धन का नाश होता है ।। १९६ ॥ 


e 


गुवन्तर फल — 
नोरोगे: स्वगणर्यक्तो देत्रद्विजमतो भवेत्‌ | 
राहारन्तर्गते जीवे धमंतीथंरतो भवेत्‌ ।। ११७ ॥। 
राहु को महादशा म गुरु का अन्तर हो तो जातक निरोग (स्वस्थ ), अपने 
गणो ( सहचरों ) से युक्त, ब्रह्मण और देवताओं की तरफ झुकाव रखने वाला, 
तथ। षम और तीथं म अनुरक्त होता है ॥ १६७ i 


अष्टोचरी QS महादशा-अन्तदंशा E 


महादशा फल--- 

शोय गीतरतिप्रमोदविमवों द्रव्यान्नपानाम्बर- 

स्त्रीरत्नं मांतमन्महोपकरणेरर्थाञ्च नानाविधा: | 

स्वाध्यायायौषधमस्त्रश्िल्पकरण रथंस्थ सिद्धिभंवेत्‌ 

qe बेक्षुबिकारभोजनतरुचिः ख्याति: प्रतापोन्नति1 ।। १९८ ॥ 

अध्टोसरी क्रम से यदि शुक्र की महादशा हो तो शौर्य (बीरता ), संगीत, 

प्रमोद, सम्पत्ति) धन, अस्न, पेय पदार्थ, वस्त्र, स्त्री रत्न ( सुन्दर स्त्री ), सद्‌ बुढि; 
महत्वपूर्ण उपकरणों ( बस्तुओं ) तथा अनेक प्रकार के घन-सम्पत्तियो से युक्त होता 
है। स्वाध्याय ( अध्ययन ), औषधि निर्माण, मन्त्र-साधना, शिल्प (fra 
पाषाण कला) सम्बन्धी कार्यों की सिद्धि, सुख, इक्षु विकार qa आदि मधुर 
पदार्थों के भोजन में रुचि, ख्याति, प्रभाव में वृद्धि तथा उन्नति होती है ।। १६८ ॥ 


४४६ मानसागरी 


शुक्रास्त र फल-- 
लाभ: स्वान्तरगे YR स्त्रोसङ्गो धर्मजं सुखम्‌ | 
अमभिलाषाथंयुक्तञ्च कोतिकोक्षल्ययुग्मवेत्‌ ॥ १९९ ॥ 
शुक्र की महादशा में शुक्र का ही अन्तर हो तो स्त्री से संसगं, धमं से उत्पन्न 
सुख, अभिलाषाओं की पूति, यशलाभ, एवं चातुरी से गुरू होता है ।। १९९ ।। 
सूर्याम्तर फल-- 
नेत्रगण्डभवे रोगे: पीड्यतें quam: | 
STAAT महददुखं शुङ्गस्यान्तर्गते रवौ ॥ २०० ॥ 
gs की महादशा में सूयं का अन्तर हो तो नेत्र और कपोल में उत्पन्न रोग 
से तथा राजा के बन्धुओ से पीडित, उत्पात, एवं महान दुःख होता है ॥ २०० ।। 


चन्द्राम्तर FA— 
उद्देगो$कुशलं हानिरश्वादीषां धनक्षयः । 
बहुक्लेशमनोदुःखं शुक्रस्यान्तर्गते विधौ ॥ २०१ ॥। 
शुक्र को महादशा में चन्द्रमा का अन्तर हो तो उद्वेग ( घबराहट ) कुशलता 
का अभाव ( अर्थात्‌ अमंगल ), घोड़े आदि पशुओं की हानि, धन का हास तथा 
अत्यधिक कष्ट से मन में दुःख होता है ।। २०१ ॥ 
मौमान्तर फल-- 
नखोदरशिरोव्याधः कलहो बन्धुसंक्षयः । 
दौर्बल्यं च शरीरस्य कुजे शुक्रदशां गते ॥ २०२।' 
शुक्र की महादक्ञा में मंगल का अन्तर होतो नक्ष, उदर, एवं शिर की 
safe ( रोग ), विवाद, बन्धुओं का क्षय, एवं शरीर में दुबंलता रहती है ॥२०२ 
बुघान्तर फल-- 
धनं धान्यं सुख लाभो मानो धर्मो यक्षो बलम्‌ । 
महाजनेन सोहादं शुक्रस्यान्तर्गते बुघे।॥ २०३ ॥ 
शुक्र की महादशा में बुध का अन्तर हो तो धन-धान्य एबं सुख का लाभ, 
सम्मान a और बल की बुद्धि एवं महान्‌ पुरुषों से मित्रता, का लाम 
होता है ॥ २०३ ॥ 
TAIT फल-- 
वृद्स्त्रीगमनं पीडा पुत्रनाशो विपत्पदम्‌ । 
शत्रृनाशः सुद्ृत्माप्ति: सौरे थुक्रदर्शा गते i. २०४ ॥ 
शुक्र की महादशा में शनि का अम्तर हो तो वृद्ध स्त्री के साथ समागम, पीड़ा, 


“मनोरमा' हिन्दीब्याढ्योपेता ४४७ 


पुत्र नाश, बार-बार विपत्तियों का आगमन, शत्रुनाश, तथा मित्रों की प्राप्ति 
होती है ॥ २०४॥। 
गुवन्तर फल — 
धनधास्यसमृद्धित्न धमंशोलसुखानि च। 
स्त्रीसुखं कीतिमाप्नोति गुरौ शुक्रदक्षां गते ।। २०५ ॥ 
शुक्र की महादशा में गुरु का अन्तर हो तो धन-धान्य एवं सम्पत्तियों की बृदि, 
धर्म-शीलता ( सदाचारी) और सुख, स्त्रोपुख, तथा कीति को मनुष्य प्राप्त 
करता है॥ २०५॥ 
UGAZ फल-- 
विदेशगमनं Fuge: सङ्गमशृद्धयः | 
स्ववंशनाशमाप्नोति राहो BHATT गते ॥ २०६ ॥। 
शुक्र की महादशा में राहु का अन्तर हो तो विदेश यात्रा, माई-बन्धुओ से 
विरोध, साथ के कारण अशुद्ध ( निन्दित कमं करने वालों का साथी ), तथा अपने 
कुल का नाश करने वाला होता है ॥ २०६ ॥ 


सर्वे अह दशा फल-- 
करग्रहदशायां च KEITEN यदि। 
ga भवेन्मृत्युमित्रयाोगे न संशयः ॥ २०७ ॥ 
शत्रु ग्रहों से अथवा मित्र ग्रहों से युक्त ऋरग्नहों की महादक्षा में क्रूर प्रह 
का अन्तर हो तो मृत्यु ( या मृत्यु तुल्य कष्ट ) होता है इसमे सन्देह नहीं ॥२०७॥ 
मङ्गलस्य दशायां च गुनेरन्तदंशा यदि । 
ज्रियते च चिरञ्जीवी का कथा स्वल्पजीविनः ।। २०५ ॥ 
मंगल की महादशा में शनि की अन्तदंशा हो तो चिरञ्जीवी (दीर्घायु) ब्यक्ति 
की मी मृत्यु होती है । अल्प जीवी ( अल्पायु वाले ) व्यक्तियों के लिए क्या कहना 
है ? ( अर्थात्‌ बे अवश्य मरमें )॥ २०८ ॥ 
करराशिस्थितः पापः षष्ठे वा निघनेऽपि वा । 
सितेन रबिणा दृष्ट: स्वपाके मृत्युदो ग्रह: ॥ २०६ ॥ 
ऋर ग्रह की राशि में पाप ग्रह छठे अथवा आठवें भाव में स्थित हों तथा शुक्र 
या सूर्य से दृष्ट हो तो अपनी दशा-अम्तदंशा में मारक होते हैं ॥ २०६ ॥ 
लग्नस्थाधिपते: शश्रलंम्नेशान्तदशां गतः । 
करोत्यकस्मान्मरणं सत्याचायण भावितम्‌ ।। २१० ॥ 


Y YE मानसागरी 


लग्नेश की महादशा में लग्नेश के शत्रु ग्रह की अस्तदेशा हो तो अकस्मात्‌ 
मृत्यु होती है ऐसा सत्याचायं का कथन है।। २१० ॥ 
Tae बलवान्‌ खेटः शुभ्वा स निरीक्षितः । 
सौम्याधिमित्रव्गस्थो fer मवेत्तदा ॥ २११ ॥ 
दशा प्रवेश के समय यदि ग्रह बलवान हो अथवा शुमग्रहों से दुष्ट हो, शुभ 
एवं अधिमित्र, ग्रहों के वग में हो तो अरिष्टों का नाशक होता है ।। २११॥ 
उपदशा फलल--- 
अथातः सम्प्रवक्यामि ग्रहस्योपदशाफलम्‌ | 
सौम्यक्र्रविभिन्नस्य पूर्वाचार्या दिसम्मतम्‌ । २१२॥ 
दशा-अन्तदेशा के फल के अनन्तर सौम्य ( शुम ), क्र (पाप) ग्रहों के भेद 
से पूर्वाचायोँ के मतानुसार ग्रहों की उपदशा का फल कह रहा हूँ ॥ WVU 
quer में उपदशा RE 
सूयं का उपदशा फल-- 
ज्वरः शिरोऽतिः पीडा च कलरुद्वेगकारकः । 
विग्रह्च विवादश्च सूर्य स्वोपदशां गते ॥ २१३ ॥ 
सूयं अपनी उपदशा मे हो तो ज्वर, शिर म कष्ट, पीड़ा, कलह, उद्वेग, विराध 
तथा विवाद होता है ।। २१३ ॥। 
चन्द्र का उपदशा फल--- 
धननाशोदरे UT कुर्यात्‌ पामां चतुष्पदात्‌ । 
क्षीरं स्नेहं विना भुड्क्ते चन्द्र: स्वोपदशां गतः ॥ २१४ ॥ 
चन्द्र की उपदशा हो तो धन नाश, उदर में रोग, पशुओं के संसर्गे से “पामा' 
नामक रोगयुक्त तथा ga-ga के विना मोजन करने वाला ( अर्थात्‌ थी-दूध 
का अभाव ) होता है ॥ २१४ ॥। 
मंगल का उपदशा फल-- 
un भयं विकारश्रोपद्रवो रिपुविग्रहः | 
कुघात्यमोजनं सूयं मोमस्योपदशाफलम्‌ ॥ २१५ ॥ 
सूर्य की अन्तर्दशा में मंगल की उपदशा हो तो राजा का भय, शारीरिक 
विकार, उपद्रव, क्षत्रुओं में परस्पर विरोध, एवं कुत्सित अन्न का भोजन करनेवाला 
होता है ॥ २१५ ॥ 
राहु का उपदशा फल-- 
वातश्लेष्मं शत्रुभयं तोक्ष्णं क्षारं कुभोजनम्‌ । 
राजपीडा बने हानी राहावुपदश्चां गते। २१६॥ 


“मनोरमा? ferdrenrenttar vee 


सूर्य की अम्तदंशा में राहु की उपदशा हो तो वायु, कफ विकार, शत्रुओं से 
भय, तीक्ष्ण (तिक्त), नमकीन कुत्सित मोजन, राजकीय पीड़ा, तथा धन की हानि 
होती है ।। २१६ ॥ 
दानि उपदशाफल-- 


हेमाम्बरजयेव द्धिः waar महासुखम्‌ । 
मिष्ठान्नभोअनं सूयं शनेरुपदशा यदि ॥ २१७॥। 
सूर्यं की अन्तर्देशा में शनि की उपदशा हो तो स्वर्ण, वस्त्र, और विजय की 
युद्धि, शत्रुओं का नाश, महान्‌ सुख, तथा मिष्ठान्न ( मधुर ) भोजन प्राप्त 
होता है ॥ २१७ ॥ 
बुध उपदशा फल-- 
नपपूजा घन कोतिविद्याबन्धुसमागमः | 
भोजनं मधुरान्नस्य रवौ शोपदशां गते ।॥। २१८॥ 
सूयं की, अन्तर्दशा में बुघ की उपदशा हो तो राजभम्मान, घन, कीति, 
विद्या मित्रों का समागम, मधुर अन्न का भोजन होता है ॥ २१८ ॥ 
केतु उपदशा फल — 
det परान्नमोजो स्याद्राजपीडा महद्भूयम्‌ । 
शत्रदेषश्चरेत्सूर्योपदक्ायां यदा शिख्ली॥ २१९ ।। 
सूर्य की अन्तर्देशा म केतुकी उपदशा हो तो दोतता, परान्न मोजन, ( दूसरों 
के घर में मोजन करने वाला), राजकीय पीडा, महान म एवं शत्रओं से द्वेष 
होता है ॥ २१६ ॥। 
शुक्र उपदशा फल-- 
सुखबद्धिसमानानि धनलाभो महोत्पवः । 
स्त्रोवलासः सदा ated रविः सितदश्षां गतः ।। २२० ॥ 
मूर्याम्तर मे शुक्र की उपदशा हो तो समान रूप से gal की वृद्धि, घन लाभ, 
महान्‌ ( बड़े-बड़े ) उत्सव, स्त्रो-सुख तथा सदव सभी प्रकार का सुख प्राप्त 
होता है tt २२० ॥ 
चन्द्रान्तर में उपदशा फछ-- 
चन्द्र उपदशा फल-- 
घनलाभो महासौ्यं स्त्रीलोलापुत्रसम्पदः | 
वस्त्रान्नवानलामञ्जोपदशासु यदा छद्ो २२१॥ 
चन्द्रमा को अन्तदेद्या मे चन्द्रमा की हो उपदशा हो तो धनलाभ, महान सुख, 
स्त्रियों की लीला ( मनोबिनोद ), पुत्र प्राप्ति, सम्पत्ति, वस्त्र, ow तथा पेय 
पदार्थों का लाभ हाता F te २२१ ॥ 
२९ मा० gro 


४५७ 'भानसागरी 


भौम उपदशा फल-- 
ऋडिधंनागमो बु्धिवंल्धुस्वजनसौहृदः । 
रक्तवस्तुकृतो लामश्नन्द्रस्योपदक्षां कुजः ।। २२२ ॥ 
चन्द्रमा के अन्तर में भौम की उपदशा हो तो सभी प्रकार की सम्पदा एवं धन 
का आगमन, सद्बुद्धि का विकास, बन्धुवर्गं एवं अन्य आत्मीय जनों में सौहाद एवं 
रक्त वस्तुओं से लाभ होता है ॥ २२२ ॥ 
राहु उपदक्षा फल-- 
राजमानो महासौल्यं भतिकल्याणवद्ध नम्‌ । 
चन्द्रस्योपदशां प्राप्तो राहुः शत्रु भयावह: ।। २२३ ॥ 
चन्द्रान्तर में राहु की उपदशा हो तो राजदरबार में आदर महान्‌ सुख, 
सम्पत्ति एवं जन कल्याण की वृद्धि तथा शत्रु के लिए भयकारक होता है ॥ २२३॥। 
गुरु उपदशा फल-- 
धनधर्मो महत्तेजो मित्रलाभः सुभोजनम्‌ । 
सौख्यं च वस्त्रलाभं च चन्द्रस्योपगते गुरौ ॥ २२४॥ 
चन्द्रान्तर में गुरु की उपदशा हो तो जातक धनी, fan, महान्‌ तेजस्वी, 
मित्रों से युक्त, सुन्दर मोजन, सुख, एवं वस्त्रलाभ करने वाला होता है॥ २२४ ।। 
शनि उपदशा फल-- 
पुत्रबन्धुकृतोद्वेगयुक्तः स्वस्थानवजितः । 
चन्द्रस्योपगते सौरे तुषधाष्यादिमोजनम्‌ ॥ २२५ ।। 
चन्द्रान्तर में शनि की उपदशा हो तो पुत्र एवं बच्चुओं द्वारा उद्विग्न, अपने 
स्थान से रहित, मूसी सहित ( अथवा मोटे ) अन्न का भोजन करने वाला दुःखी 
ब्यक्ति होता है ॥ २२५॥ 
बुध उपदशा फल -- 
शुक्लवस्त्रस्त्रिया लामो माङ्गल्यं पुत्रसम्पदः । 
इयम्‌लामदश्चंव ष्द्रस्योपपतो बुधा ॥ २२६॥ 
चन्द्रान्तर में बुध की उपदशा हो तो श्वेत वस्त्र एवं स्त्री का लाम, मङ्गल 
काये, पुत्रोस्पत्ति, सम्पत्तिलाभ, तथा घोडा एवं मुमि का लाम होता है ॥२२६॥ 
केतु उपदशा फल-- 
विरोध। सर्वधर्माणां जीवितं धहुसंशयम्‌ । 
सर्पाम्बुविषजा भोतिः शिक्षी चोपदक्षां गता । २२७ 11 
werent में केतु की उपदशा हो तो सभी धर्मों से विरोध, जीवम के प्रति 
अधिक सन्देह, af, जल तथा बिव से मय होता है ॥ २२७॥। 


'मनोरमा' हिन्दीथ्या श्योपेता ४११ 


शुक्र उपदशा फल-- 


अलोदरादिरोगँस्तु रिपूचौरेर्घनक्षयः । 
अक्षोर मोजन खूक्षमिन्दोरपगते सिते ॥ २२८ ॥ 
चन्द्रास्तर में शुक्र की उपदशा हो तो जलोदर आदि रोगों से, शत्रु और 
बोरों से धन का नाश होता है तथा घतन्दुग्ष रहित रुक्ष भोजन प्राप्त 
होता है ॥ २२८ ॥ 
सूयं उपदशा फल-- 
विजयं धनसोख्य च वस्त्रपानान्नलामकृत्‌ । 
चन्द्रस्योपदर्शां भानुः कुरुते नात्र संशय: ।। २२९॥ 
बन्द्राम्तर में सूर्यं की उपदशा हो तो निःसन्देह विजय, धन, सुख, वस्त्र, पेय 
पदार्थ एवं अन्न का लाम होता है ॥ २२९ ॥ 


भोमान्तर में ठपदशा E — 
भोम उपदशा फल-- 


पोडा श्त्रनरेण्ट्राण रक्तस्रावो भगष्दर:। 
अकस्माज्जायते भौमोपदशासु स्वयं कुजे ॥ २३०॥ 


मौम की अन्तर्दशा में भौम की ही उपदक्षा हो तो शत्रुओं एवं राजा ( राज- 
पुरुषों ) से कष्ट, तथा अकस्मात्‌ रक्तस्राव एवं भगन्दर रोग से कष्ट 
होता है tt २३०॥ 
राहु उपदा फल--- 
कलहं बन्धनं रोगं राजमङ्ग कुभोजनम्‌ । 
अपमृत्युदशी राष्हुर्जायते een ।। २३१ ॥ 
Sara में राहु की उपदशा होतो कलह, बन्धन, रोग, सत्ता (या 
अधिकार ) का पतन, निकृष्ट भोजन, अकालमृत्यु तथा शत्रुओं से पीडा प्राप्त 
होती है ।। २३१ ॥ 


गुरु उपवक्षा फल-- 


कुबुद्धिपू रोगी देशे देशे fe 
भोमस्योपदक्षां जीबे स्वण भवति मृत्तिका ।। २३२ ॥ 


भौमाम्तर में गुरु की उपदशा हो तो safe (दुष्ट), अपमानित; रोमी, 
इधर-उधर भ्रमण करने बाला होता है। इस दक्षा में मतुष्य सोता ET तो 
मिट्टी हो जाता है ॥ २१२ ॥ 


४५२ मानसाबरी 


शनि उपदशा फल-- 
रक्तवासो महात्रासो बत्थनं धनपीडनस्‌ । 
कोद्रवं च तिलं ated भौमस्योपदशां शनि: ।। २३३ ।। 
मंगल के अन्तर में यदि शनि की उपदशा हो तो लाल वस्त्र पहनने वाला, 
भय एवं बन्धन से युक्त, भन का अभाव होने से कोदो तथा तिल का भोजन करने 
वाला होता है ॥ २३३ ॥ 
बुध उपदशा फल-- 
ज्वरातिः सुहृदासीनो विलम्बेन धनक्षयः । 
भोमस्योपदशां सोम्यस्त्वन्नवस्त्रादिनाशनः ॥ २३४ ॥ 
भौमान्तर में बुध उपदशा हो तो ज्वर से कष्ट, मित्रों का अतिथि, 
विलम्ब से (धीरे-धीरे) घन-नादा, तथा अन्न एवं वस्त्र का हास हो जाता है ॥२४४।॥ 


केतु उपदशा फल -- 
जृम्भण च शिरःपोडा रोगमृत्युन पाद्धयम्‌ । 
तन्द्रालस्यं कुमोज्यं च केतो भ्‌ सुतमध्यगे ।। २३५ ॥ 
मंगल के अन्तर में केतु की उपदशा होतो जमाई ( उवांसी ) आना, शिर 
मे fer, रोग-मृत्यु और राजा से मय, तन्द्रा ( अर्ध निद्रा ), आलस्य एवं निकृष्ट 
भोजन प्राप्त होता है ॥ २३५ ॥। 
शुक्र उपदशा फल-- 
राजशत्रभयं त्रासो वम्यतीसारतो मयम्‌ । 
am जोर्णामयाद्दु:ख भौमस्योपदशां सिते ॥ २३६ ॥ 
भौमान्तर में शुक्र की उपदशा हो तो राजा और शत्रु से मय, त्रास (आन्तरिक 
wa), वमन और अतिसार ( बार-बार शौच होना ) से कष्ट, व्रण (फोड़ा), 
एवं जीर्णं (पुराने ) रोगों से कष्ट होता ह ॥ २३६ ।। 


सूर्य उपदशा फल-- 
भूमेश्च मणिलामं च धनमित्रसुखावहम्‌ । 
तीक्ष्णं वं मधुरं भुङ्क्त भौमस्योपदक्षा रवी ।। २३७ ॥। 
मंगल की अन्तदंशा में सूर्ये की उपदशा हो तो मूमि ओर मणि ( रत्नों ) का 
लाभ, धन एवं मित्रों से सुख, तीकभ-तिक्त और मधुर पदार्थों का भोजन करने 
बाला, होता हैं ॥ २३७॥ 
TE उपदशा फल-- 
मौक्तिक शुक्‍्लवस्त्रं च लभते च सुखं यक्षः । 
क्षीरमिष्टाश्नमोज्यं स्यात्‌ कुजस्पोपदर्शां शशी ।। २३८ ॥ 


“अनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता ४५३ 


मंगल की अन्तर्देशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो मुक्ता श्वेत-वस्त्र, सुख, यश, 
दुर्ध तथा मधुर भोजन की प्राप्ति होती है ॥ २३८ ॥ 


राहन्तदंशा उपदशा 


राहु उपदशा फल-- 
बन्धव्याधिस्तथा रोग: पीडा भवति दारुणा । 
स्थानच्युति: कुभोज्यं च राहु; स्वोपदर्शा गत; ।। २३& ॥ 
राहु की अन्तर्दशा में राहु की उपदशा हो तो बन्धन, रोग-व्याधि, मयखूर 
पीडा, स्थान का परित्याग एवं कुत्सित भोजन ( अरुचिकर भोजन ) की प्राप्ति 
होती है ॥ २३६ ॥। 
गुरु उपदशा फल-- 
ज्ञानधर्मार्थनाशश्व कलहं व्यसनं भवेत्‌ । 
कटुकं मिष्टमोज्यं च राहोरुपगते गुरौ ।। २४०॥ 
राहु की अन्तदँशा में गुरु की उपदशा हो तो ज्ञान ( fate ), धर्म ( धामिक 
क्रियाओं ), एवं घन का नाश, कलह, दृख्यंसन में प्रवत्ति, कडवे तथा मीठे मोजन 
के प्रति रुचि होती है ।। २४० ।। 
शनि उपदशा फल>- 
Tet Tue हस्तपादाक्षिपीडनम्‌ | 
बन्धनं बहुजोवश्च राहोरुपगते शनौ ।। २४१ ॥ 
राहु की अम्तदेशा में शनि की उपदशा हो तो, यात्रा ( अथवा उपवास), 
गृह का नाश, हाथ-पेर और आँखों में कष्ट एवं बन्धन होता है तथा जातक 
दोषजीवी होता है ॥ २४१ ।। 
बुध उपदशा फल-> 
धनवस्त्रादिहानिश्च पदबुद्धधोविनाश्ञकृत्‌ । 
भोजनं फलशाकादि राहोरुपगते बुघे ॥ २४२ ॥ 
राहु की अम्तदेशा में बुध की उपदशा हो तो धन, वस्त्र आदि वस्तुओं की 
हानि, पद एवं बुद्धि का विनाश, तथा फल और शाक का ही भोजन करने वाला 
होता है ॥ २४२ ॥ 
केतु उपदक्षा फल-- 
भै्थभाशो fetes मृत्युचौरमृपाळूयम । 
राहोर्पदशां केतुबेन्धनं विग्रहो भवेत्‌ ॥ २४३॥ 


४५४ म्रानसागरी 


agar केतु की उपदशा हो तो धन हानि, विदेश यात्रा, मृत्यु, बोर 
और राजा से भय, बन्धन तथा विरोध होता है ॥ २४१ ॥ 
शुक्र उपदशा फल-- 
wie: कुलनाक्षश्न योगिनीमूतमातृमिः । 
पीडनं च कुभोज्यं स्याद्राहोरुपदक्षां सितः ॥ २४४ ॥ 
राहु की अम्तदंशा में शुक्र की उपदशा हो तो स्त्री एवं पारिवारिक सदस्यों 
का नाश योगिनी-प्रेतवाधा अथवा कुल माताओं ( हुल देवियों ) के प्रकोप से होता 
है । विविध प्रकार की पीडा, एवं अरुजिकर भोजन प्राप्त होता है ॥ २४४ ।। 
सूर्य उपदशा फल-- 
सुहुत्पुत्रमहापीडा ज्वररोगान्नहानिकृत्‌ । 
राहोरुपदशां सूर्यः कुस्ते नात्र संशय; ॥ २४५ ॥ 
Ug की अन्तर्देशा में सूर्यं की उपदशा हो तो मित्रों और पुत्रों से महान्‌ कष्ट, 
ज्वर, रोग और अन्न से निःसन्देह हानि होती है ।। २४५॥ 
चन्द्र उपदशा फल-- 
MARA ATT उदेगोज्य करलर्भयम्‌ । 
ज्यं स्नेह हविष्यान्नं राहोरुपदशां शकली २४६॥ 
राहु की अन्तर्देशा में चन्द्रमा की उपदशा हो तो चित्त में भ्रम, sere भङ्ग 
( हृदय पर आधात पहुंचना ), उद्वेग (विकलता ) एवं कलह होता है। तथा 
मनुष्य हविष्यान्न ( हवन सामग्री ), और घृत का भोजन करता है ॥ २४६ ॥ 
मंगल उपदशा फल-- 
रोगमृत्यू प्रमादश्च रक्तपित्तमगन्दरौ । 
कुभोजनं मानहानी शहोरुपदक्षां कुजः ।। २४७ 1 
राहु की अम्तदंज्ञा में मंगल की उपदशा हो तो रोग से मृत्यु, प्रमाद ( पामल- 
qa), रक्तपित्त विकार एवं भगम्दर, जैसे रोगों से कष्ट, कुत्सित भोजन की प्राप्ति 
तथा मान हानि होती है N २४७ ॥ 
गुबन्तर में उपदशा HU 
गुरु उपदशा फल-- 
यशोदयो महाबदिर्थतहेमसमागमः । 
च गुरौ स्वोपदशां गते ॥ २४८ ॥ 
ge की अन्तर्दशा में गुरु की उपदशा हो तो यश का उदय ( सम्मान बृढि ), 
सम्पत्ति का विस्तार, धन और स्वर्ण का संचय ( लाम ), दुख तथा मधुर भोजन 
की प्राप्ति होती है ॥ २४८ ॥ 


'मतोरमा' हिस्वीब्याख्योपेता ४५५ 


afa उपब्या फल-- 


हयभूमिपशुप्रातिः सर्वत्र सुखमाप्नुयात्‌ । 
बहुधान्यानि जीवस्योपदशां शनि: ॥ २४९ ॥ 
गुरु की अम्तर्देशा में शनि की उपदशा हो तो घोड़ा, भूमि, ओर पशुओ का 


लाभ, सर्व सुख-प्राप्ति, सुन्दर मोजन, तथा अधिक अन्न (खेती में अच्छी उपज ) 
का लाम होता है ॥ २४९ ॥ 


बुध उपदशा फल-” 


विद्यामोक्तिकशस्त्राणां लामो मित्रभयागम: | 
au स्नेहपक्वादि जोवस्योपदशाँ बघ: । २५० ॥ 


गुरु की water में बुध की उपदशा हो तो विद्या, मोती और geal का 
सास एवं मित्रो से भय को आशंका होती है। तथा घुतपक्व थोजन का लाभ 


होता है ॥ २५० ॥ 


केतु उपदशा फल-- 


बच्चनां तस्कशदोनां कलितो मृत्युतो भयम्‌ । 
कुघाम्यमशन जीवे केतोरुपदश्षां गते॥ २५१ ।। 


गुरु की अम्तदंशा में केतु की उपदशा हो तो अपने भाइयों से, चोर आदि 


हुष्टजनो से, विवाद एवं मृत्यु से मय तथा मोजन।थं निन्दित aw प्राप्त 
होता है॥ २५१ ॥। 


Y 
शुक्र उपदशा फल-- 


हेमवस्त्रधनप्राप्ति: क्षेमवृद्धिविभषण: । 
भोजनं मधुरं क्षीरं जीवस्योपदशां सित! ॥ २४२ ॥ 


गुरु की अम्तदंशा में शुक्र की उपदशा हो तो स्वर्ण, वस्त्र और धन का लाभ, 
कल्याण वृद्धि, सुन्दर आभूषणों से सुसज्जित होता है तथा दुग्ध निमित मधुर 
भोजन को ग्रहण करता है ।। २५२ ॥ 


सूयं उपदशा फल-- 
मातृपितृधनं भुङ्क्त राजपूज्यश्च जायते । 
घ्रुवमत्यादरप्राप्तिजीवस्योपदक्षां THY ॥ २५३ ॥ 


dc 


'प्रनो रमा” हिन्दीब्याख्योपेता ४६३ 


बुध उपदशा फल-- 


बुदधिविशानराउ्यश्रीमिध्यभिकारलाभकृत्‌ । 
भोजन ह॒वितक्रास्यां शुक्रस्योपदक्षा बुध: ।। २११ ॥ 
शुक्र की अन्तदक्षा में qe उपदशा हो तो बुढ्धि-विज्ञान, राज्यलक्ष्मी 
( राजकीय उच्च पद ), खजाना, और अधिकार को वृद्धि तथा धृत एवं मट्टा बुक्त 
भोजन में अभिरुचि होती है ।। २११ ।। 
केतु उपदशा फल-- 
भ्रमणं देशग्रामाणं रोगमृत्युमहद्भयम्‌ । 
लभते द्रव्यघान्यादि शुक्रस्योपदर्शां शिखो २६२ 11 
शुक्रान्तर में केतु की उपदशा हो तो विभिन्न देशों ( स्थानों ) एवं ग्रामों में 
भ्रमण, रोग और मृत्यु से भयखुर भय, तथा द्रब्य ( रूपये-पेसे ) और धन का 
लाभ होता है ॥ २६२ ॥ 


सन्ध्या दशाफल 
रविसम्ध्या फल--- 
ar दिनेक्षस्य विपाककाले धनागमं शौर्यनरेन्द्रसौङ्यम्‌ । 
धर्मोचमं सौश्यमतीवतीक्ण भूपादिसोल्यं विमवादिमानम्‌ ॥ २६३ ॥ 
सूये की सम्ध्या दशा काल में धन का आगमन, ME ( पराक्रम), राजा 
से सुख, धमं के आचरण में संलग्न, प्रबल सुख, राजाओं से सुख तथा सम्पत्ति आदि 
से सम्मान प्राप्त होता है ।। २६३ ॥। 
प्रचण्डवित्त स्वकुलाधिकार सुवर्णताम़ाश्वस्थादिप्राप्ति: । 
आरोग्यताविद्रमरत्नलाभं प्राप्नोति कीतिं रिपुसंक्षयं ध ॥ २९४॥ 
अत्यधिक थनलाम, अपने कुल का अधिकार, स्वर्ण, ATH, अश्व, रथ, आदि 
की प्राप्ति, निरोबता ( स्वास्थ्य लाभ), मूंगा, ओर रत्नों का लाम यश बढि 
तथा शत्रुओं का नाश होता है॥ २६४ ॥ 
तुद्भादिसंस्थ: फलमेव सन्ध्या नीचारिसंस्थोऽप्यशुमं फलं च । 
तदथा पितृबन्दुहानि हृदक्षिपोडाकरपित्तरोगम्‌॥। २६५ ।। 
सूर्य अपनी उच्च राशि (मेष ) में स्थित हो तो उक्त फल होते हैं। यदि 
अपनी नीच राशि ( तुला ) या ery ग्रह की राशि (बव, मकर, कुम्म ) में हो तो 
अशुभ फल होता है यथा wa, पिता एवं बम्बुओं को हानि, हृदय और atet 
में पीड़ा तथा पित्त wea विकार उत्पन्न होता है॥ २१५॥ 


४६४ मानसागरी 


TR सन्ध्याफल-- 
निशेशसन्ध्यापरिपांककाले प्राप्नोति वित्त हिजअमल्निसौ्यम्‌ । 
स्वविक्रमाज्य aa: सुवण सुगन्थिद्रव्यादि सुकायंलामब ।। २६६ 1 
चन्द्रमा को सन्ध्या हो तो धन, ब्राह्मण, और मन्त्री से सुख, अपने पराक्रम 
और गुणों से स्वर्ण एवं gafas द्रव्य का लाम तथा सत्कार्यो में सफलता 
मिलती है ॥ २६६ ॥। 
प्रबोषकल्याणघनात्मजापिरमोष्टसिद्धिघधंनघमलामम॒ । 
सत्साधुसम्पककथातुरक्तं कुलाधिमुख्यं नृपपूजितं च ।। २६७ ॥ 
विशेष-ज्ञान, कल्याण, घन और पुत्र को प्राप्ति, अभीष्ट कार्यों में सिद्धि, 
धन और धमं का लाभ, सत्पुरुषों ( उच्च कोटि के महात्माओं ) के संसगं एवं 
उनके उपदेशों में अनुरक्त, अपने कुल में श्रेष्ठ, तथा राजाओं से पूर्जित 
होता है ।। २९७ ॥ 
नीचारिसंस्थे कृषकस्वरूपो मित्रारिहर्सा दुहितुः प्रसूतिः ॥ 
edad शोकरुजादिकष्टं क्रोषोद्भवं विद्रवमृत्युकारी ।। २६८ ॥। 
चन्द्रमा यदि अपनी नीच ( कर्क) राशि अथवा शत्र राशि में स्थित हो तो 
कृषिकाये करने वाला, मित्रों के शत्रुओं का दमन करने वाला होता है । कन्या 
सन्तति की उत्पत्ति, घन का नाश शोक और रोग से कष्ट तथा क्रोध से उत्पन्न 
कार्यों द्वारा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है 1 २९८ us 
ata सन्ध्या फल-- 


स्वपाककाले धरणीसुतस्य सन्ध्या समाप्नोति महाप्रतापम्‌ | 
dl हविस्तस्कच्पापकर्मा दोद॑ण्डतेजा रणसाहसी च ॥ २९६ 11 


मंबल की सम्ध्या दशा हो तो जातक महान्‌ प्रतापी, शुर, चोर एवं पापकम 
करने वालों के लिए अग्नि के समान, अपने बाहुबल ओर तेअ से विख्यात्‌ तथा 
संग्राम में साहसी होता है ॥ २९६ ॥ | 
नृपेश्वरः शस्त्रविधाम्निकमंनेतातथाप्नोति कुलस्यधमंम्‌ । 
कान्तादिकायं सतताथंलामं हेमा ङ्गनातान्नहिरथ्यलामम्‌ 11 ३०० ।। 
राजाओं में श्रेष्ठ, शस्त्र, विष और अग्नि के कायों में निपुण, अपने कुलोबित 
आचरण को अपनाने वाला, स्त्री आदि से सम्बन्धित कार्यों को करने बाला, 
निरन्तर घन लाभ. सुवं, स्त्री, are तथा स्वर्ण (स्वर्थं की वस्तुओं ) का लास 
करने वाला होता है ।। १०० a 


'मनोरमा' हिन्दोब्याख्योपेता ४६५ 


बुधसलूया दशा फल-- 
बुधस्य सन्ध्या विदधाति शश्वद्धनागमं मित्रकलत्रपुत्र: । 
वणिक्प्रयोगादखिलँः सुकाव्येमंहेन्द्रजाले: कुहकादिमिञ्च ॥ ३०१॥। 
बुघ की सन्ध्यादशा हो तो मित्र-स्त्री और पुत्रों द्वारा निरन्तर धन लाम होता 
है । इसके अतिरिक्त व्यापा रसे, विविध प्रकार के काव्यों की रचना से, इन्द्रजाल 
( जाढूगरी ) से, तथा छल-प्रपश्य से भी धनोपार्जन होता है ॥ ३०१ ॥ 


धूतप्रयोगाद्‌ दविपकर्ममन्त् दे तज्ञ सिद्धान्त रसायनाद्यैः | 
भूहेमलोहस्वनृपात्मजेम्यो लामो धनानां सुखसौख्यवृद्धिः ॥ ३०२ ॥ 
जुआ खेलने, हाथियों से सम्बन्धित कार्य ( क्रय-विक्रय आदि ), मन्त्रों के प्रयोग 
( तान्त्रिक afer), ज्यौतिष विद्या, आयुर्वेद ( चिकित्सा ), मर्म, लोहा, स्वर्ण, 
राजा एवं पुत्रों के सहयोग से घन लाभ तथा सुख की वृद्धि हाती है ॥ ३०२ ॥ 
नोचारिसंस्थोऽस्तमितश्च सोम्यस्त्रिघातुपोडां कुरुतेऽर्थनाश्नम्‌ । 
कलत्रहानि नुपबन्धनापि परस्वदुःखं नृपपीडितञ्च ॥ ३०३।। 


यदि बुध नीचराशि (मीन) या, दात्रुरासि म स्थित हो अथवा अस्तंगत हो तो 
त्रिधातु ( बातनपित्त-कफ ) जन्य er, घनहानि, स्त्री हानि, राजकीय बन्धन 
पराये धन के कारण कष्ट तथा राजा से पीड होती है ti ३०३॥ 


गुरुसन्ध्यादक्षा फल-- 
गुरुः स्वसन्ध्यां लभतेऽतिठोख्यं हेमाम्ब्ररं रत्नगजाश्वजातम्‌ । 
धनं लभेत्पुत्रसमुच्चयं च स्वधर्म सिद्धि द्विजदेवपूजामू ।। ३०४॥। 
गुरु अपनी सन्ध्या दशा म अत्यधिक सुख, स्वर्ण, वस्त्र, रस्न-अश्व-और हाथियों 
के सम्बन्ध से धन लाभ, पुत्रों की उत्पत्ति एवं घर्माचरण में वृद्धि तथा विप्र और 
देवताओं के पूजन मे सिद्धि ( सफलता ) प्रदान करता है ॥ ३०४ ॥ 
जनागमं च त्रिदिवेशवरत्व वेश्मप्रवेशस्त्वपि चार्थसिद्धि: । 
स्वजातिसन्मानमतिप्रहषं भूपालसोख्य विविघाथंलामम्‌ ॥ ३०५ ॥। 
जनागम ( अतिथियों का आगमन ), इन्द्र क तुल्य पराक्रमी, गृह प्रवेश 
( नूतन गृह में प्रवेश ), धन लाम, अपनी जाति मे सम्मान, अत्यन्त प्रसन्नता, 
राजकीय ge. तथा विविध प्रकार के घन का लाभ होगा ॥ ३०५ ॥। 


विदेशलिम्ने श्वपाके सुहृदर्थनाशम्‌ । 
भूपालभङ्ग सुतकष्टरोगं करोति पाके बहुदुःखकारो ।। ३०६ ॥। 
गुरु अपनी नीच cite ( मकर ) मे हो तो विदेश प्रवास, निन्दित कार्य, 


३० मा० सा० 


४६६ मानसागरी 


मित्रो के धन का नाश, राजाओं की हानि, पुत्र को कष्ट, रोग तथा विविध 
प्रकार के दुःखी को प्राप्ति होती है ।। ३०६ ॥ 
शुक्रसम्ध्या दशा फल-- 
देस्येन्द्रपुज्यस्य करोति सन्ध्या महाथसम्प्रातिमतोवसौश्यम्‌ । 
नृपेश्वरत्वं स्वकुलाषिकारं प्राप्नोति वित्त माणमौक्तिकानि ॥ ३०७॥ 
शुक्र की सन्ध्या हो तो अपार धन की प्राप्ति, अत्यधिक qe, राजाओं का 
अधिपति, अपने कुल के अधिकार से युक्त, धन, मणि और मुक्ता की प्राप्ति 
होती है ॥ २०७ ॥ 
गजाश्वयाना सनमानह॒वें: प्रख्यातकर्मा क्रयविक्रयाणाम्‌ । 
धनागमं भूकृषिणा महोक्षः कलत्रवृद्धि सुखसोख्यजातम्‌ ॥ २०८ ॥ 
( यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में हो तो ) हाथी-घोड़ा-वाहन-आसन, सम्मान 
और प्रसन्नता से युक्त क्रय-विक्रय के कार्ये में सुप्रसिद्ध, मूमि कृषिकर्म और dat 
से घन लाम, स्त्रियों में वृद्धि तथा सुख प्राप्त होता है ॥ ३०८ ॥। 
gan निम्नगृहेऽरिगेहे योधेजितो वा रविलिप्तगृप्ति: । 
दुष्टाङ्गनासङ्गमसौख्यहर्ता धनक्षयं स्त्रोसुतघर्मनाशम्‌ । ३०६ ।। 
शुक्र अपनी नीचराशि या दात्रु राशि में स्थित हो या सूर्य की किरणों में अस्त 
हो तो योद्धाओं से पराजित, दुष्टा स्त्रियों के सहवास से सुख का नादा, धन हानि, 
तथा स्त्री-पुत्र का नाश होता है ।। २०६ ॥ 
हानिसन्ध्यादशा फल-- 


सदैव तोक्ष्णांशुसुतस्य सन्ध्या ददाति लामं स्वकुलाधिकारम्‌ । 

खरोष्ट्रगोपाक्षिकधान्यवस्त्रकुलित्थमाषादिकको द्रवाप्ति: ॥ ३१० ॥ 

दानि को सन्ध्यादशा सदैव लाभ, अपने कुल का अधिकार, गधा, Sz, गाय, 
पक्षी, अन्न, वस्त्र, कुलथी, उड़द एवं कोदो से लाभ प्रदान करती है ॥ ३१० ॥ 


वुन्देश्वरं ग्रामपदाधिपत्यं कुलोन्नति होनजनप्रमाणम्‌ । 
लोहायसोसत्रपुषन्महिष्यैधनागमं मत्यंचतुष्पदाच्य ॥ ३११ ॥। 
(शनि अपनी उच्चराशि में होतो) जन age ( किसी पार्टी) का नेता, 
ग्राम का पदाधिकारी ( सभापति), अपने कुल में उन्नतिशील, निम्तवग का 
प्रामाणिक व्यक्ति, लोहा, सीसा, त्रपु ( रांगा ), उत्तम नस्ल की मैंसों के व्यापार 
से एवं अन्य चतुष्पदों से धन का लाम होता ह ॥ ३११ ॥। 


नौचारिसंस्थास्तमितोदितस्य सौरस्य पाके कुरुते च कष्टम्‌ । 
सद्बन्धुमार्यार्थसुपुत्रनाशं देहे रजा तीव्रश्‍वरानिलोत्या ॥ ३१२ ॥ 


“मनोरमा” हिन्दीब्याड्योपेता ४६७ 


शनि यदि अपनी नीच या शत्रुराशि में हो या अस्तंगत हो तो कष्ट, अपने 
भाई-स्त्री-धन एवं पुत्र का नाश, शरीर में रोग, तथा वायु विकार ठे तीव्र ज्वर 
होता है ॥ ३१२ ।। 
उक्तान्यतो द्वादशमिः प्रकारेनेंसगिकादीनि दक्षान्तराणि । 
तत्रापि सन्ध्याफलपाक उक्त: स चिस्तनोय: सदुश्षः फलेन ॥ २१३ ॥ 
नैसगिक आदि बारह प्रकार से दा-अस्तर्देशार्ओो का फल कहा गया । इसके 
अनम्तर सन्ध्या दक्षा का फल कहा गया है । इस दशा का भी विचार उसी प्रकार 
करना चाहिये जैसे अन्य दशाओं का करते हैं २१२ ॥ 


पयंदशा मं पाचकदशा फन-- 
सूयं-सूयंदशा फल 
राजमानं सुखं चंव सम्मान छत्रुनाशनम्‌ | 
लभते सौख्यलाभं च रविमध्ये स्वयं रवि: । ३१४ ॥ 


qa को दशा म सूर्य की पाचक दशा हो तो राजसम्मान, सुख, प्रतिष्ठा, 
शत्रुओं का नाश, एवं सुख-लाभ होता है ।। ३१४॥ 


सूर्य-चन्द्रदशा फल-- 
रोगादिनाशं धनधान्यलाभं शत्रक्षयं प्रीतिसुखोदयं च । 
qu चन्द्रान्तरसन्धिपाके तत्रास्तभाद्दित्रिशुमं करोति ।। ३१५ 11 
सूर्य में चन्द्रमा की पाचक दशा आने पर रोगादि कष्टों का नाश, घन-धान्य 
नाभ, शत्रुओं का नाश, प्रीति, एवं सुख का लाभ होता है । अस्त ग्रह की अपेक्षा 
( उच्चस्थ ग्रह ) दविगुणित-त्रिगुणित फल प्रदान करता है ॥ ३१५ ॥ 


सूयं-मङ्लदशा फल-- 
दिवाकरस्याम्तरगः कुजश्चेल्लाभो भयं विक्रमहेमताञ्नम्‌ । 
संग्रामधुर्याजयवाहनानि ध्रचण्डतां भूपसुखं करोति ॥ ३१६॥। 
सूर्यं की दशा में मंगल को पाचक दशा हो तो लाम, भय, पराक्रम, स्वर्ण, 
ताम्र का लाम, संग्राम में विजय, वाहन, स्वभाव में उग्रता तथा राजा से सुख 
प्राप्त होता है ।। ३१६ ॥। 
सूर्य -बुधदशा फल-- 
देहे च कष्ट उवररोगदौस्थ्यं करोति शोकक्षयक्षात्रवैरम्‌ । 
अर्थक्षयं रोगरुजाप्रवासं get विपाके दिवसेश्वरस्य ।। ३१७ ॥ 


सूर्यदशा में बुध की पाचक दशा हो तो शरीर में कष्ट, ज्वर, रोग, क्षय, 


४६८ मानसागरी 


शोक, शत्रुओं से वेर, धन हानि, रोग के कारण विदेश में निवास करना 
पड़ता है॥ ३१७ I 
सूर्य-गु रुदशा फल-- 
पापादिरोगव्यसनादिमुक्तोर्ध्मोदयं ज्ञानसुखागमं च। 
qa: सुरेज्यान्तरयो विपाके करोति लक्ष्मी धनवर्धनं च ॥ ३१८ ॥ 
सूयंदशा में गुरु की पाचक दशा हो तो पापन्रोग-व्यसन आदि से मुक्ति 
धामिक क्रियाओं का उदय, ज्ञान-सुख में वृद्धि, लक्ष्मी (समी प्रकार की सम्पत्ति) 
तथा धन का लाभ होता है।। ३१८ || 
सूय-शुक्रदशा फल-- 
दद्रूशिरोगान (?) गलरोगदोषाच्छूल ज्वरं वा सुहृदः स्वहर्ता । 
शस्त्राद्धयं मृत्युसमानकष्ट सूर्पान्तरे ¿ae करोति ॥ ३१६ ॥ 
सूर्य में शुक्र की दशा होने से दाद ( दिनाय ), शिर एवं गले से सम्बन्धित 
रोगों के कारण शूल, ज्वर, मित्र के धन का अपहरण करने वाला, शस्त्र से मय, 
तथा मृत्यु तुल्य कष्ट होता है ।। २१६ ॥। 
सूयं-शनिदशा फल-- 
कार्याथनाशं क्षितिपालभड्‌गं देहे रुजापित्तसमुद्भवं च । 
विद्युद्धयं बुद्धिविनाशदन्यं सन्ध्या तु सौरेदिवसेश्वरस्य ॥ ३२० 1 
सूर्य में शनि की दशा हो तो अभीष्ट कायं एवं धन का नाश, राजा की परा- 
जय, शरीर में पित्तजन्य पीडा, विद्युत ( बिजली ) से भय, बुद्धि का नाश तथा 
दीनता ( निर्धनता ) होती है ॥ ३२० ॥ 


चन्द्र दशा में पाचक दशा फल-- 
RANA फल-- 
मणिमुक्ताफल चेव सौख्यानि विविधानि च । 
वस्त्रप्राप्ति: सुखप्राप्ति: स्वपाके तु यदा शशी ।। ३२१ ।। 
चन्द्रमा में चन्द्रमा की ही पाचक दशा हो तो मणिनमुक्ता (मोती प्रमृति रत्न), 
विविध प्रकार की सुख सामग्री वस्त्र तथा सुख का लाभ होता है ॥ ३२१॥। 
चनद्र-म ज़ुलदशा फल-- 
रक्तवस्तुभवो लामो विदेशगमनं भवेत्‌ । 
सुखसब्तानमाप्नोति चन्द्रे भौमस्य पाचके ॥ ३२२ ॥ 
चन्द्र में भोम की पाचक दशा हो तो लाल-वस्तुओं से सम्बन्धित लाभ, 
विदेश यात्रा, सुश्च एव सन्तान की प्राप्ति होती है ॥ ३२२ ॥ 


“मनोरमा' हिन्दीव्याड्योपेता ४६९ 


चन्द्र-बुधदशा फल-- 
qa सुखं समं चव लाभहानी तथेव च । 
उद्देगवशगो नित्यं चन्द्रस्पान्तगंते बुधे ॥ ३२३ ॥ 
चन्द्रमा में बुध की पाचक दणा हो तो दुःख और सुख लाम एवं हानि दोनों 
समान रूप से मिलता है । तथा प्रतिदिन जातक उद्दिग्न रहता है ।। ३२३ ॥ 
चन्द्र-गुरुदशा फल-- 
स्वर्णलाभ पुत्रजन्म ह्यानन्दं हषंसंयुतम्‌ । 
मणिर्मुक्ताफलं चेव चद्धस्यान्तगंते गुरौ ॥ ३२४ i 
चम्द्रमा में गुरु की दशा हो तो स्वर्ण लाम, पुत्र जन्म, आनन्द, प्रसन्नता, मणि, 
मुक्ताफल ( मोती ) आदि का लाम होता है ।। ३२४॥ 
चन्द्र-शुक्रशा फल-- 
उत्तमस्त्रीजनयोंगोी दिव्यकन्यासमुद्धवः । 
धमंयुक्ता धनप्राप्तिश्नद्धस्थान्तगंते सिते :। ३२५ ॥ 
चन्द्रमा की दशा में शुक्र तो पाचक दशा हो तो उत्तम स्त्रियों से सम्बन्ध, 
दिब्य ( परम सुन्दरी ) कन्याओं का जन्म, धामिक प्रवत्ति तथा घन का लाभ 
होता है ॥ २२५ ॥ 
चन्द्र-णशनिदशा फल-+ 
वेश्यागमं करोत्येव विवाद स्त्रीसमागम: । 
अकस्माद्धनलाभश्व चन्द्रमध्ये शनियंदा । ३२६ ।। 
चन्द्रमा में शनिको दशा हो तो वेष्याओ के साथ समागम, विवाद, स्त्री 
समागम तथा आकस्मिक घन लाभ होता है ॥ ३२६ ।। 
चरद्र-सूयेद शा फन-- 
मणिविद्रमलाभं च सर्वसौख्यसुखागमम्‌ । 
प्रतापं गन्धसंयुक्तं HITT शशो रवे: ३२७ ॥ 
चन्द्रमा को दक्ष। में सूये की पाचक दशा हो तो मणि, मूंगा ( सदृश रस्नों ) 
का लाम, सभी प्रकार के सुख, प्रताप, सुगन्ध युक्त कर्पर आदि पदार्थों का लाभ 
होता है ॥ ३२७ ॥ 
मोमदशा में पायकदशा फल-- 
भौम-भौमदशा फल~- 
भौमे क्षत्रुविमर्द: स्यात्कलहो बन्धुभिन्‌'णास्‌ । 
स्वान्तरे बहुपीडा स्याद्वृद्धस्त्रीगणिकारतिः u ३२८ ॥ 


४७० मानसागरी 


भौम की सन्ध्या दशा में भोम की ही पाचक दशा हो तो शात्रुओ का दमन, 
भाई-बन्धुओं के साथ कलह, शारीरिक कष्ट, वद्धा स्त्रो एवं वेश्याओं के साथ प्रीति 
होती है ॥ १२८ ।। 
मौम-बुध दशाफल--- 
बलं मानं सुखं चेव धनलाभसुखागमम्‌ | 
लभते मानवो नित्यं भौममध्ये बुघो यदा ।। ३२६ ।! 
भौम को दशा में बुध की पाचक दशा हो तो बल (शक्ति), सम्मान, सुख, घन 
और सुख का लाभ मनुष्य को नित्यप्रति प्राप्त होता है are 
भौम-गुरु दशा फल-- 
सौभाग्य सौख्यमतुलं नानाक्षत्र विमर्दनम्‌ । 
लमते सुखसौमाग्यं भौममध्ये गुरुयंदा u ३३० ॥ 
भौम की दशा में गुरु की पाचक दशा हो तो सौमाग्य, अपार सुख, अनेक 
झत्रुओं का दमन तथा सुख-सोमाग्य की प्राप्ति होती है॥ ३३० !। 
भोम-शुक्र दशा फल-- 
स्वदेहपोडां धनमानहानि महत्भ्रतापं सुखर्वाजतं च । 
ददाति भौमान्तरगो भृगुश्च धर्माथंसिद्धि विअयं तथव ॥ ३३१ ॥ 
मौमदशान्तगंत शुक्र की पाचक दशा हो तो अपने शरीर में पीडा, धन एवं 
सम्मान की हानि, महान्‌ प्रताप (प्रमाव वृद्धि) एवं सुख का अभाव होता है । इसके 
अतिरिक्त धर्म-अर्थं और काम की सिद्धि तथा विजय भी प्राप्त होती है ॥। ३३१ ॥। 
भौम शनि दशा फल-- 
स्वदेक्षभंगं कुरुते शनी कुजो विपाककाले सुखर्वाजतं च । 
धनागमं ह्यर्थविनाशन च सेवा भवेश्नीचजन प्रतापे ।। ३३२ ॥ 
भौमदशा में शनि की पाचक दशा हो तो अपने देश ( स्थान ) का नादा, सुख 
का अभाव, थन की प्राप्ति तथा धन का नाश तथा नीच wal के Gat से सेवा 
कार्य करता है ॥ ३३२ ॥। 
भौम सूयंदश्ा फल-- 
सूर्यो रोगविनाश च श्वेतवस्तुफलप्रदम्‌ । 
सम्मान चेव भुपालात्‌ सर्वसौख्यं घनागमम्‌ ॥ ३३३ u 
मंगल में सूर्य की पाचक दशा हो तो रोग का नाश, श्वेत बस्तुओं से लाभ, 
राजा से सम्मान, सभी प्रकार का सुख तथा धन का लाभ होता है। ३३३ ॥ 


“मनोरमा” हिन्दीव्याख्योपेता ४७१ 


भौम-चन्द्रदशा फल -- 
ददाति हेमाम्बरसौश्यलामं धनं तथा भोगसुखं च सन्ततिम्‌ | 
मित्रागमं भ्रातृपितुश्व भक्ति ददाति चन्द्रोऽन्तरगः कुजस्य ॥ ३३४ ॥ 
भोम की दशा में चन्द्रमा की पाचा; दक्षा हो तो स्वर्ण, वस्त्र, सुख, लाभ, 
बन, मोग-सुख और सन्तान की प्राप्ति होती है । मित्रों का आगमन तथा माता- 
पिता के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है ॥ ३३४ ॥ 


बुधदशा में पाचक दशाफल-- 
बुध-बुधदशा फल 
स्वबोधवुद्धिदं चैव शत्रूणां UR । 
द्रव्यलामं धनं सोख्यं स्वपाके बघगे सदा ।। ३३५ ।। 
बुध की दशा मे बुध को ही पाचक दशा हो तो ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि, 
शत्रुओं का नाश, द्रव्यलाभ, धन और सुख की प्राप्ति होती है ॥ ३३५ ॥ 
बुध-गुरुदशा फल-- 
हेमाम्बरादिलब्धिः स्याद्देशगमनं भवेत्‌ । 
बृधस्यान्तगंत WA घनधान्यसुख भवेत्‌ ॥ २३६ ॥ 
बुधदशाम्तर्गत गुरु हो तो स्वणं-वस्त्र की प्राप्ति, विदेश-यात्रा, तथा घन-घान्य 
का सुख प्राप्त होता है ।। ३३६ ॥ 
बुध-शुक्रशा फल--- 
बुधमध्ये यदा qe भवत्येव सुखागमः ı 
घनधान्यसमृद्ध स्यादबहुसोख्यं करोति च ।। ३३७ ॥। 
बुध को car में शुक्र को पाचक दशा हो तो सुख की प्राप्ति, धन-धाम्य-समृद्धि 
एवं विविध gat की प्राप्ति होती है ॥ ३३७ ।। 


बुधनशनिदशा फल-- 
बुधस्यान्तगंतो यस्य मौरपाको भवेदसौ । 
तदा राजा भवेन्मानसुलसन्तानकारकः ।। ३३८॥ 
बुध की दशा में शनि की पाचक दशा होतो जातक सम्मानित, सुखी एवं 
सन्तानयुक्त राजा होता है ।। ३३८ ti 
बुध-रविदशा फल-- 
बातपित्तकृता पोडा हानिकारी नरो भवेत्‌ । 
पाककाले बुधस्यापि यदा हान्तरतो रबिः । ३३१ ॥ 


४७२ मानसागरी 


बुध की दशा में सूये की पाचकदशा हो तो वात-पित्तजन्य पीडा मनुष्य के 
शरीर के लिए हानिकारक होती है ॥ ३३१ ॥। 
बुध-चन्द्रदशा फल-- 
देहपीडा तथोद्वेगः कलहश्च गृहे भवेत्‌ । 
अत्यन्तहानिकारी च बुधमध्ये तु चन्द्रमाः ॥ ३४० ।। 
बुध की दशा में चन्द्र का अन्तर देहपीडा, उद्देग ( घबराहट ), एवं {षर में 
कलह पैदा करने वाला तथा अत्यन्त हानिकारक होता है ।। ३४० ॥ 
बुध-भौमदशा फल 
अग्निदाहं ज्वरं तीव्र भवेद्रक्तविकारकम्‌ । 
शत्रुधातरुज॑ चेव बुधमध्ये कुजे सदा ॥ ३४१॥। 
बुधदशा में भौम के अन्तर में अग्तिदाह ( आग लगने से क्षति ), तीब्रज्बर, 
रक्तविकार, ara द्वारा आधात तथा रोग उत्पन्न होता है ॥ ३४१ ॥ 


गुरुदशा में पाथकदशा फल--- 
गुरु-गुरुदशा फल-- 
पापश्च रोगश्च भवेद्विमुक्तो धर्मोदयं प्राप्य समस्तकाले । 
जीवे स्वपाके फलमातनोति धनागमे मित्रकलत्रपुत्रेः ॥ ३४२ u 
गुरु की दशा में गुरु की ही पाचक दशा होतो पाप और रोग से मुक्ति, 
धामिक क्रियाओं के अम्युदय से निरन्तर शुम फलों की प्राप्ति, तथा मित्र-स्त्री 
और पुत्रों के सहयोग से धन लाम होता है ॥ ३४२ ।। 
गुरु-शुक्रदशा फल-- 
कार्यार्थनाशं च महाविरोघं विशेषमाप्नोति नरोऽतिसौख्यम्‌ । 
श्युज्ञारकोशस्य नरश्च सौर्यं यदा भवेज्जीवगतो मृगञ्च ।। ३४३ ॥ 
गुरु की दशा में शुक्र को पाचक दशा होतो कायं और धन का नाझ एवं 
महान विरोध होता है। फिर भी मनुष्य के वैशिष्ट्य एवं सुख में वुद्धि, jur 
और धन का सुख मनुष्यों के संसर्ग से प्राप्त होता है ॥ ३४३ ॥ 
गुरु-शनिदशा फल-- 
TAT पाकगतेऽथ जोवे दानं करोत्येव हि सर्वसौश्यम। 
द्रव्यापहारं ब्यधनादियुक्तं ज्यराभिधातं व्यसने च सौश्यम्‌ ii ३४४ ॥ 
गुरु की दशा में शनि को पाचक दशा हो तो मनुष्य दानी, सभी प्रकार हे 
सुखी, व्यसन ( जूआ आदि ) ते युक्त, जवर से पीडित तथा ब्यसन ( नशा, मादक 


'अनोरमा' हिस्दीब्याख्योपेता ४७३ 


बस्तुओ के सेवन) से सुखी होता है। तथा उसके धनका अपहरण भी हो 
जाता है ॥ ३४४ ।। 
गुरु-सूयंदशा फल-- 
सन्ध्या ad: पाकरविः स्वकाले धनागमं मित्रकलत्रक च । 
fat वसेहेशविदूर एव mam विजयं च सोख्यम्‌ 11 ३४५ ॥ 
गुरु की सन्ध्या दशा मे सूर्य की पाचक दशा हो तो दशाकाल में धनलाभ, 
मित्र और स्त्री का सुख, चिरकाल तक विदेश में प्रवास, प्रभाव में वृद्धि तथा सुख 
प्राप्त होता है॥ २४५ ।। 
गुरु-चन्द्रदशा फल-- 
तीर्थागमे भवेत्सौख्य पृत्रमित्रसमागमः । 
धनलाभो भवेच्चैव गुरुपाके पदा शशो ॥ ३४६ ।। 
गुरु को दशा मे चन्द्रमा की पाचक दक्षा हो तो तीथंयात्रा, सुख-प्राप्ति, पुत्र 
एवं मित्रो का समागम तथा धनलाभ होता है ।। ३४६ ।। 


गुरु-भौम दशा फल-- 
भग्निचौरमयं नास्ति धनप्राप्तिः पदे पदे । 
राजमान गृहे सौख्यं जीवमध्ये कुजे गति: ।। ३४७ ॥। 
बृहस्पति की दशा में मगल की पाचक दशा हो तो अग्नि और चोरों के भय से 
रहित, पग-पग पर धन लाम, राजकीय सम्मान, तथा गृह में सुख की वद्धि 
होती है ॥ ३४७ ॥ 
गुरु-बुध दशा फल-- 
जीवान्तरगते सौम्ये पुत्रघान्यं गृहे सुखम्‌ | 
माङ्गल्ये च भवेश्ित्यं वस्त्रप्राप्तं सुखं भवत्‌ ।। ३४८ ॥। 
यदि गुरु की सम्ध्या दशा में बुध की पाचकदशा हो तो पुत्र और धान्य की 
बडि, गृह में सुख, नित्य मंगल कायें, वस्त्र को प्राप्ति तथा सुख-लाभ 
होता है ॥ ३४८ ॥ 


शुक्रदशा में पाचकदशा फल-- 
शुक्रशुक्र पाचकदशा फल--- 
स्वपाककाले भुगुनन्दनोऽपि हेमाम्बर सोख्यचयं ददाति। 
वस्त्रादिप्राप्ति च सुखागमं च घनं लभेत्युत्रसमन्वित च ॥ ave ॥। 
शुक्र की सन्ध्या दशा मे शुक्र की हो पाचक दशा हो तो सुवर्ण, बस्त्र, और 
सुख को बुद्धि, बस्त्र आदि की प्राप्ति, सुख क! आगम तथा धन और पुत्र की 
एक-साथ प्राप्ति होती है ॥ ३४१ ॥ 


४७४ मानसागरी 


शुक्त-शनिदक्षा फल-- 
शज्याभिमानं सुखसम्पदं च परोपकारव्ययमातनोति । 
aa शुक्रगते समेति माजुल्यकाय च सुखावहं च ।। १५० ।। 


शुक्र की दशा और शनि की पाचक दशा में राज्य सम्बन्धी अभिमान, सुख 
एवं सम्पत्ति, परोपकार में व्यय तथा सुखदायक मंगल कार्य होते हँ ॥ ३५० ॥ 
शुक्-सूयं दशा फल-- 
कार्यनाशं गृहे सौख्यं भुञ्जन्ति प्रभवः सदा । 
विपाके सूर्यशुक्क च मानवो लभते फलम्‌ ॥ ३५१॥ 
सूर्य की पाचक दशा यदि शुक्र दशा में होतो काये का नाश, एवं गृह में 
सुख प्राप्त होता है । तथा मनुष्य सदैव अपने प्रभाव और शक्ति के बल पर फल 
प्राप्त करता है ॥ ३५१ ॥ 
शुक्र-चन्द्र दशा फल-- 
ददाति वित्तं बहुसोल्ययुक्तं वस्त्राम्बरं रत्नसमुख्चयं च। 
सौख्याथंलाभं स्वगृहे च सौख्यं यदा भवेच्छुक्रगतो हिमांशुः ॥। ३५२ ॥ 
शुक्र की दशा मं चन्द्रमा की पाचक दशा हो तो अत्यन्त सुख के साथ धन 
लाभ, वस्त्रआमूषण, TAT का ढेर सुख एव धन का लाभ तथा गृह में सदैव सुख 
प्राप्त होता है ॥। ३५२ ॥ 
शुक्र-मौमदशा फल-- 
भृगोविपाके घरणीसुतोऽपि कार्यार्थलामं बहुलाथं युक्तम्‌ । 
महत्तापं सुखसङ्गम च ददाति प्राप्नोति भयं कुतञ्च ॥ ३५३॥ 
शुक्र की दक्षा में मंगल की पाचक दशा कार्य में सफलता, धनलाभ, अत्यधिक 
धनप्राप्ति, प्रमाव में वृद्धि एवं सुख-समागम प्रदान करती है। ऐसी स्थिति में 
भय कहाँ से हो सकता है? अर्थात्‌ भय का अभाव होता है ॥ ३५३ ॥ 
शुक्र-बुधदशा फल -- 
ददाति मौक्तिकं चेंव सुलसौभाग्यपुत्रकम्‌ | 
कन्याजन्म गृहे सौक्यं मृगुमध्यगते बुधे ।। २५४ ।। 
शुक्र की दशा में बुध की पाचक दशा हो तो मुक्ता (मोती) सुख, सौभाग्य और 
पुत्र की प्राप्ति होती है तथा गुह में कन्या का जम्म तथा सुख होता है ।। ३५४॥ 
1 फल-- 
सुखं करोति सौभाग्य व्यवहारे महासुखम्‌ | 
ara: कार्यस्य सिद्धि: स्माच्युकमध्यगते गुरी ।। १५५ ॥ 


“मनो रमा” हिन्दीव्याश्योपेता ४७५ 


शुक्र की दशा मे गुरु की पाचक दशा होने पर सुख, सोभाग्य, व्यवहार म 
महान्‌ सुख, लाभ तथा कार्यों को सिद्धि होती है ॥ ३५५ ॥ 


शनिदशा में पाचकदशा फलन 
ज्ञनिन्शनिदश। फल-- 
शतेविपाके कुरु्तेऽमिमानं महत्पुखं लौहगतामिवृद्धिः । 
लाम प्रतापं च शरीरकष्ट भ्रान्ते ददात्येव हि सूर्यपुत्रः ॥ ३५६ ॥। 
शनि की सन्ध्या दशा मं शनि की पाचक दशा अभिमान, महान्‌ सुख, लोहे 
के ब्यापार से धनवद्धि, लाम, प्रमाव में वृद्धि तथा शारीरिक कष्ट प्रदान 
करती है ॥ २५६ ॥ 
शनि-सूर्यं दशा फल-- 
धनहानिभंवेश्नित्य हानिशोकी मयं तथा । 
वदेशभ्रमणं शील शनेः पाके गतो रवि: ॥| ३५७ ॥। 
शनि की दशा में qa की पाचक दशा हो तो नित्य-प्रति धन की हानि, 
( जनहानि ), शोक ओर मय तथा विदेश यात्रा होतो है ॥ २५७ ॥ 
शनि-चन्द्रदशा फल-- 
सुखदं रोगनिर्मक्ते लाभद हानिदं तथा । 
करोति शनिपाक चेच्चन्द्रमा: सुव्यवस्थित: ॥ ३५८ ॥ 
यदि क्षनि की दशा और अपनी पाचक दश! में चम्द्रमा स्थित हो तो ga 
प्राप्ति, रोग से मुक्ति, लाम और हानि दानों ही प्राप्त होती है ॥ २५८ 0 
शनि-मंगलदशा फल--- 
महीसुतेऽतरगते कलहं समुपद्रवः । 
अग्निदाहं sat da विफलं सुकृतं भवेत्‌ ।। ३५६ ॥ 
हानि की दशा में मंगल की पाचक दशा हो तो कलह, उपद्रव, अग्नि से दाह, 
तीब्र जबर तथा सत्कार्य ग असफलता होती है ॥ २५९ ॥ 
afa-quear फल-- 
सौशन्तरुगते सौम्ये राजमानं करोति च । 
मध्यसम्पत्तिमद्गेहं कार्यप्रातिः सुबस्थदस्‌ । ३६० ॥। 
दानि की दशा में बुध की पाचक दशा होतो राजकीय सम्मान प्राप्त होता 
है। गृह में मध्यम स्तर की सम्पत्ति होती है । कार्यों में सफलता तथा सुन्दर went 
का लाभ होता है॥ १६० ॥ 


४७६ मानसागरी 


शनि-गुरुदशा फल-- 
करोति जीवो बहुबुद्धिसोख्यं राज्याभिधं देशपुराधिपत्यम्‌ । 
परोपकारं सुखसम्पदञ्च करोति सौरे च गुरु: सदैव ॥ ३६१ ॥ 
शनि की दशा में गुरु की पाचक दशा हो तो मनुष्य बुद्धिमान्‌, सुखी, राज्य 
अथवा देश का अधिकारी, परोपकारी, सुखो एबं सम्पत्तिशाली होता है ॥ ३६१ ॥ 
शनि-शुक्रदशा फल--- 
ददाति वित्तं मृगुनन्दनः सुखं सुखार्थं विद्यागमनं भवेत्स्वयम्‌ | 
सुनिमंलं बाहुंप्रतापयुक्त विदेशयाने च नरः सुखं लभेत्‌ ॥ ३६२ ॥ 
शनि की दशा मे शुक्र की पाचक दशा हो तो मनुष्य को धन, सुख देने वाली 
विद्या का स्वयमेव ज्ञान, निर्मेल आचरण, बाहुबल तथा विदेश यात्रा में सुख प्राप्त 
होता है ॥ ३६२ ॥ 


योमिनी-दशा 
नत्वा गणेशं गिरमब्जयोनि विष्णुं शिवं सूयंमुखान्‌ ग्रहेन्द्रान्‌ । 
aed स्फुटं सूयंकृताद्यशास्त्रादह्याक्रमं वा किल योगिनीजम्‌ ॥ ३६३ ।। 
गणेश, सरस्वती, ब्रह्मा, विष्णु, शिव एवं सूर्यादि नवग्रहों को प्रणाम कर 
भगवान्‌ सूयं द्वारा विरचित पूर्वेवर्ती शास्त्रों के आधार पर योगिनी से सम्बन्धित 
दशाक्रम को कह रहा हूं ॥ ३६३ ।। 
योगिनी दशा साधन-= 
आदौ जनस्य विधिवत्‌ प्रसवं विचार्यं 
संवत्सरत्वंयनमाक्षदिनरक्षकालः । 
यस्मिन्‌ दिने भवति जन्म जनस्य सम्पक्‌ | 
az पिनाकनयनैः सहितं विधेयम्‌ ।। ३६४॥ 
गौरीशमूर्त्या विभजेच्च शेषं यत्संस्यकं सव दक्षा जनस्य । 
यया जनः कर्मफलस्य पक्तिः शुभाशुमस्य स्फुटतामुर्पेति ॥ ३६५ ॥ 
सवं प्रथम मनुष्य के जन्म सम्बन्धी वषं, ऋतु, अयन, मास, दिन, नक्षत्र और 
समय का ज्ञान करना चाहिये । जिस दिन जिस नक्षत्र में मनुष्य का जम्म हो उस 
के नक्षत्र की अश्विन्यादि नक्षत्र संख्या में ३ जोड़ देना चाहिये । योगफल को ५ से 
भाग देने पर शेष तुल्य योगिनी की दशा होती है । ( शेषा जितना हो उतनी ही 
क्रमसंख्या वाली योगिनी की दशा जन्म समय में होती है ) ॥ ३६४-६: ॥ 
योगिनी दशा के नाम-- 
मङ्गला पिङ्गला near भ्रामरी भट्टिका तथा । 
उल्का सिद्धा सकूटा च-एतासां नामवत्फलम्‌ ।। ३९६ ॥ 


'मनोरमा' हिम्वीब्याख्योपेता ४७७ 


१. मङ्गला, २. पिङ्गला, रे. धान्या, ४. भ्रामरी, ५. भद्विका, ६. उल्का, 
७. सिद्धा, ८. संकटा । इन आठ योगिनियों के नाम पर wend होती है। इनके 
नाम के अनुरूप ही इनका फल भी होता है॥ ३६६ ॥ 


दशावषं एवं अन्तर्दशा विधि-- 
एकं द्वो गुणवेदबाणरससपाष्टाखुसंख्या: क्रमात्‌ 
स्वीयस्वीयदशा विपाकसमये RE शुभं वाऽशुभम्‌ । 
वट्त्रिशविभजेदिनोकृतमथेकहित्रिवेदेषुषट्‌ 
सप्ताष्टध्नदशा भवेयुरिति ता एवं दह्षान्तदंशा। । ३६७॥ 
योगिनियों के दशवर्ष प्रमाण क्रम से १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, वषं हैं । 
अर्थात मंगला को १ वर्ष, पिगला की २ वर्ष, धान्या की ३ वर्ष, भ्रामरी की ४ 
बर्ष, भद्विका की ५ वषं, उल्का की ६ वष, सिद्धा की ७ वर्ष तथा संकटा की ८ 
वषं दशा होती है । अपनी-अपनी दशाओं म इनके शुमाशुम फल प्राप्त होते हैं। 
अन्तर्दशा ज्ञान के लिए योगिनी के महादशा वषं के दिन बनाकर ३६ से भाग देने 
पर af अन्तदंशा का धुवा होता है। धुवा को क्रम से १, २, ३, ४, ५, ६, 
७, ८ से गुणा करने पर क्रम से मङ्गलापिङ्गला आदि की o होती 
है ।। ३६७ ॥ 


उदाहद्षण- जन्म समय FAT २०२१ शके १८८६ आषाढ कृष्ण ११ रविवार 
इष्टघटी ४३१३० जन्म नक्षत्र कृत्तिका, भयात्‌ ३।५३ मभोग 
५४।३५ (इलोक ३६४,६५) अश्विनी नक्षत्र से कृत्तिका की संख्या ३ 
३+३-६ ६--५=३=शेष ६ 
अत; छठीं उल्का योगिनी दशा मे जन्म हुआ । 


योगिनी दशा बोषक चक्र-- 


DERE que | पिंगला ara] भ्रमरी! भद्रिका | उल्का 
दशावर्ष & |) २ ३ | ५ | ६ ७ 

आर्द्रा | पुनर्वसु | पुष्य | अश्विनी | भरणी | क्रात्तका। रो 
2 चित्रा | स्वाती |विशा.| आश्लेषा, मषा : पूर्वा फा. 3.41 
शत. अनुराधा ज्येष्ठा | मूल [पू.षाढ़। 
पृ.भा.पदा।उ.भा.पदा|। रेवती 


सिड! 


सकटा 


ir | 


| 


श्रवण | धनिष्ठा 


YE 


मानसागरी 


इलोक ( २६७) उल्का दशा में अन्तर्दशा ज्ञात करना है। उल्का दशा 


दिनात्मक & X ३६००२ १६० 


२१६० ३६ 


३६ ) २१६० ( ६० 


२१६ 


उल्का दशा का ध्रुवा ६० दिन या २ मास 

अतः ०।२।० X ६००१॥०॥० उल्का का अन्तर 
०।२।० > ७=१।२।० सिद्धा का अन्तर 
०।२।० X ६०१।४।० संकटा का अन्तर 
इसी प्रकार सभी दक्षावर्षों से गुणा करने पर सभी योगिनियों की अन्तदंशा 


आयेगी । 
मंगला व. १ 
यो. व. मा. दि. 
मंगला ० ० १० 
पिगला ० ० २० 
धान्या ० १ ०० 
भ्रामरी ० १ १० 
भद्रिका ० १ २० 
उल्का ० २ ०० 
सिद्धा ० २ १० 
संकटा ० २ Ro 
भ्रामरी व. ४ 

यो. व. मा. दि. 
भ्रामरी ० ५ १० 
भद्रिका ० ६ २० 
उल्का ० ८ ० 
सिद्धा ० १ १० 
संकटा ० १० २० 
मंगला ० १ १० 
पिगला ० २ २० 
थान्या ० Y ०० 


पिङ्गला व. २ 
यो. व, मा. दि. 
विगला ० १ १० 
धान्या ० २ ०० 
भ्रामरी ० र २० 
भद्रिका ० ३ १० 
उल्का ० ¥४ ०७ 
सिद्धा ० Y २० 
संकटा ० ५ १० 
मंगला ० ० २० 

भद्रिका व. ५ 
यो. व. मा. दि. 
भद्रिका ० ८ १० 
उल्का ० lo ७० 
सिद्धा ० ११ २० 
संकटा १ १ १० 
मंगला ० १ २० 
farar ० ३ Yo 
धाम्या ० Y ० 
भ्रामरी ० ६ २० . 


अन्तर्दशा बोधक चक्र-- 


चान्या व. ३ 
मा. दि. 


यो. 
धान्या 
भ्रामरी 
मद्विका 
उल्का 
faz. 
संकटा 
मंगला 
पिगला 


® छ र रै छ „u रु we 


arar” हिम्दीब्याल्योपेता 


fazı ७ 

यो. व. मा. दि. 

सिद्धा १ Y १० 
संकटा १ ६ २० 
मंगला ० २ १० 
विगला ० Y २० 
धान्या ७ Y oo 
भ्रामरी ० e १० 
भद्रिका ११ २० 
उल्का | २ ०० 


यो, 
संकटा 
मंगला 
पिगला 
घान्या 
भ्रामरी 
मद्रिका 
उल्का 
सिद्धा 


मृक्त-योग्य दशा साधन-- 

गतक्षंनाडो गुणिता दशाब्द: सर्वक्षंनाडोविहृता फलं यत्‌ । 
बर्षादिक भुक्तफलं ततश्च मोग्यं दशाब्दात्प्रविशोध्य लेख्यम्‌ ॥ ३६८ ॥ 

जन्म नक्षत्र के भयात्‌ ( पलास्मक) को दश! वर्ष से गुणा कर पलात्मक 

भमोग से भाग देने पर लब्धि मुक्त दशा प्रमाण होती है । मुक्त दशा को दशा वर्ष 


में घटाने से मोग्यदशा होती है ॥ ३६८ ॥ 


उदाहरण --मयात्‌ ३।५३ भमोग ५४२५ 
महादशा उल्का वषं=६ 


IX ६०१८०-५३२३३ पलास्मक भयात्‌ 
५४०९६०३२४० + ३५३२७५ पलात्मक Wala 


मयात्‌ २३३ ६ दशावषं=१३६८ 
३२७५) १३९८(० 
so 
१३६५» १२ 
३२७५)१६७७६(५ 
१६२७५ 
WORX Ro 
१२०३०(३ 
९८२५ 
२२०५ 
मुक्त दशा ०।५।३ 
६1०1० 
-- 01413 
218170 भोग्य दशा 


४७९ 


४८७ मानसामर। 


योगिनी महादशा फल्च-- 
मंगला फल-- 

सद्धम ह्विजदेवगोपुरजनोत्कषश्रदात्री नृणां 

नानाभोगयशोऽर्थं सन्नृप-प राश्वेभा ङ्ग जापिभ्रदा । 

सम्मा ङ्गल्यविभूषणाम्बरचयस्त्री मोगउदयिनो 

ज्ञानानन्दकरी दशा मवति साज्ञेया यदा मङ्गला ॥ ३६९॥ 

मङ्गला योगिनी दशा अच्छे घामिक कायं, ब्राह्मण, देवता गौ तथा पुरजनों के लिए 

उत्कष कारक, मनुष्यों के लिए नाना प्रकार के सुख-भोग, यश और धन देने वाली, 
सदाचारी राजा द्वारा उत्तम घोडे एवं हाथी ata ( दांत के कीमती सामान), 
प्रदान कराने वाली, मांगलिक वस्तुओं, आमूषण एवं वस्त्रों का संग्रह, समी 
प्रकार के सुख प्ररान करने वाली स्त्री, तथा सदेव ज्ञान एवं आनन्द बढाने वाली 
होती है ॥ ३६६॥। 


पिङ्गला-दशा फल-- 
स्यात्पंसा यदि पिङ्गला प्रसवतो हूद्रोगक्षोकप्रदा 
नाना रोगकुसंगदेहमनसो ्याध्यादितातिप्रदा । 
तृष्णासृर्ज्व रपित्तशूलमलिनस्त्रीपुत्रभृत्या्तस- 
श्मानध्वंशकरो धनव्ययकरी सत्प्रेमहन्त्री खला ।। ३७०॥ 
जन्म काल मे ही पिङ्गला दरा! हो तो हृदय रोग, शोक, विविध रोग, कुसंग, 
शारीरिक एवं मानसिक व्याधि लोम, रक्तविकार, उवर, पित्त प्रकोप, शल ( अङ्ग 
में पीडा ), आदि रोगों से कष्ट एवं मलिन ( खिन्नता ) एवं शिथिलता प्राप्त होती 
है । स्त्री-पुत्र और नौकरों से प्राप्त होने वाला आदर नष्ट हो जाता है ( अर्थात्‌ 
स्त्री पुत्रादि उपेक्षा करते हैं), धन का अपव्यय एवं प्रेम-ब्यवहार का अभाव हो 
जाता है । यह दशा अशुभ फल ही देती है । ३७० ॥ 
धान्या-दशा ES 
धान्या धन्यतमा धनागम सुखव्यापारमोगध्रदा 
पुंसां मानविवृद्धिदा रिपुगणप्रध्वंसिनी सौख्यदा । 
विद्याराज अनप्रबोधसुरतज्ञानांकुरोद्वद्विनी 
सत्तीर्यामरसिद्धसेवनद्तिलंम्या दशा भाग्यतः ॥ ३७१ ॥ 
धान्या योगिनी दशा धन्य (कृत-कृत्य) करने वाली होती है । इसमें मनुष्य को 
धन का लाभ, सुख, व्यापार, मोग ( भौतिक-सुख ) की प्राप्ति, मनुथ्यों के सम्मान 
में बुद्धि, शत्रुओं के समूह का नाश, सुख, विद्या और राजकीय पुरुषों का सािष्य, 


ज्ञान की वुद्धि, सुन्दर तीयं, देवताओं ओर सिद्धों की सेवा में अनुराग उत्पन्न होता 
है । एसी दशा भाग्य से प्राप्त होती है । ३७१ ॥ 


मनो रमा! हिन्दीव्याख्योपेता Ya? 


जाम रीदशाफल-- 
ुर्गारथ्यमहीधरोपगहनारामातपव्याकुला 
दूराददूरतरं अमन्ति मृगवसृष्णाकुलाः स्वतः । 
भुपालान्ययणा दशामघिगता ये वै नुपा भ्रामरी 
स्व॑ राज्यं प्रविहाय ते स्फुटतरं क्माघो लुठन्ते मुहु:॥ ३७२ ॥ 
भ्रामरी दशा में मनुष्य दुर्गे ( किला या बीहड़ स्थान), जंगल, पर्वत, एवं 
सथन बागों में धूप से व्याकुल होकर अभीष्ट सिद्धि के लोभ से दूर-दूर तक उसी 
प्रकार घूमता है जैसे चिलचिलाती qe को जल समझकर थ्यासा मृब दौडता है । 
( अर्थात्‌ निरथेंक दौडता है । ) यदि राजकुल में उत्पन्न व्यक्ति हो तो वह भ्रामरी 
दक्षा आनेपर राज्य को छोड़कर पृथ्वी पर इधर-उधर मटकने लगता है ॥ ३७२ ॥ 
मद्विका दशाफल-+- 
ae निजवंगभूसुरसुरेशानां सुहुन्मान्यता 
मांगल्यं गृहमण्डलेऽखिलसुखव्यापारसक्तं मनः। 
राज्यं चित्रकपोलपालितिलकासक्तांगनामिः समं 
क्रीडामोदभरो दक्षा भरवत चेत्पंसां हि भद्राभिधा ॥ ३७३ ॥ 
अद्रिका दशा में अपने at (जाति ) के लोगों, agan ओर राजाओं के 
साथ मित्रता, मित्रो द्वारा आदर, गृह में माङ्गलिक कार्य, समी प्रकार के get 
की प्राप्ति एवं ब्यापार में पूर्णरूप से रुचि होती है। राञ्यलाभ, तथ। कपोलों 
के चित्राकून ( ककुमादि से कपोलों का श्यंगार ) एवं तिलक ( विम्दी ) आदि 
प्रसाथनों में आसक्त विलासिनी स्त्रियों के साथ कोड़ा करते हुए मनुष्य आनन्द का 
अनुभब करता है ।। ३७३ ।। 
उल्का द्षाफल-- 
उल्का चेदिह योगिनी गुरुदशामानाथंगोवाहन- 
व्यापाराम्बरहारिणी नुपजनम्लेक्षप्रदा नित्यक्षः । 
मृत्यापत्यकलत्रवंरजननी रम्यापहन्त्री नृणां 
हुन्नेत्रोदरकणंदन्तपदजो रोगः स्वदेहे PNA ॥ २७४ ॥ 
यदि उल्का योगिनी की महादशा हो तो सम्मान, घन, गो, वाहन, व्यापार 
एबं वस्त्र की हानि, राजाओं अथवा राजपुरुषों द्वारा निरन्तर कष्ट, नौक र-पुत्र- 
ent आदि बात्मीयजर्नो से शत्रुता, अन्य सुम्दर कार्यों की हानि, तथा हृदय, उदर, 
नेभ, कान, दाँत और पैरों से सम्बन्धित शरीर में रोग हाता है ।। ३७४ ॥ 
सिद्धा दशःफल-- 
सिद्धा सिद्धिकरी सुभोगजननी मानाथंसंदायिनी 
विद्या राजजनधतापथनसदर्मातसञ्जानदा 


३१ मा० gro 


ve? भानसागरी 


व्यापाराम्वरभूषणादिकसुतोद्वा हा दिमांगल्यदा 
सत्सक्ञान्नृपदत्तराज्यविभवो लम्या दशा पुष्यतः ॥ २७५ ॥ 
सिद्धा दशा में कार्यों की सिद्धि, उत्तम भोग (सुस) का लाभ, सम्मान, 
धन, विद्या, राजकीय अधिकारियों हारा प्रभाव (या अधिकार) प्राप्ति, धन, अच्छे 
धामिक कार्यों द्वारा ज्ञान प्राप्ति, व्यापार वस्त्र, आमूषण आदि का लाभ, पुत्र के 
विवाह आदि मांगलिक art तथा सत्पुरुषों के सहयोग से राजाओं द्वारा सम्पत्ति 
का लाभ होता है। इस प्रकार की दशा बडे पुष्य से प्राप्त होती है ॥ ३७५॥। 
संकटा दशाफल-- 
राज्यञ्च शाग्निदाहो गृहपुरनगरग्रामगोष्ठेषु dat 
तृष्णारोगा ड्रधातु क्षयविक्रतिरथो पुत्रकान्तावियोग! । 
चेत्स्यान्मोहोऽरि मी।तः कृशतनुलतिकासङुटाया विरोधो 
नो मृत्युज॑न्मकालाद्यमपि हि विना सुट योगिनोजम्‌ ॥ २७६ ॥ 
संकटा दक्षा मे राज्य का नाश अग्नि से गृह, पुर, नगर, ग्राम और गोष्ठ 
( गोशाला ) में विनाश, लोभ, रोग, अङ्कों में धातुक्षोणता, क्षयविकार ( टी०वी ) 
पुत्र और स्त्री का वियोग, मोह ( मूर्च्छां ), शत्रुओं से मय, शरीर में दुर्बलता, एवं 
विरोध होता है। विना संकटा योगिनी की दक्षा के जन्मकाल के अनन्तर मृत्यु 
नहीं होती । अर्थात्‌ मृत्यु या मृःयुतुल्य कष्ट संकटा दशा अन्तर्दशा आने पर ही 
होता है ॥ ३७६ ।। 
भ्रामर्या च तथोल्कायाँ सडूटान्तदक्षा यदि । 
तदा तु यमराजस्य सदनं प्राप्यते नुभिः ॥ ३७७ ॥ 
भ्रामरी महादशा मे और उल्का महादशा में यदि संकटा की अन्तर्दशा होतो 
मनुष्य अवश्य यमराज के गह में जाता है अर्थात्‌ उसको मृत्यु हो आती है ।।३७७॥ 


मङ्गलामहादशा में अन्तदशा फन्न-- 
मङ्गला फल-- 

मित्रपुत्रकलत्रा ़्व्यापारसुख दायिनी । 

मङ्गलान्तगंता जाता मङ्गला मङ्गलप्रदा ॥ ३७८ ॥ 

मङ्गला महादशा में मंगला की ही अम्तदेशा मित्र, पुत्र कलत्र (स्त्री ), 
झारीरिक सुख एवं ब्यापार में लाभ देने वाली एवं मंगलप्रद होती है ॥ ३७८ ॥ 

पिङ्गला फल-- 

कलहः स्वजने! सादूध मानसोद्वेंग एव हि । 

विविधातिप्रदा नित्यं पिगला मंगला गता ॥ १७९ ॥ 


'मनोरमा' हिस्दीव्याश्योपेता ४५३ 


मङ्गला महादशा में पिङ्गला का अस्तर हो तो आत्मीय जनों के साथ कलह, 
मानसिक उद्देग ( ब्याकुलता), तथा विविध प्रकार के कष्ट सामने आते 
En ३७९ ॥ 
धान्या फल-- 
गजाश्वगोधनप्राप्िः सुखमित्रसुखं महत्‌ । 
विलासो विविधः dat धान्या चेन्मङ्गलां गता ।। ३८० ॥ 
मंगला की महादशा में धान्या की अन्तदशा हो तो हाथी, घोडा, गौ और 
धनकी प्राप्ति, सुख, मित्रों का अत्यधिक सुख, तथा विविध प्रकार को क्रिडाओं 
में आनन्द प्राप्त होता है ।। २८० ॥ 
भ्रामरी फल-- 
स्त्रोमित्रकलहो नित्य प्रवासो धननाशनम्‌ । 
नरेन्द्रः सह सांगत्यं भ्रामरी मंगलां गता ॥ ३८१ 11 
मंगला की महादझा में भ्रामरी की अन्तदंशा हो तो स्त्री, और मित्रों के साथ 
निरन्तर कलह, घर मे पृथक किसी अन्य स्थान में निवास, धन का नाश, तथा 
राजाओं के साथ संगति होती है ॥ ३८१ ॥ 
मद्रिका फल 
धनघान्यसुतस्त्रीमिः प्रीतिः स्यात्स्व जनेः सह । 
प्रमोद: सुरमिज्ञो वा भद्रा चेन्मंगलां गता॥ ३८२ ॥ 
मंगला महादशा मे भद्रिका का अन्तर हो तो धन-धान्य, पुत्र, स्त्री और अन्य 
आट्मीय जनों के साथ अनुराग, प्रसन्नता, तथा विविध सुगन्धों के ज्ञान से युक्त 
होता है ।। ३८२ ॥ 
उल्काफल-- 
धनकोतिसुतो दृंगस्त्री मित्रपशुपोडनम्‌ । 
भूपतेर्हानिदा नित्यमुल्का स्यान्मंगला गता ।। ३८३ ॥ 
मंगला महादशा में उल्का गन्तदेशा हो तो धन, यश ओर पुत्रों के कारण 
मानसिक क्लेश, मित्र और पशुओं को पीडा तथा राजा की तरफ निरम्तर 
हानि होती रहती है ॥ ३८३॥। 
सिद्धाफल-- 
भवेत्पुत्रधनस्त्रोमिविलासो विविध सुखम्‌ । 
बन्धुमित्रसमायोगः सिदा चेन्मङ्गला गता ॥ ३८४॥। 
मंगला की महादशा मे सिद्धा की अन्तदेशा हो तो पुत्र, धन और स्त्री 
से सम्बन्धित आनम्द, विविध सुख तथा बग्धुओं एवं मित्रों का समागम 
होता है॥ ३८४॥ 


Ya Y मानसागरी 


पि ao 


संकटा फल-- 
जलाग्निचौरभूपालपीडनं कलिवद्ध नम्‌ । 
मृत्युतुल्यं तथा AF TEST मञ्चला गता ॥ १८५ ॥ 
जल-अग्नि-बोर और राजा हारा पीडा, लडाई-झगडे में बिस्तार, तथा 
मृत्यु तुल्य कष्ट होता है 1२३८५ ।। 


पिञ्गखामहादशा में अन्तदंशा फल-- 
पिङ्गलाफल-- 
पिङ्गला स्वदशां प्राप्ता रक्छीतव्यसनात्तिदा । 
मानसोद्वेगसम्तापक्लेशश्रमणदा मता ॥ ३८६॥। 
पिङ्गला महादशा में पिङ्गला का ही अन्तर हो तो रोग (ज्वर ) शीत, 
guían और दुःख, मानसिक व्याकुलता, सन्ताप, क्लेश, कष्ट तथा भ्रमण 
(यात्रा ) होता है ॥ ३८६ ॥ 
धान्याफल-- 
धान्या धान्याथंदात्री च विलाससुतकामदा । 
पिङ्ृलाम्तर्गतारण्यरमणीसुखदा नृणाम्‌ ॥ २८७ ॥ 
पिङ्गला महादशा में धान्या का अन्तर हो तो अन्न और धन का लाम, 
विलास, qua एवं इच्छाओं की पूर्ति होती है तथा जंगल से ( सम्बन्धित ) 
एवं सुन्दरी स्त्री से सुख प्राप्त होता हे ॥ २५७ ।। 
भ्रामरीफल-- 
देशत्यागो गृहग्रामपुरलोकधनक्षति: । 
कलह: स्वजन: साद्ध भ्रामरी पिङ्गलां गता ३८८॥ 
पिङ्गला की महादशा में भ्रामरी की अन्तर्देशा हो तो देश का परित्याग, 
घर, ata, पुर और लोगों के धन की हानि, तथा आत्मीय व्यक्तियों के साथ 
कलह होता है ॥। ३८८ ॥। 
मद्रिकाफल-- 
भद्रा भद्रकरी प्रोक्ता पिज्भलान्तगंता यदा । 
स्थानान्तरात्युत्रकीतिव्यापारै धनलाभदा ॥ ३८९ ॥ 
far महादशा में भद्रायोगिनी की अन्तर्दशा कल्याणकारक कही गई है । 
दूर-दूर तक पुत्र का यश तथा धन का लाभ होता है ॥ २८९ ॥ 
उल्का फल--- 
उल्कादशा यदा Tat पिङ्गलामध्यतो भवेत्‌ | 
विग्रहो बन्चुमि; साउ राजचोरजनादंनम्‌ ॥ ३१० ॥ 


rar हिन्दीव्याश्योपेता ४८१ 


foyer दक्षा में उल्का का अम्तर हो तो बन्चुओ के साथ कलह, राजा 
शोर एबं अत्य जनों द्वारा मनुष्य को कष्ट होता है ॥ १९० ॥ 
सिद्धा फल 
सिद्धिदा मन्त्रयन्त्राणा सिदा धान्यघनप्रदा । 
पिङ्गलामध्यगा cat कासश्वासप्रमेहदा । ३९१ ॥ 
पिङ्गला के अन्तर में यदि सिद्धा दशा हो तो मन्त्र-यन्त्रों की सिद्धि एवं 
धन-धान्य का लाम होता है। तथा खाँसी, दमा और मूत्ररोग (प्रमेह) से 
कष्ट होता है॥ ३९१॥ 
संकटा फल-- 
पिङ्गलान्तयंदा आता सखुटा धनहानिदा । 
दुष्टव्याधिविरोधित्वं शत्रराजभयं तथा ॥ ३९२॥ 
पिङ्गला महादशा में संकटा की भम्तदंशा हो तो धनहानि, दुष्ट (बरी) 
ब्याधि ( रोग ), विरोध, शत्रु और राजा का भय होता है॥ ३९२ ॥ 
मङ्गला फल-- 
मङ्गला तिविघव्याधिशोकमोहमयातिदा । 
पिङ्लान्तगंता पृंसामायु क्षयकरी तथा ॥ ३९३ ॥ 
पिङ्गला के अन्तर्गत यदि मङ्गला की अन्तदेशा हो तो नाना प्रकार की व्याधि, 
शोक, मोह (que) ओर कष्ट होता है। तथा मनुष्य की आयु क्षीण 
होती है ॥ ३९३ ॥। 


घान्यामहादशा में अन्तदशा फल-- 
धान्या फल-- 
धान्या स्वीयदशा प्राप्ता भूग्रामधनधान्यदा । 
नुपस्वजनपुत्रस्त्रीसुलं स्याद्विविघं नृणाम्‌ ॥ ३९४॥। 
धान्या महादक्षा में धान्या की अन्तदेशा हो तो मूमि, ग्राम, और धन-धान्य 
की प्राप्ति, राजा, आत्मीय बन्धुवर्गे, पुत्र, स्त्रो तथा अन्य विविध प्रकार के get 
से मनुष्य युक्त होता है ।। ३९४॥ 
भ्रामरी फल--- 
थास्यान्त्ामरी चेत्स्यादभमणक्लेशहातिदा । 
arrima: Fa विरोधिता । ३१५ ॥ 
aa योगिनी महादशा में भ्रामरी की अन्तदँशा हो तो संसार का भ्रमण, 
कष्ट, हानि, अस्य स्थान के आश्रय से लाभ ( अन्यत्र आवास) तथा अपने 
भात्मीय जनों से विरोध होत। है ॥ ३९५॥ 


४८६ मानसागरी 


मद्रिका फल-- 
भद्रा सोमाग्यजननो गृहमित्रसुखप्रदा । 
धान्यान्तनु पमन्त्रीशवाहनाम्बरभूमिदा ॥ ३१६ ॥ 
धान्या महादशा में भद्रा की अन्तर्दशा होतो सौभाग्य, गृह और मित्रका 
सुख, राजमन्त्रियो में श्रेष्ठ, वाहन, वस्त्र एवं मूमि का लाभ होता है ।।३९६॥। 
उल्का फल-- | 
विविधं कष्टमुत्पातमुल्का धान्यान्सरं मता । 
तत्र हृत्कटिशलादिपीडन॑ घननादानम्‌ ।। ३९७ ॥ 
धान्या की महादशा में उल्का का अन्तर होतो विविध प्रकार के कष्ट, 
उत्पात, हृदय और कटि में पीडा आदि अन्य कष्ट तथा धन का नाश 
होता है ॥ ३६७ ॥ 
सिद्धाफल-- 
सिद्धा धान्यान्तर याता सुतमित्रोत्सवश्रदा । 
नानामोगप्रदा नित्यं ज्ञेया सा तु विचक्षणः ।। ३९८ ॥ 
धान्या महादशा में सिद्धा का अन्तर हो तो सुत और मिश्रों से सम्बन्धित 
उत्सव, नाना प्रकार के सुख-भोग की निरन्तर प्राप्ति होती है, ऐसा बुद्धिमान 
पुरुषों को आनना चाहिये ।। ३६८ ॥। 
संकटा फल — 
धाम्यासूपगता यत्र THT बन्धनप्रदा । 
नीतिव्यापारभूपालमानसोत्साहदा मता ॥ ३९६ ॥ 
घाम्या महादशा अन्तर्गत यदि संकटा की अन्तदंशा हो तो बन्धन, नीति 
( राजनीति ), व्यापार, राजकीय सम्मान तथा उत्साह की वृद्धि होती है ॥३९९॥ 


मङ्गला फल-- 
भूपाज्जयं क्षितिविकारविचित्रभोगं 
प्रौढ {तापनि हितारिगर्ण सुपुण्यम्‌ | 
द्रव्यस्वलामयुतमत्र च तीथंलाम- 


मब्जाधिपा यदि च धान्यदशां प्रपन्ना:१॥ ४०० ।। 
यदि wrear की महादक्षा में मंगला की ra हो तो राजा के सहयोग से 
सफलता, मूमिविकार ( मिट्टी से बनी वस्तु ईट आदि ) का अद्भुत सुख, प्रबल 
प्रताप, शत्रुओं का नाश, पुष्य लाभ, धन-सम्पत्ति एवं तीर्थाटन का लाघ प्राप्त 


होता है ॥ ४०० ॥। 
१, योगिनीबातकम्‌ ( मंगलान्तदंशा का फल मूल पुस्तक में नहीं था । ) 


‘बनो रमा” हिन्दीव्य'ख्योपेता ४८७ 


पिङ्गला फल-« 
पिङ्गला यदि धान्यान्तबंहुघाहस्तभूधनः (?) | 
सोत्साहो नृपतेर्मभीत शिरोरुकश्लमाजनः।। ४०१॥ 
धाम्या महादशा में पिङ्गला की अन्तदंशा हो तो जातक के हाथों ( अधिकार ) 


में भूमि और धन होता है । उत्साहयुक्त, राजा से भयभीत, सिर में रोग तथा 
wg ( कष्ट ) होता है ।। ४०१ ॥ 


भ्रामरीमहादशा में अन्तदेशा फर 
भ्रामरी फल-- 
भ्रामरी स्वदशामध्ये भीतिमोहविषातिदा । 
स्वस्थाने स्वजने शेले वरिदुष्टजलातिदा । ४०२ ॥ 
भ्रामरी योगिनी की महादशा में भ्रामरी की ही अन्तदेश। हो तो भय, मोह 
और विष से कष्ट, अपने गृह में आत्मीयजनों के बीच में अथवा पवंतीय प्रदेशों 
में शत्रुओं, दुष्टजनों एवं जन से भय उत्पन्न होता है ॥ ४०२ ।। 
मद्रिका फन -- 
अद्रायां 'भ्रामरोमध्ये विदेशगमनं भवेत्‌ । 
निजमित्रसमायोगो विद्यासम्मानभूपतिः ı ४०३ ॥ 
भ्रामरी महादशा में भद्रा की अन्तर्दशा हो तो विदेश यात्रा, अपने मित्रों का 
समागम एवं विद्या द्वारा राजा के समान सम्मानित होता है vorn 
” उल्का Fre 
उल्का तु भ्रामरोमध्ये ज्वरशलासृगातिदा । 
धनपुत्रकलत्राङ्गपोडा हानिकरी मता ॥ ४०४॥ 


भ्रामरी महादशा में उल्का अन्तदेशा होतो ज्वर, शल एवं रक्तविकार से 
कष्ट, धन-पुत्र-स्त्री और अपने अको से सम्बन्धित कष्ट होता है, यह दशा 
हानिकारक ही होती है ।। ४०४ ।। 
सिद्धा फल--- 
fear सिदिप्रदा नित्यं आमरीमध्यगा यदा । 
विवेकविद्यानिधिदा भयरोगातिनाशिका ।। ४०५ ।। 
सिद्धा दशा नित्य सिद्धि देने बाली होती है। यदि भ्रामरी महादशा के 
अन्तर्गत सिद्धा का अत्तर हो तो विवेक, विद्या और धन का लाभ तथा अय, रोय 
और कष्ट का नाश होता है ।! ४०५॥। 


४८४८ मानसागरी 


संकटा फल-- 
THT मरणं क्लेश: शोक मोहं गतं गद! । 
राजचौरजनख्यातिप्रदा भ्रामरिमध्यगा ।। ४०६ ।। 
संकटा की अन्तर्देशा यदि भ्रामरी महादशा हो में तो मरणसद॒श क्लेश, शोक 
मोह ( मूर्छा ) से सम्बन्धित रोग होता है। तथा राजा और चोरों द्वारा ख्याति 
प्राप्त करता है ।। ४०६ ॥। 
मंगला फल-- 
विलासो विविध सौख्यं नुपसेवातिपुष्टता । 
भ्रामयंन्तर्गता यत्र मङ्गला सह मङ्गला ।। ४०७ i 
भ्रामरी महादशा के अन्तर्मेत मंगला की अन्तदंशा हो तो विलास, विविध प्रकार 
के सुख, राजकीय सेवा, पुष्टता ( उत्तम स्वास्थ्य) gi निरन्तर मंगल कार्ये 
होते हैं ॥ ४०७ ॥ 
पिङ्गला फल-- 
पिंगला आमरीमध्ये गुदा ङ्न्रिमुख रोगदा । 
गजाश्‍्वमहिषव्याघ्रत्रणमीतिप्रदा मवेत्‌ ।। ४०८ ।। 
पिङ्गला की amd भ्रामरी महादशा के areata हो तो गुदा, पैर एबं 
मुख में रोग, हाथी, घोडा, मैस और बाघ से आघात (चोट) का भय 
होता है ॥ ४०८ tl 
धान्या फल-- 
भ्रामर्यपगता धान्या धनवाहनभोगदा । 
नुपेः प्रीतिकरी भिल्लर्वेरहानिकरो मता ॥ ४०१ ॥ 
भ्रामरी महादशा में धान्या की अन्तर्दशा हो तो घन, वाहन और सुख 
की प्राप्ति, राजा से प्रेम तथा मिल्ल (जंगली जातियों ) से बैर द्वारा हानि 
होती है vor 


सद्रिकामहादशा में अन्तदंशा फ 
भिका फल-- 
मद्रा wat गता यत्र यशोभद्राश्‍्वगोमतो । 
ब्यसनातिहरा पुथ्यमार्गवरोधकरो मता ।। ४१० ॥ 
भिका महादशा में महिका की अन्तदेक्षा यदा, कल्याण, थोड़ा और गाय 
प्रदान करने वाली, व्यसन ( नशा एवं अत्य बुरी आदतों ) को नष्ट करने बाली 
तथा quart में अवरोध उपस्थित करने बाली होती है ।। ४१० ।। 


“मनो रमा' हिन्दीब्याल्योपेता vse 


उल्का फल 


उल्का भद्राल्तर याता विवादकृतरोगदा । 
स्थानभ्र झद्रव्यहानिकारिथ्युदेगदायिनी ॥ ४११॥। 
Af महादशा में उल्का का अन्तर हो तो कलह एवं रोग की उत्पत्ति, 
स्थान भ्रष्ट ( पदच्युत ), धनहानि, तथा उद्वेग ( विकलता ) पैदा करने वासी 
होती है ॥ ४११ ॥। 


सिद्धा फल-- 
सिद्धा भद्रान्तरं गता दिजदेवाचंने रतिः । 
पुत्रमित्रकलत्राळुगृहग्रामजनोत्सवान्‌ ॥ ४१२ ॥ 
भद्रा महादशा के अम्तगंत सिद्धा की अन्तर्देशा हो तो ब्राह्मण और देवताओं के 
पूजन में, पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीर गृह, ग्राम तथा जनता से सम्बन्धित (सामाजिक) 
staat में जातक की रुचि होती है ।। ४१२॥ 
t संकटा फल 
मद्रादशां समायाता सद्भूटा सखुटातिदा | 
मोहशोकादिव्यसनञ्जान्तिदेशगमातिदा ॥ ४१३॥ 
भद्रिका महादशा में संकटा का अन्तर MATT संकट, क्लेश, मोह ( मूर्च्छा ), 
झोक, guar, भ्राम्ति ( सन्देह वाली प्रवृत्ति, शक्की ), तथा भिन्न-भिन्न स्थानों को 
धात्रा होती है ॥ ४१३ ।। 
मंगला फल — 
सम्मानघनमूकीतिव्यापारे सुतसोख्यदा । 
मङ्गला मद्रिकामध्ये पितृवंशविवृद्धिदा॥ ४१४॥ 
भट्टिका दक्षा में मंगला की अन्तर्दशा हो तो ब्यापारमें सम्मान, धन, मुमि 
और कीति का लाभ पुत्रों से सुश तथा पितरों के वंश की वृद्धि होती है ॥ ४१४॥ 
पिङ्गला फल-- 
यदा मध्ये तु मद्रायाः पिङ्गला पित्तरोगदा । 
कृविवाणिज्यभूवद्ा्यतो विविधप्रदा ॥ ४११ ॥ 
भिका महादशा में पिञ्जला की अन्तदेशा हो तो पित्तजन्य विकार, कृषि; 
ब्यापार और भूमिविस्तार के आश्रय से विविध प्रकारका लाम होता है ॥ ४१५॥ 
धाम्या फल-- 
कलभ्रसौश्यं महिषोसुधेनु्द्रव्यागमं शत्रुजयं विवादे । 
quer कुरते च धान्या भद्रादशाया यदि चेत्‌ प्रतिछा* ।। ४१६ ॥ 


१. योबिती जातकम्‌ इलो. ७ पृ. १८ 


Yto मानसागरी 


मद्रिका दशा में wear की अन्तदेशा हो तो स्त्री सुख, मंस, उत्तम नस्लकी 


गाय, और धनका लाभ, विवाद या मुकदमा में शत्रृथ पर विजय, तथा राजा से 
सम्मान प्राप्त होता है ।। ४१६ ॥ 


भ्रामरी फल-- 
रुधिराग्नियमाद्धीतिभंद्रायां भ्रामरी यदा । 
गृहक्षेत्ररिपुष्वेसी निजबल्धुजनें: सुखम्‌ ।। ४१७ ॥ 
मद्रिका महादशा में भ्रामरी की अन्तदंशा हो तो गृह, खेत एवं शत्रुओं का 
नाश, रक्त, अग्नि, और यमराज से भय, (अर्थात्‌ रक्त विकार, अग्निभय 
किसी की मृत्यु से कष्ट) तथा अपने भाई-बन्घुओ के साथ सुखी होता है ॥ ४१७ ॥ 
ठल्कामहादशा में अन्तदशा फख-- 
उल्का फल-- 
aata: सहसा हानिद्रंग्यस्य महतो व्यथा । 
उल्कामध्ये यदोल्का च राज्यभ्र ATE मीतिदा || ४१८ ॥। 
उल्का महादशा में उल्का की ही अन्तदेशा हो तो शत्रुओं द्वारा अचानक 
हानि, अरथंसंकट, राज्यनाश या राज्यपरिवतंन से भय उपस्थित होता है ।॥४१०।। 
सिद्धा फल-- 
सिद्धा तु स्वफलं त्यक्त्वा परस्य फलदायिनी । 
उल्कान्तर समायाता विदेशगमनप्रदा ॥ ४१६॥ 
उल्का की महादशा में सिद्धा की अन्तदेशा हो तो सिद्धा दक्षा अपने शुभ फलों 
का परित्याग कर अन्य अशुभ योगिनियों का अशुभ फल देने लयती है । तथा 
विदेश यात्रा होती है ॥ wee ॥ 
संकटा फल-- 
उल्काया मध्यगा यत्र THAT मरणप्रदा । 
स्त्रोपुत्रमृत्यादिमित्रजनहानिकुलक्षय) ॥ ४२० ।॥। 


उल्का महादशा में संकटा की अन्तदंशा हो तो मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट का 


सय, ey , सेवक, मित्र आदि जनों की हानि तथा कुल का हास 
होता ॥ ४२० fi 
मङ्गला फल--- 
उल्काया मध्यगा यत्र मङ्गला मोहकारिणी । 


धनमिश्रविवेकस्त्रीसुसदा मलहारिणी ॥ ४२१ ॥ 
उल्का की महादशा मे ayer की अम्तर्दशा हो तो मनुष्य सीधा-सादा 
होता है, धन, मित्र, विवेक ( बुद्धिमत्ता ) ate ft से सुखी तथा मल ( विकार) 
के नष्ट होने से स्वस्थ होता है ।। ४२१ ॥। 


म्मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपेता Yet 


पिङ्गला फल--- 
कुछकम्बुशिरोरोग: पीडितो धरणी तले । 
अमते नात्र सन्देहो यद्यल्कायां तु पिंगला ॥ ४२२ ।। 


उल्का की महादशा में पिङ्गला की अन्तदंशा हो तो कुष्ठ, कम्बु ( रंग 
विरगे दाग या नाडी ) एवं शिर रोग से पीडित, तथा पृथ्वी पर इधर से उधर 
भ्रमण करने वाला होता है इसमें सन्देह नहीं ॥ ४२२ ।। 


धान्या फल-- 
न लामो न सुखं किव्थिदातव्याधिकफादय! । 
धान्योल्कायाँ समायाता स्त्रीपुत्रस्वजनेः कलि: ॥ ४२३ ।। 


उल्का महादशा में धान्या की अन्नदेशा हो तो लाभ एवं सुख का अभाव, 
वायु-कफ आदि विकारों से कष्ट, स्त्री, पुत्र, और अन्य पारिवारिक व्यक्तियों से 
कलह होता है ॥ ४२३ ।। 
भ्रामरी फल-- 
उद्विग्नमानसं मोहो भ्रम: पुंसोऽरिजं मयम्‌ । 
नानाक्लेशसभायोगो ्रामर्यल्कान्तरं गता ।। ४२४॥ 
उल्का की महादशा मे भ्रामरी की अन्तदंशा हो तो मन में उद्वेग, मूर्च्छा, 
श्राम्ति, शत्रुओं से भय तथा विविध प्रकार के कष्ट होते हैं ॥ ४२४॥ 
मद्विका फल — 
उल्कामध्ये तु सम्प्राप्ता मद्रा भद्रार्थदायिनी । 
भूषणाम्बरहानः स्यात्कुल मित्रजनात्सुखम्‌ । ४२५ ।। 
उल्का महादशा के अन्तरगत मद्रा की अन्तर्देशा कल्याणकारक होती है, इसमें 
बस्त्र और आमूषण की हाति तथा पारिवारिक सदस्यों एवं मित्रों से सुख प्राप्त 
होता है ॥ ४२५ ।। 


सिद्धामहाइशा में अन्तइशा फक्ष-- 
तिडा फल-- 
सिद्धा सिद्धाथंसंदात्री स्वजनेस्सह Ea । 
सिद्धायामथर्वश्वयं सुतमित्रसुखप्रदा ॥ ४२६॥ 
सिद्धा महादश। में सिद्धा की हो अम्तदंशा हो तो कार्यों की सिद्धि, अर्थलाभ, 
परिवार के साथ सुख, सम्पत्तिलाम, qa और मित्रों के साथ सुख प्राप्त 
होता है ॥ ४२६ ॥। 


४६२ मानसावरी ` 


संकटा फल-- 
weary नुपचौरेस्यो धमहानिर्महद्भयस्‌ | 
देशत्यागो भवेन्नूनं सिद्धायां सङ्कूटा यदा ॥ ४२७ ।। 
यदि सिद्धा महादशा में संकटा की अन्तर्दशा हो तो राजा अथवा चोरों हारा 
अन्जन, धनहानि, महान अय तथा निश्चय ही देहापरित्याग होता है॥ ४२७॥ 
मंगला फल-- 
विलासः स्वजने: सौख्यं धनलब्धिनृ पाद्भूवेत्‌ । 
मंगला सिद्धिदा सिद्धा संगता विविधा यदा ॥ ४२८ ।। 
सिढा की महादशा में मंगला की अन्तर्दशा हो तो विलास, आशउमीय जनों के 
साथ सुख, राजा से धनलाभ तथा विविध प्रकार के कार्यों में सिद्धि प्राप्त 
होती है ॥ ४२५ ॥ 
पिङ्गला फल-- 
सिद्धार्या पिगलायां तु मानं क्रोघाग्निदाहिका । 
वरोदयो निजे: साद्घं परद्रव्यामिघारणम्‌ । ४२९ । 
सिद्धा महादशा में पिङ्गला की अन्तर्दशा हो तो स्वाभिमान, क्रोधारिन को 
दामन करने की शक्ति, आत्मीयजनों से शत्रुता का आरम्म तथा पराबे धन का 
उपभोग होता है ॥ ४२१ ॥। 
घान्या फल-- 
dat धान्या तु सिद्धायां प्राकपुण्यनिचयो भवेत्‌ । 
मनाप्रकल्पितं सव सिद्धिमायाति सर्वतः ॥ ४३० ॥ 
सिद्धा महादक्षा में धान्या की अन्तर्दशा हो तो प्राक्तन ( पूर्वजन्म के ) gal 
का संग्रह (उदय) होता है तथा मन में सोचे हुये कायों की पूर्ति होती 
है ॥ ४३० ।। 
भ्रामरी फल-- 
भ्रामरी यदि सम्प्राप्ता सिद्धायां यस्य जमति । 
स्वस्थानाद्व्यसनैस्त्यागान्ननु राजकुलाद्भूयम्‌ 11 ४३१ ॥ 
जिसके जन्मकाल में सिद्धा महादशा में भ्रामरी अम्तर्देशा होती है उसे 
अत्यधिक erat हारा अपने स्थान का परित्याग करना पडता है तथा राजकुल से 
भय प्राप्त होता है ।। ४३१ ॥ 
भिका! फल-- 
मांगल्यभोगजननी विश्या शौश्यगुणप्रदा । 
नराणां सिद्धिदा भद्रा सिद्धायामुपजायते ॥ ४३२ ॥ 


'मनोरमा' हिन्दीव्यास्योपैता ४९३ 


सिद्धा महादक्षा में मद्रिका का अम्तर हो तो मंगल कार्ये, मोग, विला, सुख 
और गुणों की प्राप्ति तथा मनुष्यों के सभी कार्यों की सिद्धि होती है ॥ ४३२ ॥ 
उल्का फल-- 
उल्का सिद्धां समापन्ना धनषान्यविनाशिनो । 
बलेशशोकव्यसनदा गुदरुग्मोहकारिणी ॥ ४३३ ।! 
सिद्धा महादशा में उल्का का अन्तर हो तो धन-धान्य का नाश, कष्ट, शोक 
और व्यसन की प्राप्ति, तथा गुदा सम्बन्धी रोग और मूर्छा उत्पन्न होती है ॥४३३॥॥ 


सङ्टामहादशा में अन्तदशा फल 
संकटा HA 
सडूटा स्वदक्षां TAT करोति मरणं धृवम्‌ । 
शाजवंशाच्च हानिश्च देशत्यागो धनक्षयः ।॥ ४३४॥। 
संकटा की महादशा में संकटा की अन्तर्दशा हो तो निश्चय हो मृत्यु होती है । 
राजकुल से हानि, देश का परित्याग तथा घन नाश होता है ॥ ४३४॥ 
मंगला फल--- 
शिरोरुग्विविधेः रोगर्व्याधिभिव्यंसनं स्तथा । 
कलत्रं सीदति यदा मंगला सडूटां गता ।। ४३५ ।। 
संकटा की महादशा में मंगला की अन्तदेशा हो तो खिर में रोग तथा अन्य 
विविध प्रकार के रोग-ब्याधियों से स्त्री पीडित रहती है ॥ ४३५॥ 
पिङ्गला फल-- 
अकस्मादनहानिः स्यात्पुत्रश्योकोऽश्जं अयस्‌ । 
पिङ्गला reget याता वियोगः स्वजने! सहु ।। ४३६ ॥ 
संकटा की महादशा में पिङ्गला की अन्तर्दशा हो तो अकस्मात थन की हानि, 
पुत्रशोक, शभुभय, तथा स्वजनों (पारिवारिक सदस्यों) से वियोग होता है vat 
धान्या फल-- 
गुल्मोदरकृता पीडा निजपुत्रसुख महत्‌ । 
स्वदेशजनताकीतिर्घाध्या तु तखूटां गता ।। ४३७॥ 
' संकटा की महादशा में धान्या की अन्तदेशा हो तो gen (Tree), 
उदरपीडा, अपने पुत्र से अधिक सुख, तथा अपने देख में लोगों ( जनता ) द्वारा 
सम्मान प्राप्त होता है ॥ ४३७ || 


ver मानसागरी 


भ्रामरी फल» 
STAY सदू-टामध्ये मणं पृथिवीतले । 
देशगय्रामपुरदारराज्यभ्र शोऽरिजं भयम्‌ ॥ ४३८ ॥ 
संकटा महादशा में भ्रामरी का अम्तर हो तो पृथ्वी पर भ्रमण, देश, ग्राम, 
पुर, हार, और राज्य का नाश तथा शत्रृभय होता है ॥ ४३५ ॥। 
मद्रिका फल -- 
विद्यालंकारवस्त्राण विविधानि agere: | 
विग्रहोऽन्यजनेः साद्घं भद्रा चेस्संकटां गता ।। ४३९ ॥ 
संकटा महादशा में भद्रिका की अन्तर्दशा हो तो बिविध प्रकार को विद्या- 
अलंकार ( आमूषण ) एवं वस्त्रों की प्राप्ति, महान यश तथा अम्य लोगों के साथ 
विरोध होता है ॥ ४३९ ।। 
उल्का फल — 
उल्का प्रातधनम्रामहारिणो मृत्युकारिणो । 
संकटान्तर्गता नित्यं पशुमात्रकुलादंनः ।। ४४० ॥ 
संकटा महादशा में उल्का की अन्तर्दशा होतो पूवं सञ्चित धन और ग्राम 
(स्थायी सम्पत्ति ) का नाश, मृत्यु ( या मृत्युतुल्य कष्ट ) होती है । तथा जातक 
पशुओं और अपने कुल को पीडित करने वाला होता है ॥ ४४० ॥। 
मिद्ध फल-- 
seater विविध: dal निजपुष्टिसुखा दिजम्‌ । 
मन:प्रसान्नततामेति सिद्धा चेत्सङ्ुटां गता ॥ ४४१ ॥ 
संकटा महादशा में सिद्धा की अस्तदंशा आने पर मनुष्य के हृदय में विविध 
प्रकार के उत्साह, शारीरिक पृष्टा ( स्वास्थ्य ), आदि सुख तथा मानसिक 
प्रसन्नता प्राप्त होती है ॥ ४४१॥ 
भोगिनी-दक्षा संकलन-कर्सा का परिचय-- 
आसीदुगुजंरमण्डले दिजवर: शाण्डल्यगोत्रोद्भवः! 
श्रीमधाजिकवंक्षमण्डनमणिज्योंतिविदामप्रणी। । 
श्रौतस्मार्तरतो जनादंन इति स्यात: स्वकोयर्गुर्ण- 
स्तत्सुनुहुरजी दशां स्फुटतरां qe परां योगिनीम्‌ ।। ४४२ ।। 
गुजरात प्रान्त में ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शाण्डिल्य गोत्र में उत्पन्न याशिक बंद के ary 
2084 अग्रणी श्रीत-स्माते कमं में निरत अपने get से विश्यात श्री जनार्दन 
नामक प्रख्यात पण्डित थे । उनके पुत्र श्री हरजी Faw ने योभिनी दशा को स्पष्ट 
कप से संकलित किया ।। ४४२ || 


'मनोरम।' हिन्दीब्याख्योपेता vey 


योगिनीदशा के स्वामी-- 
we: सूर्यो वाक्पतिर्भमिपुत्र- 
श्रान्द्रिमन्दो भागंवः सेंहिकेय: । 
एते नाथा मङ्गलादि्रदिष्टाः 
सौम्याः सौम्यानामनिष्टाः खलानाम्‌ ।। ४४३ ।। 


चन्द्र, सूर्य, बृहस्पति, मंगल, बुध, शनि, शुक्र और राहु क्रम से मंगला आदि 
योगिनियों के स्वामी होते हैं । अर्थात्‌ मंगला का स्वामी चन्द्रमा, पिङ्गला का सूर्य, 
धान्या का बृहस्पति, भ्रामरी का मंगल, भद्रिर का बुध, उल्का का शनि, सिद्धा 
का शुक्र तथा संकटा का स्वामी राहु होता है । शुभ योगिनियों के स्वामी शुम 
तथा अशुभ योगिनियों के स्वामी पापग्रह होते हैं we? '। 
मतान्तर से ग्रहों की उत्पत्ति-- 
पिगलातो मवेत्सूर्यो मङ्गलातो निशाकरः । 
भ्रामरीतो भवेत्क्माजो धान्यातोऽभूद्विघो. सुतः ॥ ४४४॥। 
भद्रिकातो गुरुरभूत्सिद्धातः कावसम्मवः । 
उल्कातो भानुतनयः सद्धुटातस्त्वम त्तमः ।। 
अस्या एव दशान्ते च केतुरेवं विधीयते ।। ४४५॥ 
पिङ्गला नामक योगिनो से सूयं की, मङ्गला से चन्द्रमा की, भ्रामरी से मंगल 
की, धान्या से बुध को, मद्रिज से गुरु को, सिद्धा से शुक्र को, उल्का से दानि की 
तथा संकटा से राहु की उत्पत्ति हुई है । तथा इसी ( सकटा ) दशा के अन्तमे केतु 
की उत्पत्ति हुई । अर्थात्‌ संकटा से ही दोनों ug ओर केतु की उत्पत्ति 
हुई ।। ४४४-४१ ॥। 
ग्रहों का बलानुसार फल- 
य: खेटोऽस्तगृहं तथारिभवनं नीचं प्रयातो यथा 
दायेश!द्रिपुगो^ हि तस्य गदिता सर्वाऽघमा मध्यमा । 
यञ्जोच्चस्थल माश्रितः स्वमवने मूलत्रिकोणे खगो 
मित्रागारमुपागतो निगदिता तस्याऽखिला सौख्यदा ।। ४४६ ॥ 
जो ग्रह अस्त हो, ma की राशि मे हो, नीच राशि मे तथा दशाधीश से 
ws भाव में स्थित हो उन ग्रहों का दशापरिणाम अधम और मध्यम होता है । 
( शुमग्रहों से मध्यम तथा पापपग्रहों से अधम फल होता है )। यदि उच्चराशि, 
अपनी राशि (स्वक्षेत्र), मूलत्रिकोण अथवा मित्रग्रह को राशि में स्थित हों तो उन 
ग्रहों की सम्पूर्ण दशा सुख प्रदान करनेवाली होती है ॥ ४४६ ।। 


१. “amg हि तस्य भदिता सर्वा दशा मध्यमा ।” पाठान्तरम्‌ 


शायां 


ves मानसागरी 


बर्षे-प्रवेश-वारादि साथत-- 
इष्ट: Fel जन्मश्यकेन हीन- 

स्त्रिधा सपादो दलितश्व साम्‌ । 
समन्वितो जन्मगवारपूर्वे! 

स्फुटो अवेदब्दनिवेवेला ॥ ४४७ ।। 


मानसाबरी पद्धति! समाप्ता 


¿E दाकाब्द में जन्म शकाब्द को घटाने से शेष गतवर्ष संख्या होती है। उसे 
तीन स्थानों में रखकर क्रम से प्रथम स्थान में सपाद ( चतुर्थांश qe ), हितीय 
स्थान में आधा तथा तृतीय स्थान में साथ (आधे से युक्त) करने से जो बारादि संख्या 


Ta हो उसमें अन्मके वार तथा इष्ट घटी पल की संख्या जोडने से वर्ष-प्रबेश- 
कालिक वार और इष्ट घटी होती है ॥। ४४७ 1 


उदाहर्ण--जन्म शकाम्द १८९४ वैशाख शुक्ल ५ बुधवार इष्ट घटी १२।४२। 
वतमान ( इष्ट ) शकाब्द १९०४ । इष्ट-शकाब्द १९०४-१८९४ 
जन्म-शकाब्द = १० गतवर्ष को तीन स्थानों में रखकर 
''सपादार्घकसार्घकीकृते” इस नियम से चौथाई से युक्त, आधा 
तथा आधे से युक्त करने पर-- 


१०+ १० to १०-१० 
Y र २ 
- १२।३० X १५ 
तीनों को एक साथ जोड़ने पर १२।३० 
५1१५ 
१२।३५।१५ 
जन्म कालिक कारादि जोड़ने पर ५।१२।४२ 
१७४७५७ 


वार संख्या १७ को सात से विमक्त करने पर शेष ३ वार संख्या अतः वर्ष 


प्रवेश-वारादि ३।४७।५७ अर्थात्‌ मंगलवार को ४७।५७ इष्ट घटी पर ११ at बर्षे 
प्रवेश gar! 
मनोरमा हिन्दी ब्याख्या सहित मानसागरी का 
पञ्चम अध्याय समाप्त ॥ ५ ॥ 


elo रामबन्द्रपाण्डेय कृत मानसामरी पद्धति 
का मनोरमा नामक सोदाहरण 
हिन्दी भाषानुबाद समाप्त 
mr 


परिशिष्टम्‌ 


[ मानसागरी की उपलब्ध प्रतियोंमें 'मानसागरी-परिशिष्टम्‌,' के अन्तर्गत 
gs प्रारम्मिक ज्यौतिषशास्त्रीय विषय दिये गये हैं। परन्तु सभी संस्करणों में 
अलग-अलग विषय हैं। अतः यह स्पष्ट है कि मानसागरी का परिशिष्ट टीकाकार 
या सम्पादकों द्वारा प्रारम्भिक ज्ञान हेतु दिया गया । इस परम्परा का पालन 
करते हुये यहाँ भी कुछ आवश्यक सामग्री का संकलन किया जा रहा है। आशा 
है पाठकगथ इस परिशिष्ट से लाभान्वित होंगे । ] 

इष्टकाल साधन-- 

मारतीय ज्यौतिष-सिद्धान्त के अनुसार वार-प्रवक्ति सूर्योदय से मानी गई है । 
एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के मध्य का काल एक सावन ( माम सम्बन्धी ) दिन 
होता है । सूर्योवय से जम्म-समय तक के घटादि अन्तर को इष्टकाल कहते है । 
सौविध्य हेतु इष्टकाल-पाधन के लिये तीन नियम दिये जा रहे हैं । 

१. सूर्योदय के पश्चात्‌ तथा दिन में १२।५९ के पूर्व जन्म हो तो जन्म-समय में 
सूर्योदय घटाकर शेष का ढाई गुना करने से इष्टकाल होता है । 

उदाहर थ-- अन्म-समय पूर्वाह्न १०॥४५ सूर्योदय ६।१५ 

१०।४५-६।१५४।३० 
शेष ४।३० का ढ।ई गुणा ०४।३० K ३-११।१५ 
अथवा ( ४।३०-+-४।३० + २।१५ )=११।१५ इष्टकाल | 

२. मध्याह्न १ बजे से रात्रिम १२५९ बजे तक किसी का जन्म हो तो जन्म 
समय में १२ जोड़कर सूर्योदय घटाकर शेष का ढाई गुना करने से इष्टकाल 
होता है । 

उदाह रण-- जन्म-समय सायं ७४२ सूर्योदय E 

अतः ७1४२ 
+१२ 
१९।४२ 
412% सूर्योदय 
१३।२७ शेष का ढाई गुना करने से 
१३।२७ )८ २३०३ ३।३७।३० इष्टकाल 

३. मध्यराजि एक बजे के बाद तथा प्रातः सूर्योदय से पूवं किसी का अन्म हो 
तो जन्म समय में २४ जोड़कर, सूर्योदय घटाकर शेष का डाई गुना करने से 
इष्टकाल होता है । 


३२ मा० gie 


vts मानसागरी 


NE eee rele | 3305 Can een 


min ne ne vr 


उदाहरण-- जन्मन्समय रात्रि में ३।१२ सूर्योदय ६1१५ 
अतः जस्म-समय ३।१२ 
+२४ 
२७।१२ 
“६1१५ धूर्योदय 
२०1५७ 
शेष का ढाई गुना २०५७ X २३०५२।२२।३० इष्टषटी 


भयात-भनोम साधन--- 
जन्म नक्षत्र के यत घटी-पल को भयात तथा नक्षत्र के सम्पूर्ण भोग ( मान ) 
को भमोग कहते हैं । 
गतक्षेनाडी खरसष्‌ शुद्धा 
, सूर्योदयादिष्ट धटीषु ge 
भयातसञ्चा भवतीह तस्य 
निजक्षंनाड्या सहितो भभोगः ॥ १ ॥ 
गतनक्षत्र के घटी-पल को ६० घटी में घटाकर शेष को दो स्थानों में 
रखकर एक स्थान में इष्टकाल जोइने से मयात तथा दूसरे स्थान में वर्तमान नक्षत्र 
के घटी-पल जोडने से भमोग होता है । 
उदाहरण-- सं० २०३६ चैत्र कृष्ण ८ मौमवार, पूर्वाषाढा 
४७1३९ गतनक्षत्र मूल ४१।४३ इष्टघटी ३३।३७ 
६०-ग० To ४१।४३०१८।१७ शेष 
१८1१७ १८1१७ 
इष्टघटी ३३,३७ ४७1३९ बर्तमान ( जन्म ) नक्षत्र 
भयात्‌ ५१।५४ ६९५५६ भभोग 
विशेष--सूर्योदय-कालिक नक्षत्र यदि जम्म-समय से पूर्व समाप्त हो जाय तो 
इष्टघटी में सूर्योदय-कालिक नक्षत्र के धटीपल को घटाने से भयात तथा ६७ में 
ओदयिक नक्षत्र को घटाकर शेष में वर्तमान ( अग्रिम दिनके ) नक्षत्र के मान को 
जोड्ने से भभोग होता है । 
यथा--औदयिक नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा ४७1३६ इष्टघटी ५२।२२ अग्रिम दिन उ० gro 
का मान १४।५ 


इष्टधटी ५२।२२ 
४७।३९ ओदयिक नक्षत्र 
४।४६ भयात्‌ 
६०७।०० 
४७२६९ 


१२।२१ 
५४५ अग्रिम दिन go gro 


६६।२६ भभोग 


परिशिष्ट 


aaa की सुगम विधि 


४९६ 


गत नक्षत्र संख्या को १३०.२०' से गुणाकर गुणनफल में द्विगुणित भयात को 
९ से भाग देकर afew अंझादि जोड़ने से अंशादि चन्द्रमा होता है अंश में ३० का 


भाग देने पर राश्यादि स्पष्ट चन्द्र होता है । 


उदाहरण--पूर्वाषाढा भयात ५१।५४, भभोग ५५।५६ गत नक्षत्र मूल, 


गत नक्षत्र संख्या १९ 
१९२८ १३।२०२५३।२० 
मयात ५१।५४ २-१०३॥ ६८ 


&)१०३।४८(१ १ 
e 


१२ 
€ २५३।२० 
YX ६० -]. ४८ ११।३२ 
९)२८८(३२ २६४।५२ 
२७_ 
१८ ३०)२६४(८ 
१८ २४० 
x २४ 
स्प. चं. द।२४।५२ 
यह विधि सुगम है परन्तु स्थूल है । 
न्द्रमा हारा दशा सादन 


एक नक्षत्र क मान १३९२० कला होता है। चन्द्रमा जिस नक्षत्र पर हो 
उस नक्षत्र के गत अंशा कला फो सम्बन्धित ग्रह के दशावर्ष से गुणाकर ८०० कला 
से भाग देने पर प्रह की मुक्तदश। वर्ष-मास-दिन में आती है दशावर्ष से भृक्तदशा 


को घटाने से मोग्यदशा होती है । 
उदाहरण - चन्द्रमा ८1२४५२ 


बन्द्रमा के राशि अंशों से ज्ञात होता है कि धनु राशि मे २४०।५२' कला पर 
चम्हमा है अर्थात्‌ पूर्णावाढा नक्षत्र के ११*।३२ बीतने पर जन्म हुआ है। क्योंकि 
१३०।२०' कला से पूर्वाषाढा का आरम्म होता है । अत। ( २४।१२-१३।२०. 


=११।३२ ) पूर्वाषाढा का दक्षाधीस शुक्र है । 
११५८६००६६०-+-२२०६६२ 
६९२% २००१ २८४० 


Yee मानसागरी 


८००)१३८४०(१७ २०।०।० 
८०७ qu बर्षे १७।३।१८ 
५८४० भोग्य वर्ष २।०।१२ 
५६०० 

२४० 

> १२ 

८०७)२८८०(२ 
२४०० 

oo 

__Kio 

८००)१४४००(१५ 
८०७ 
६४०० 
६४०० 


नक्षत्रों के प्रारम्भिक एवं अन्तिम अंशों का ज्ञान निम्नलिखित तालिका से 


सरलता पूर्वक किया जा सकता है । 
नक्षत्रन्बोधक तालिका--- 


राशि अंश नक्षत्र दशाधीश दशावर्ष 
मेष ० १३-२० अधिनी केतु ७ 
मेष ० २६०४७ भरणी शुक्र २० 
मेष ० ३०-०० कृतिका 2 सूर्य ६ 
बब १ १०-०० कृतिका ३ सूर्य ६ 
qu $१ २३-२० रोहिणी चनह १० 
u १ ३०-०० मृगशिरा र भौम ७ 
मिथुन २ ६-४० मृगशिरा र भोम ७ 
मिथुन २ २०००० आरडा राहु १८ 
मिथुन २ ३०००० पुनर्वसु रै शुर १६ 
E 3 ३-२० पुनर्वसु १ gu १६ 
क्क Y १६-४० पुष्य शनि १९ 
ककं 3 20-00 आइलेषा gu १७ 
fag ४ १३-२० मथा केतु ७ 
fag Y २६-४० पू. फा. शुक्त Re 
Y १७००७ उ. फा. १ सूर्य ६ 


परिशिष्ट vo? 


राशि अंश नक्षत्र दशाधीदा दा वर्ष 
कन्या ५ १०-०० उ. फा. है सुर्य ६ 
कन्या ५ २३-२० gel चन्द्र १० 
कया ५ ३०-०० चित्रा २ भौम ७ 
तुला ६ ६-४० चित्रा २ भौम ७ 
तुला १ २०-०० स्वाती राहु १८ 
तुला ६ २०-०० विशाखा ३ गुद १६ 
after ७ ३-२० विशाला १ गुरु १६ 
añu ७ १६-४० अनुराधा शनि १९ 
वृश्चिक ७ ३०-०० उ्येष्डा बुध १७ 
WY ८ १३-२० मूल केतु ७ 
धनु ८ २६-४० पूर्वा षा. शुक Re 
धनु ८ २०-०० उ. षा. १ सूयं ६ 
मकर ९ १०-०० उ.षा. ३ qu ६ 
मकर € २३-२० श्रवण चन्द्र १० 
मकर है ३०-०० धनिष्ठा २ भोम ७ 
कुम्भ १० ६-४० धनिष्ठा २ मौम ७ 
कुम्म १० २०-०० शतभिष राहु १८ 
कुम्भ १० ३०००० q. मा. ३ गुरु १६ ५ 
मीन ११ ३-२० q. मा. १ गुरु १६ 
मीन ११ १६-४० उ. भा. शनि १६ 
मीन ११ ३०-०० रेवती zu १७ 
बरह- स्पष्टीकरण 


आजकल प्रायः सभी पञ्चाङ्गों में दैनिक सूर्योदय-कालिक या प्रात। ५1३० बजे 
wear मिश्चमान कालिक ग्रह दिये रहते हैं । 


यदि उदयकालिक प्रह हो तो इष्टकाल और ग्रह की मति का परस्पर 


धुभाकर ६० स भाग देकर पंचांगस्थ ag की कला-विकला में जोड़ने से इष्ट- 
कालिक ब्रह होता है | 


यदि मिश्रमान-कालिक या प्रात! ५1३० के ग्रह हों तो जन्स-समय और 
मिश्रमान या प्रात) ५।३० का अम्तर कर शेष घट्यादि मान को ग्रहगति से 
धुणाकर ६० से भाग देकर लब्ध-फल को ग्रह से पूर्व जग्म-समय होने पर घटाने 
तथा पश्चात्‌ होने पर जोड़ने से स्पष्ट-प्रह होते | । 
उदाहरुण--(१) श्रौदगिक सूयं ११।२१।२।३० 
af ५६।४ इष्टथटी ३३।३७ 


५७२ मानसागरी 


Rei 
३३।३७ 
१९५०२१ १८३ 

qa १३२।१४८ 
२१२० 


३३। tes [१६० as 
१८० |१८० 
१८५ ५१७ 


१८० ४८० 
५ ३७ सूर्य ११।२१।२।३० 
६० से भाग देने पर लब्धि ३३।५ ३३। ५ 
इष्टकालिक स्पष्ट सू. ११।२१।३५।३५ 
(र) मिश्चमान ४६।३४ सूयं ११।२१।४८।२६ गति ५६।५ इष्ट ३३।३७ 
४६॥। ३४-- ३ २३।३७०१२।५७ ऋण चालन 
५९। ५ 
१२।५७ 
yogi ६० 
३३६३|२८५ सभी गुणनफलों को 
३४२९३ 
७६० से भाग देने पर अन्तिम afew १२ तथा शेष ४५।७।४५ । मिमान से 
इष्टकाल अल्प है अत! मिश्रमानकालिक ग्रह से लब्धफल घटाने से इष्टकालिक 
स्पष्टय्रह होगा | 


यथा ११।२१।४८।२६ 
= १२।४५ 


११।२१।३५।४१ स्पष्ट सूर्य । 
इसी प्रकार सभी ग्रहों का स्पष्टीकरण होता है । यदि वक we हो तो सब्य 
फश का विपरीत संस्कार करना चाहिये । यदि फल धन हो तो ऋण, ऋण 
हो तो धन करे । 
भ्रराशिक-सिद्धाम्त से धी इष्टकालिक ग्रह का ma किया जा सकता है। 
यथा--२४ चष्टे में ग्रह की भति तो अभीष्ट que में क्या ? 


बहूमत जमीष्टकाल = इष्ट घण्टा सम्बन्धी प्रहगति | 
= बतिफल 


FE ग्रह अन्मसमय से ge हो तो उसमें बतिफल को जोड़ने तथा 
अभ्मसमय से बाद में हो तो शतिफल को घटाने से इष्टकालिक ल्फुटप्रह होता है । 


परिशिष्ट ५०३ 


अयात-भमोग से दशा साधन — 
गतक्षनाडी निहता दशाब्द: सवक्षंनाडी विहृता फलं यत्‌ । 
बर्षादिक मुक्तमिति प्रकल्प्य, स्वाम्दादपास्यं मवतीह भोग्यम्‌ ॥ २॥ 


मयात को पलातमक बनाकर दशावषं ( जिसकी दशा में जम्म हो उस ग्रह के 
दक्षावर्ष ) से गुणाकर पलात्मक भभोग से भाग देने पर लढिध मुक्त दशा वर्ष, 
दोष को १२ से गुणाकर भभोगसे भाग देने पर मास तथा पुनः दोष को ३० से 
गुणाकर भभोग से भाग देने पर लब्धि दिन होता है। मुक्त वर्ष-मास-दिन को 
दशाबवं में धटाने से वर्षादि भोग्यदशा होती है । 
अन्तदेशा साधन-- 


दक्षा दशाहता कार्या विहूता परमायुषा। 
लब्धमन्त दशामानं वर्षादिकमिहेरितम्‌ ॥ ३ ॥ 


जिस we की महादशा में जिस ग्रह का अन्तर ज्ञात करना हो उन दोनों ग्रहों 
के महादशा वर्षों का परस्पर गुणाकर १२० का भाग देने से लब्धि वर्षादि 
अन्तर्दशा का मान होता है 1° यथा-- 


सूर्य में चम्ह का अन्तर अभीष्ट है । अता 
११० _ ९० _ १२०)६०(०९ 
१२० १२० ° 
६०१८ १२ 
७२० 
७२० 
x 
सूयं में जम्द्वान्तर ० वर्ष ६ मास ० दिन 
हादशभ!व साधन-- 


ग्रह लाधव* को रीति से लग्न साधन की विधि मानसागरी पृ. १३ पर दी 
गयी है। इस विधि से लग्न साधन करना चाहिये अथवा आधुनिक रीति से 
साम्पातिक अथवा नाक्षत्र काल (Sidercal Time) से लग्नसाधन करना 
चाहिये ı लग्न ही प्रथम भाव होता है। लग्न के अंशों में १५ अंश जोडने से लग्न 
की सन्धि, सम्थि में १५ अंश जोड़ने से द्वितीय भाव होता है। इसी प्रकार लग्न में 
१५-१५ अंश जोडते रहने से सन्धि सहित द्वाददा भाव हो जाते हैं। यह art 
मत है। यथा- 


१. दशात्तर्देशा सम्बन्धी विशद विवेचन पद्म अध्याय में किया गया है । 
१, प्र. ला. त्रि. अ. इलोक २, ३ । 


Yoy मानसागरी 


लग्न ३। ४।२२।३० त्‌. भा. XI ४।२२।३० 
१५ १५ 

सन्धि ३।१६।२२।३० सं. ५।१९।२२।३० 
१ _ १४ 

हि० मा० ४ ४।२२।३० ख. भा. U ४।२२।३० 
१५ १५ 

सन्धि ४।१६।२२।३०. सं. ६।१६।२२।३० 
१५ १५ 


पं. भा. ७ ४।२२।३० 
इसी प्रकार सन्धिसहित बारह भावों की सिद्धि होती है। कुछ विद्वानों ने इसे 
स्थल बतलाया है परन्तु सिद्धान्ततस्वविवेरुकार कमलाकर भट्ट ने इसे ही प्रमाण 
माना है— 
aefefa: स्वीयकृती निरुक्ता 
लग्नांझतुल्या रविसंख्यका ये। 
मावाः समा एव सदा फलार्थं 
ग्राह्मास्त एव ग्रहगोलविद्भिः ॥ ४ ॥ 
लोके व्‌ मूर्सोदरपुरणार्थं 
मूर्खीवलग्नाद्रविसंस्यका Yi 
भावा निदक्ता! स्वधिया त्वनार्षा: 
सम्यक फलार्थं नहि ते$वगम्या: ॥ ५॥ 
( सि० ao faro ) 
मान्दि एवं गुलिक साधन-- 
खारः शारिजटावयो नटतनूरूनं द्यमानं हतं 
aq रविवासरादिघटिकास्तत्कालभे aes: | 
रात्रोर्मानमहःप्रमाणमहिहृत्‌खण्डप्रमाणं भवे- 
दर्काञ्चाशनिवासराम्तदिवसे वारेश्वरात्‌ खब्दपा" ॥ ६ tt 
रविवासरादि दिवसों के दितमान को क्रम से २६, २२, १८, १४, १०, तथा 
६ से guiar गुभनफल को ६० से माग देने पर माम्दि इष्ट होता है । इस इष्ट 
के आधार पर साधित लग्न भान्वि लग्न होता है । 
रात्रिमान तथा दिनमान को आठ भागोंमें विभक्त करने से बारक्षण्ड होता 
है । प्रथम खण्ड का स्वामी वारेश तथा द्वितीयादि शण्डोंके स्वामी वारेश से अग्रिम 
ad के स्वामी होते हैं। अष्टम शण्ड तिरीदवर होता है। 


१. उ, का. 


परिदिष्ट Voy 


मम वि मिति तिमि तिता वि ता सास तम ति त त वा सि तस सि वी सि गरम वि मिनि सिसि सि सव ET EIER आवज वि निनिवििि की 


““अम्त्मंखो हि निरीश्वरस्तु गुलिक॥ दाम्यंक्षकस्तप्रिसो! | 
बारेशादिह पञ्चामादित अयं सण्डान्तमेंशे भवेत्‌ ॥” ७ ॥ 
हानि का अंश 'गुलिक' होता है। रात्रि में प्रथम खण्ड का स्वामी वारेश से 
aaa ग्रह होता है । तथा cette से अग्निम ग्रह अग्रिम खण्डो के स्वामी होते हैं । 
माल्दि और गुलिक बहुत अशुभ माने जाते हैं। मान्दि से लग्नशुद्धिका भी ज्ञात 


किया जाता है । 
अनिष्ट ब्रहों के निवारणार्थ रत्न 


a ia सुमुक्ता प्रवालं मौमो5गी गोमेदमाको सुनीलम्‌ | 
केतौ वैदूर्यं गुरौ पुष्पक थे पाचिः प्राडमाणिक्यमक तु मध्यमे ॥ ८ ॥ 
अनिष्ट wat की शान्ति के लिए नवरत्न की अंगूठी धारण करनी चाहिये । 
अंगूठी में रत्नों का स्थापन इस ware करणा चाहिये-पूर्वं में हीरा, अग्नि 
कोण में मोती, दक्षिण में मूंगा, नेऋत्य में गोमेद, पश्चिम में नीलम, वायब्य में 
वैदूर्य, उत्तर में पुखराज, तथा ईशान में पन्ना । स्पष्टार्थं चक्र देखें- 


उ. 


बदू qu | | 
प. Elgar) ० | q. 
नीलम माणिक्य | हीरा | 


— natn mesma aml - 
D 


गोमेद , मूंगा | मोती 
| द्‌ 
ग्रहों के रत्न-- १ 
माणिक्यमुक्ता फलविष्ुमाणि गारुत्मक पुष्पकवञ्चनीलम । 
गोमेदवेदूर्यकमकंतः स्युः रत्नान्यथो शस्य मुदे सुवर्णम्‌ ` ॥ ६॥ 
सूयं के लिए माणिक्य, we के लिए मोती, मंगल के लिए qa, बुघ के लिए 
गारश्मक ( पम्मा ), गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए 
नीलम, राहु के लिए गोमेद तथा केतु के लिए वेद्यं ( लहसुनियां ) धारण करना 
चाहिये । बुध की प्रसम्नता हेतु केवल सोना भी धारण कर सकते हैं । 
, इन महर्ष रहनों के स्थान पर अल्प मूल्य के रत्न तथा काथ्ठ-औषधियों को 
भी धारण करने का विधान है सौविध्य हेतु उन औषधियों एवं रत्नों को सूची ग्रहों 
के साथ निम्नलिखित है-- 


PR ne end 


१. ९. मु, चि. गो. प्र. 


५०६ मानसागरी 
प्रह eT षातु 
qt मूंगा सोना 
SZ चाँदी ate 
मंगल मूँगा ताबा 
zu सोना सोना 
शुरु मोती सोना 
ys चाँदी सोना 
शनि लोहा सोना 
राहु लाजावत्तं सोना 
केतु लाजावत्ते सोना 


ब्रदशान्स्वर्थ स्नान 


काष्ठ धौषणि 


da 

खिरनी 
नागजिह्वा 
विधायरा 

भारङ्जी 
अरण्डी या बाषण्टी 
विच्छ्‌ या वच्छोल 
क्म्द्न 

अन्धगम्था 


लाजा-कुष्ठबला-पियङ्गुषन-सिदार्ष निशादारुभि: । 
पुद्धा-लोप्रयुतेज॑लैनिगदितं स्नानं ग्रहोत्थाधहृत्‌ ॥ १०॥ 
लाजवन्ती, कठ, बला, ( बरियारा ), मालकांगनी, मोथा, सरसो, हल्दी 
दारुहल्दी, सरपुङ्का, तथा सोंध। इन समी औषधियों को अल में मिलाकर स्नान 
करने सै भी ग्रहजन्य विकार नष्ट होते हैं 


१. मु. चि, भो. प्र. १५ 


फकल्ल-निदश सम्बन्धी आवश्यक विषय 


अम्मचकऋ में बारह भाव होते हैं। १. तनु, २. धन, ३. सहज, ४. सुहृद, 
५. सुत, ६. रिपु, ७. जाया, ८. मृत्यु, ६. धमं, १०. कमं, ११. आय, १२. व्यय 0 
इन बा रह मार्यो में मनुष्य के जीवन से सम्बन्धित सभी विषयों का विवेचन किया 
गया है । इन बारह भावों का सम्बन्ध १२ राशियों से है जो लग्न के रूप में ग्रहण 
को जाती हैं।* जिस लग्न में जन्म हो उस लग्न की क्रमसंख्या को जन्माङ्ग 
अक के प्रथम भाव में रख कर वामक्रम से अग्रिम राशियों की संख्याओं को लिखना 
शाहिये । wang में स्थित ग्रहों के आधार पर जन्मकालिक ग्रहों के राकयादि 
मान निकाल कर जिस राशि पर जो ग्रह स्थित हों जस्मचक्र के अन्तरगत उसी 
राशि में उन ग्रहों का स्थापन करने से जन्मचक्र का निर्माण होता है) जिस भाव 
में बो राशि होती है उस राशि का स्वामी-प्रह उस भाव का स्वामी होताहै। 


यथा--अन्मलग्न ६।८।१० सूर्यं ०।१।३७ चन्द्र १।१।४६ भौम ०।१२।४२ 
बुध ०।१७।४४ गुरु ७।२२।३२ शुक्र १।११।३५ शनि ६।२।४७ राहु २।५।३ है 


केतु ८।८।३ १ 


अन्माफु चक्र 


तुला लग्न में जम्म होने से प्रथम माब में तुला (७) को स्थापित किया बया । 
अनन्तर सभी ब्रहों को अपनी-अपनी राशि में स्थापित e चक्र का 


निर्माण किया । 
१. लग्न और राशि में थोडा-सा सैदान्तिक अन्तर है। राक्षि-चक्र के १२ थानों 


५०६ भानसागरी 


लग्न ( तनु भाव ) में तुला लग्न है अतः तुला का स्वामी शुक्र लग्न या प्रथम 
भाव ( तनु ) का स्वामी होगा । इसी प्रकार अन्य भावों के स्वामियों को भी 
समझना चाहिये । सरलता हेतु राशियों के स्वामी, उच्च, नीज और मूलत्रिकोण 
राशियों की तालिका निम्न लिखित है । 
CO कन इन कालना गह कु. 
APPS let he 
वु. ८, क. ६ मी.१२।तु जन IR 


वृष | म. a तु | भि 
| २८ | १५। ५ | wi] २० | १५ | १५ 


राशि | fa 


Y 


समो ग्रह अपने स्थान से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। सप्तम भाव 
के अतिरिक्त मंगल चौथे और आठवें भाव को, गुरु पाँचवें और नवम भाव को 
तथा शनि तीसरे एवं दशम भाव को भी पूर्ण दृष्टि से देखता है ।' शेष ग्रहों की 
इन स्थानों पर आंशिक दृष्टि होती है। व्धा-- 

३ और १० माव को एक पाद हे दृष्टि से 

५ और € माव को द्विपाद ई दृष्टि से 

४ और ८ भाव को तीन पाद ड दृष्टि से ग्रह देखते हैं। 


में चन्द्रमा के भोग-काल ( जब तक चन्द्रमा एक राशि पर होता है तब तक 
के काल) को राशि कहते हैं। चन्द्रमा एक राशि में लगमग रडे दिन रहता 
है । ga क्षितिज पर बारह राशियों के दैनिक उदय-काल को लग्न कहते 
हैं । एक लग्न का समय लसभग २ चष्टे का होता है । 

१, पश्यन्ति सप्तमं सर्वे हानिजीवळुजा पुन! । 
विशेषता निदकषत्रिकोणचतुरष्टमात्‌ ॥ क्ष. पा. 


पाराँसण्ट ५०६ 


ताजिक des में दृष्टियो का विवेचन इस प्रकार किया मया है-- 
दृष्टिः स्याश्नवपw्चमे बलवती प्रत्यक्षतः स्नेहदा 
पादोनाऽखिलकार्यंसाधनकरी मेलापकाश्योच्यते । 
भुप्तस्नेहकरी तृतीयनवमे कार्यस्य संसिद्धिदा 
अंशोना कथिता तृतीयमवने बढ्भागद्ष्टिमंवे ॥। 
दृष्टि] पादमिता थतुर्थदशमे गुष्तारिभावा स्मृता 
sara rant तथेकभवने प्रत्यक्षवैराखिला | 
दुष्ट दृक्‌ त्रितयं क्षुत।द्वयमिद कार्यस्य विध्वंसदं 
सड्ग्रामादिः लिप्रदं दश इमाः स्युर्द्ादशाँशाम्तरे ॥ ^ 
ग्रहों की अपने स्थान से नवम, पच्चमभाव में ४५ कला को दृष्टि प्रत्यक्ष रूप 
से स्नेह देनेवाली तथा कार्यों को सिद्ध करनेवाली होती है। तृतीय स्थान की 
दृष्टि गुष्तरूप से स्नेह करने वाली ४० कला होती है । ग्यारहवें स्थान में १० 
कला की शुभ दृष्टि रोती है । 


चतुर्थ और दशम भाव मे गुप्तरूप से झत्रता करनेवाली १५ कसा को, 
सप्तमस्थानमें पूण ६० कला की प्रत्यक्ष शत्रुता करनेवाली दृष्टि होती है । इन तीनों 
स्थानों की दृष्टि अशुभ एवं कार्यों का नाश करनेवाली होती है । 


कारक ग्रह--प्रत्येक माव के कारक ब्रह पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। किसी भी 
भाव से सम्बन्धित परिणाम जानने के लिए भाव, माव का स्वामी ग्रह तथा भाव का 
कारक ग्रह विचारणोय होता है । यथा-सम्तान का विचार करना है तो लग्न से 
पश्चम भाव ( सम्तान ) को देखेंगे उसपर किसको दुष्ट है, किस ब्रह का योग 


है, तथा vate किस माब में किस अवस्था में है। इसी प्रकार पथम भाव के 
कारक प्रह बहस्पति से भी प॑श्चम स्थान को सन्तान भाव मानकर उस भाव से भी 
विचार करेगें । 


प्रत्येक भाव के कारक ग्रह इस प्रकार F— 


भाव कारक प्रह भाव कारक ग्रह 
तनु (लग्न) (१) qt सहज (रे) मंगल 
er (२) गुरु _ सुहृद्‌ (४) चमा, बुध 


१. ताजिक नीलकण्ठी १. ९. १० 


५१५ मानसावरी 


माव कारक WE भाव कारक ग्रह 

बुत (५) गुरु घमं (६) सूर्य, गुरु 

Fs (६) मंगल, शनि कर्मे (१०) ` दुष, qd गुर, शनि 
जाया (७) शुक्र आय (११) गुरु 

मृत्यु (८) af ब्यय (१२) शनि 


फलादेश विधि--भाव, मावेश और कारक ग्रहों की स्थिति, दृष्टि एवं 
युति के अनुसार शुभाशुभ परिणाम होते हैं। एक सामान्य नियम है कि जो भाव 
अपने स्वामी-ग्रह से या शुम-ग्रह से युक्त अथवा दृष्ट होगा वह भाव शुम एवं 
भाव से सम्बन्धित फल मी उत्तम एवं अनुकल होगा। इसी प्रकार जिस भाव 
का स्वामी अशुम ग्रहों से युक्त अथवा दष्ट हो उससे सम्बन्धित माव का अशुमफल 
होता है! भावेश fra मे हो अथवा त्रिक का स्वामी अमीष्ट भाव में गया हो, 
शुम ग्रहों से दुष्ट-युत न हो तो उस भाव से सम्बम्थित परिणाम को अशुभ कर 
देता है । 

यथा---शा रीरिक अवस्था के सम्बन्ध में जानना है । जन्मन्चक्र में शरीर का 
स्थान प्रथम माव है। यदि जन्मलग्न का स्वामी त्रिक (६, ८, १२) में गया 
हो उसपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो। अथवा ६, ८, १२ स्थानों के स्वामी-प्रह 
लग्न में स्थित हों तो जातक ब्याधियो से युक्त होकर विविध प्रकार के weet को 
झेलता है। यदि लग्नेश लग्न में हो अथवा शुम-प्रह लग्न में हो और लग्नेश शुभ 
ग्रहों की राशि में स्थित हो तो शारीरिक सुख प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार सभी भावों के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये। इस सामाम्य 
नियम के अतिरिक्त कुछ विशेष योग भी होते हैं जिनका विस्तृत विवेचन इस 
wer में किया गया है। उन विषयों के अवलोकन से फलादेश का अभ्यास हो 
सकता है। फलादेश करते समय ग्रहों के पारस्परिक सम्बन्ध, प्रकृति तथा सम्बद्ध 
राशिर्यो की प्रकृति एवं स्वरूप का ध्यान अवश्य रखना चाहिये । 

आवश्यक पारिभाषिक शब्द-- 


wr - १, ४, ७, १० भाव ( इन rat को कष्टक और 
बतुष्टय भी कहा जाता है । ) 


परिश्षिष्ट ५११ 


त्रिकोण = ५, € are, (gq मतों के अनुसार त्रिकोण १, ५, ९ 
भावों से होता है। ) 

तरिक ७» ६, ८, १२ भाव 

fuera = ३, ६, ११ माव 

पणफर ०२, Y, ८, ११ भाव 

आपोक्लिम ३, ६, €, १२ भाव 

उपचय «" ३, ६, १०, ११ भाव 


नो संक्षिप्तं न च बहु वृथा विस्तर शास्त्र तत्त्वम्‌ ॥ 


